महाराजा स्रजमल 


और उनका युग (745-763) 


डॉ. प्रकाश चन्द्र चान्दावत 


प्राध्यापक, इतिहास विभाग, 
राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर 


962 


जयपाल एजेंसीज 


दहतोरा, आगरा-7 


राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पी-एच ० ,डी० की उपाधि 


के-लिए स्वीकृति,शोध प्रक्‍न्ध 
मा 


6) डॉ० पी० सी० चान्दावत 


प्रथम संस्करण : दिसम्वर 4982 


मुल्य पचास रुपये 


प्रकाशक 
फिशनिहु फौजदर : जयपाल ऐजेंसीज बहुतोरा आगरा-7 


7207 66860 0५ +8]69#॥ /7/५8 - ७ठधारवां 


संयोजक : राजेद्रश्विह फौजदार, रणजीत कम्पोजिंग हाउस दहतोरा आगरा-7 
मुद्रक ; श्री विष्णु प्रिन्टिंग प्रेत, राजामण्डी आगरा-2 


आसमुख 


चौदह वर्ष पूर्व जब मैं अपने प्रथम नियुक्ति स्थान भरतपुर पहुँचा, तो ब्रिटिश 
तोपों के विरुद्ध उस क्िले की अजेयता की ख्याति ने विषय के अति मेरे मर्म को छूते 
हुए स्थानीय इतिहास को प्रकाश में लाने की प्रेरणा दी थी। स्वाभाविक रूप से मेरी 
दृष्टि इस अजय दुर्ग के निर्माता शासक सूरजमल के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर जाकर 
दिकी । विषय की गहराई में उत्तरे के साथ ही मेरी यह धारणा बनी कि जो 
अधिकारी विद्वान सूरजमल के जीवन और. शासन की सर्वायीण व्याख्या का उत्तर- 
दायित्व ग्रहण करेगा, वह संभवतः भारतीय इतिहास का एक अनूठा एवं रोचक 
विषय सम्हालिगा, जो अब तक उपेक्षित रहा है। शोध कार्य करने की अपनी 
स्वाभाविक इच्छा के कारण यह विषय हमेशा मेरे मस्तिष्क में फलता-फूलता रहा। 
लेकिन समय का गतिरोध 976 ई० में जाकर दूटा और अगले ही वर्ष यू०जी०सी० 
द्वारा प्रदत्त फ़ेलोशिप ने मेरी अधे-धारित योजना को साकार रूप देने में 
महत्वपूर्ण योगदान किया। तीन वर्षों के मेरे अनुसन्धान का परिणाम अब सर्व 
साधारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत हो रहा है। 

मैं अपने निर्देशक डॉ० वीरेद्ध स्वरूप भटनागर का अत्यन्त आभारी हूँ, जो 
सदेव मेरे प्रति समय एवं मनोयोग दोनों ही दृष्टि से उदार रहे । प्रोफेसर गोपीनाथ 
शर्मा एवं स्व० घासीराम परिहार को मेरे कार्य के प्रति जो सहानुभूति पूर्ण रुचि 
रही वह निरन्तर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी । मैं महाराजकुमार रघुबीरसिंह का 
अत्यन्त कृतज्ञ हैँ जिन्होंने न केवल अपने सीतामऊ स्थित नटनागर शोध संस्थान 
की बहुमूल्य पाण्डुलिपियों के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, बल्कि भूल 
समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विद्वतापुर्ण मार्यदर्शन से मुझे लाभान्वित भी किया। 
मराठी पत्रों के विश्लेषण में की गई सहायता के लिए मैं श्री लक्ष्मण राव पेढ़ारकर 
का ऋणी हूँ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, राष्ट्रीय अभिलेखागार 
दिल्‍ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, महाराष्ट्र राज्य अभिलेखायार, बम्बई के उन 
सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति में अपना हादिक आभार व्यक्त करता 
हु जिन्होंने अपने संग्रहों के प्रयोग में मृल्यवान्‌ सहायता प्रदान की । 

मैं उन सभी विद्वानों सहयोगियों एवं स्वजनों के प्रति भी अत्यन्त अनुग्रहीत 
हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे सहायता पहुँचाई। 
अन्त में मैं प्रकाशक श्री किशनसिह फौजदार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हू 
जिनकी रुचि एवं उत्साह से ही यह पुस्तक अल्प अवधि में अपनी श्रेष्ठ साज-सज्जा 
के साथ पाठकों के हाथों में पहुंच रही है । पुस्तक में रह गई ब्रृटियों में और तथ्यों, 
तकोँ व निष्कर्षों को सुधारने के लिए दिए गए किसी भी सुझाव का में खुले दिल से 
स्वागत करूगा । 


एच 289 शास्त्री नगर --प्रकाह्ष चर्र चान्दावत 
भजमेर 


संकेताक्षर 


अहवाल सलातीन * अहवाल-ए-सलातीन-ए-मुतखरीन 

आकि० सर्वे० : आकियालाजीकल स्व ऑफ इण्डिया 

इमाद ; इमाद-उस-सादात 

इम्पी० गरजे ० ; इम्पीरियन गज टियर ऑफ इण्डिया 

इलियट : भारत का इतिहास 

ईसरदास : फुतृह्मत-ए-भालमगी री 
ओडायर : असेसमेन्ट रिपोर्ट आँफ भरतपुर स्टेट 
ओडायर, फाइनल रिपोर्ट : फाइनल रिपोर्ट ऑन दि भरतपुर स्टेट सेटलमेंट 
कामवर : तज़किरात-उस-सलातीन-ए-चगृताई 

काशीराज : अहवाल-ए जंग-ए-भाऊ-व-अहममशाह दुर्रती 
खाफी खाँ : भुन्तखव-उल-लुबाव 

ग्राउसे : मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मेमॉयर 

गुप्ता : दि इवोल्यूशल आफ एडमिनिस्ट्रेंशन आफ दि 

फॉमेर भरतपुर स्टेट' 

जे० आर० ए० एस० : जरनल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
देवनीश : दि भवनूस एण्ड गाडन पेलेसेज ऑफ डीग 
नुरुद्दीन : अहवाल-ए-तजीबुझैला 

पार्टीज : पार्टीज एण्ड पॉलिटिक्स एठ दि मुगल कोर्ट 
फ़ा० अख : फ़ारसी अखबारात 

फ़ा० ब॒० रि० : फ़ारसी वकील रिपोर्ट्स 

व्ोकमेन : गज टियर ऑफ दि ईस्टन राजपुताना स्टेट्स 
मा० आ० : माआसीर-ए-आलमगीरी 

मेलिसन : दि नेटिव स्टेट्स ऑफ इण्डिया 

रसेल : ट्राइव्ज एण्ड दि कास्ट्स ऑफ दि सेन्द्रल 

: प्राविन्‍्सेज 'ऑफ इण्डिया 

राजपुताना : हिस्ट्री ऑफ राजपुताना डयूरिंग एटीन्थ सेच्खुरी 
रोजवाडे : मराठयाँच्या इतिहासांची साधने 

शिवदास : शाहनामा-ए-सुनव्बर-उल-कलाम 

सामित : हालात-ए-अम॒दान-ए-महमदशाह दुर्रती दर 

हिन्दुस्तान दर 
सिद्दीकी : मुमल कालीन भूराजस्व प्रशासन 


सियार ; सियार-उल-मुतखिरीन 


विषय सूची 


आमुख ५ 
संकेताक्षर ६ 
पृष्ठभूमि और त्रोत ६-१६ 
. णाटों की उत्पत्ति १-१६ 
जाट शक्ति का उदय १७-४२ 
जाट राज्य की स्थापना और ४३-६४ 


प्रजमल का प्रारम्भिक जीवन 
(१७२२-१७४८ ६०) 


जाट-मुगूल संघर्ष ६५०१०२ 
(१७४८-१७५३ ६०) 
जाट-मराठा संघर्ष १०२"१३० 
(१७५४-१७५६ ई०) 
सूरजमल औौर भअब्दाली १३११-९१ ४४ 
(१७४६-१७४५८ ई०) 
पानीपत का तीसरा युद्ध और सूरजमल १५५०१ १० 
(१७५६-१७६१ ६०) 
शासन के अन्तिम तीन वर्ष १६१-२२० 
(१७६१-१७६३ ६०) 
शासन व्यवस्था, कला एवं साहित्य २२१-२४२ 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची २४३-२५६ 
अनुक्रमणिका २५७-२६० 


7205 66460 0५ 98]69#॥ ५४ - एपुवाधां 


पृष्ठभूमि ओर स्रोत 


भारतीय इतिहास में अठारहवीं शताब्दी का महत्व उन ऐतिहासिक 
प्रक्रियाओं में निहित है जिनका आवश्यक परिणाम भारतीय स्वतन्त्रता का लोप 
होगा एवं ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यहाँ पर अधिकार स्थापित होना था। 
भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना ने होकर विघटन को एक 
लम्बी प्रक्रिया थी, जिसका प्रारम्भ औरंगजेब की मृत्यु से स्पष्ट दिखाई देता है । 
मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने से जिन नवीन तत्वों का उदय हुआ, वे मुगल 
साम्राज्य को वल प्रदान करने के स्थान पर अपनी शक्ति बढ़ाने में संलग्न रहे, जो 
पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। भुगल राजधानी के ठीक 
पड़ोस में सूरजमल के नेतृत्व में एक स्वतन्त्र जाट राज्य की स्थापना ऐसा ही एक 
नवोदित तत्व था जिसने १८ वीं सदी के छठे एवं सातवें दशक में हिन्दुस्तानी 
राजनी ति' की उपयुक्त प्रक्रियाओं में न केवल सक्रिय हिस्सा लिया था बल्कि उप पर 
अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाप भी छोड़ी थी । 


प्रस्तुत पुस्तक में भरतपुर के जाट इतिहास के इसी महत्वपूर्ण चरित्र 
सूरजमज्न के राजन तिक इतिहास को समकालीन ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर 
प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का महत्व मात्र सूरजमल के 
व्यक्तिगत इतिहास तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें जाटों के प्रथम शक्तिशाली 
राज्य की स्थापना के सभी पहलुओं की सांगोपांग विवेचना की गई है । समकालीत 
शक्तियों मुगल, मराठा, राजपुत व अफयान के साथ जाट सम्बन्धों की विस्तृत 
विवेचना, पानीपत के तीसरे निर्णायक युद्ध की भोर ले जाने वाली हिन्दुस्तानी 
राजनीति की भनेक गृत्यियों को समझने में इतिहास के विद्यार्थी को यथेष्ट एवं 
रोचक सामग्री प्रदान करती है। जाट इतिहास पर कालिकारंजन कानूनगो कृत 
/हिस्ट्री भआाफ जादटूस! और जदुनाथ सरकार के ग्रन्थ 'फाल आफ दि सुगल एम्पायर' 
के प्रतिनिधि कार्यो (१६२५-३० ई०) के बाद स्वतन्त्र रूप से तथा अनुसस्धान की 
दृष्टि से किया गया यह प्रथम महत्वपुर्ण प्रयास है। उपय क्त ग्रन्धों के प्रकाशन के 
बाद इस विषय पर विविध प्रकार की वबीन ऐतिहासिक सामग्री, विशेष रूप से 
मराठा व राजस्थानी, प्रकाश में आई है, जिनका पहली बार उपयोग इंस पृस्तक में 


हुआ है । 


[ १० || 


विषय से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री की गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रारम्भिक जाट राजाओं का स्वयं का कोई समकालीन शासकीय इतिहास 
अथवा दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, जो उनके पक्ष को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध 
हो । इस कारण मुख्यतः फ़ारसी, मराठी एवं जयपुर रिकार्ड तथा कुछ समकालीन 
ऐतिहासिक काव्यों की मुल सामग्री के आधार पर उपयुक्त उदंश्य को पूरा करने 
का प्रयास किया गया है। भस्तुत ग्रन्थ में सुरजमल द्वारा वास्तविक सत्ता ग्रहण का 
वर्ष १७४५ ई० मानकर, उसके अध्ययन को व्यवस्थित किया गया.है। उसके 
दरवारी कवि सूदन एवं सोमनाथ के विवरणों से इस आधार वर्ष की पुष्टि 
होती है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि जाट शासकों ने अपने शासन काल के विवरण को 
लिपिवद्ध करने और ऐतिहासिक सामग्री की सुरक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता की 
भोर ध्यान ही नहीं दिया था। सौभाग्य से सूरजमल के दरवारी कवि सूदन द्वारा 
लिखे गए काव्य ग्रन्थ “सुजान चरित्र” से इस विपय पर उपयोगी एवं प्रामाणिक 
जानकारी मिलती है । कवि सूदन मथुरा के रहने वाले कायस्थ थे । उन्होंने ब्रज भाषा 
में लिखे इस वीर रस पूर्ण पद्मात्मक काव्य में सूरजमल द्वारा लड़े गए प्रमुख यूद्धों 
का सात “जंगों ' में विस्तृत वर्णत किया है | सैनिक पक्ष के अलावा सूरजमल के जीवन 
के अन्य पक्षों पर लेखक जानकारी देने का प्रयास नहीं करता है । वंश वर्णन के बाद 
कवि सीधे १७४५ ई० में अस॒द ख़ान से उसके युद्ध का वर्णन करता है और कुम्हेर 
' पर मराठा आक्रमण प्रारम्भ (जनवरी १७५४ ई०) होते ही यह ग्रन्थ एकाएक 
समाप्त हो जाता है। संभवत: इस समय कवि की मृत्यु हो जाने के कारण चह इसे 
पूरा नहीं कर पाया । युद्धों का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी का है और ऐसा प्रतीत होता है 
कि सूरजमल द्वारा लड़े गए अधिकांश युद्धों में कवि स्वयं उपस्थित था तथा भ्रुद्ध 
या घटना के तत्काल वाद सम्बन्धित विवरण लिपिबद्ध कर दिया गया था। कवि 
द्वारा दी गई युद्ध की तिथियाँ पूर्णतः सही पाई गई हैं । इसके उपयोग के समय पाया 
ग्रया कि प्रशंसात्मक शैली की उपेक्षा करके सूदन द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक तथ्यों की 
समकालीन फ़ारसी व मराठी स्रोतों से तुलना की जाय तो वे लगभग शत-प्रतिशत 
सही एवं प्रामाणिक हैं। असद ख़ान और घसेरा के राव बहादुरतिह बड़गूजर के 
साथ सूरजमल के युद्ध की जानकारी देने वाला यह एकेमात्र श्लोत है। सुजान चरित्र 
में हमें सूरजमल के प्रशासन की अल्प किन्तु मृल्यवान्‌ सामग्री मिलती हैं । यह हमें 
सूरजमल के विभिन्न दुर्गों की व्यवस्था, सेन्य संगठन एवं अधिकारियों के बारे में 
जानकारी देता है, जो अन्यन्न दुलंभ है। इस काव्य ग्रन्थ की सबसे बड़ी उपयोगिता 
का आधार यह है कि सूरजमल के पक्ष को प्रस्तुत करने वाला यह अपूर्ण एवं 
काव्यात्मक होते हुए भी एकमान्र प्रामाणिक स्रोत है। कवि सोमनाथ के काव्य ग्रन्थ 
औभौर प्रताप रासो (जाचीक जीवण कृत १७८० ई० की रचता) में केवल प्रसंगवश 


| ११ ] 


' ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं। किन्तु सूरजमल का दरव!री कवि होने के कारण 
सोमनाथ के प्रासंगिक उल्लेख भी ऐतिहासिक महत्व के हैं। इनके काव्य 'सुजान 
विलास” और “रस पीयूप निधि से हमें सूरजमल के चरित्र, युवराज-काल और 
प्रतापसिह के साथ राज्य बंठवारे के सम्बन्ध में मौलिक सूचना मिलती है। एक 
अन्य कवि उदयराम ने अपने काव्प ग्रन्थ 'सुजान संवत' में सूरजमल के युवराज 
काल और कुम्हेर के घेरे के वाद का भी वर्णन करके उस अभाव की पूर्ति का प्रयास 
किया है जो सुजान चरित्र में दिखाई देती है | लेकिन दुर्भाग्य से आज यह ग्रन्थ 
अप्राप्य है । 


कवि आत्माराम कृत सवाई जयसिह चरित का इस विपय पर पहली बार 
उपयोग किया गया है। कवि जयपिह का दरवारी था और उसके द्वारा प्रस्तुत 
ऐतिहाप्तिक तथ्यों की प्रामाणिकता अन्य समकालीन स्रोतों से सिद्ध होती है। परल्तु 
इसकी उपयोगिता चूड़ामन और जयसिह के थूत अभियान तक ही सीमित है । 
१७४८ ई० में कवि जदुनाथ रचित हिन्दी पद्म काव्य खांडेराव रासो' का भी इस 
विपय में पहली बार उपयोग किया गया है, किन्तु जाठों के बारे में यह कोई 
उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं करता है । 


राजकीय अभिलेखायार, बीकानेर में सुरक्षित “जयपुर रिकाड्स” के 
अन्तग्रंत जाट--जयपुर सम्बन्धों पर विपुल सामग्री तो मिलती है, किन्तु इने-गिने 
दस्तावेजों को छोड़कर सूरजमल के विपय में इनकी उपयोगिता अधिक नहीं है । 
वस्तुतः सवाई जयसिह की मृत्यु क्रे बाद भूतपूर्व जयपुर राज्य की ऐतिहासिक सामग्री 
में अप्रत्याशित रूप से कमी दिखाई देती है। सूरणमल के राजनैतिक जीवन का 
प्रारम्भ लगभग इसी समय से होता है, अतः इस कमी का प्रभाव प्रारम्भिक 
जाटों की तुलना में सूरजमल की गतिविधियों के अध्ययन पर स्पष्ट परिलक्षित 
होता है । 

दूसरे अध्याय में विशेष रूप से चूड़ामन के इतिहास के लिए फ़ारसी 
अखबारात, अजदाश्त, वकील रिपोर्ट, आमेर रिकार्ड, कपटद्वारा रिकार्ड, ख़तुत, 
फ़रमान, परवाना, हस्व-उल-हुक्स और डिस्गी घराने के काग्रजात विशेष रूप से 
उपयोगी एवं प्रामाणिक स्रोत सिद्ध हुए हैं। सूरजमल द्वारा माधोर्सिह को लिखें कुछ 
खरीते मिले हैं, किन्तु वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। १ फरवरी १७६२ ई० को 
माधोसिह हारा सूरणमल को लिखा गया एक ड्रापट खरीता भी मिला है | जयपुर 
के दीवान नन्दलाल द्वारा राजा सदाशिव को २७ सितम्बर १७५६ ई० को लिखा 
गया डाफ्ट खरीता और आगेर रिकाड्ड से प्राप्त € जुलाई १७६२ ई० का एक 
महत्वपूर्ण पत्र अव्दाली के खतरे से उत्पन्न परिस्थिति में विभिन्‍्त शासकों, विशेष 
ख्प से पूरजमल के व्यवहार पर चहुत ही महत्वपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्रदान 


[ १२ | 


करते हैं । सूरजमल की नीति एवं हृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की हृष्टि से ये पन्र 
दुर्लभ हैं। , 

“दस्तुर कौमवार' दीवान-ए-हजूरी जयपुर. के अन्तर्गत “स्याहा-वकाया 
हजूर' के तोज्ञी रिकार्डस पर आधारित समकालीच दस्तावेज़ हैं। इसकी सातवों 
जिल्द में जाठों के बारे में विशेष रूप से बदनसिह और सूरजमल के विषय में 
उपयोगी जानकारी मिलती हैं । तिथियों एवं जयपुर शासक के साथ भेटों के विषय 
में यह बहुत प्रामाणिक है। दफ्तर सनद नवीस में अमिलों द्वारा जयपुर के दीवान 
अथवा अन्य अधिकारियों को भेजे गए पन्नों का संग्रह हैं, जिसमें *जागमीरी मामजलातों 
'का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है ) सूरजमल के राजस्व प्रशासन की दृष्टि से, जिसके 
बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, ये पत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं और 
भरतपुर राज्य की विस्तार की समीक्षा के लिए भी उपयोगी पाए गए हैं । 


फ़ारसी के अनेक ग्रस्थों में जाटों के सम्बन्ध में सामग्री यन्च-तत्र विखरी हुई 
हैं । “फुतुह्मयात-ए-आलमगीरी,” “माजासीर-ए-आलम-गीरी,” शिवदास कृत 
“शाहनामा,' हादी कामवर खान का “,तजकिरा” और सिर्ज़ा मोहम्मद का 
“इचरतनामा” प्रारम्भिक जाटों गोकुला से चुड़ामन जाट तक का प्रामाणिक 
इतिहास तैयार करने में प्रमुख स्रोत ग्रन्थ हैं। “अहवाल ए सलातीच” महत्वपूर्ण 
होते हुए भी प्रायः अन्य रचनाओं की नक़ल है | चूड़ामन के विरुद्ध जयसिह के प्रथम 
थून अभियान का वर्णन मिर्जा मोहम्मद के “इचरतनामा' से लिया गया प्रतीच होता 
है । हसनपुर के युद्ध का कुछ परिवतंत के साथ विस्तृत वर्णन किया गया है। इस 
युद्ध में चुड़्ामच की भूमिका पर “तारीख ए हिन्द निष्पक्ष वर्णन प्रस्तुत करता है । 
“म्जमाउल-अखबार” अच्छा संकलन है । इसके लेखक हरसुखराय का दादा बसन्‍्त 
रास कई वर्षो तक आगरा का सूवेदार रह चुका था, अतः प्रारम्भिक जाटों के 
विषय में इसका वर्णव उपयोगी है । ग्रन्थ में कई गम्भीर भूलें भी हैं, जैसे चूड़ामन के 
बारूदखाने में जल मरते की कहानी । ह 


- अज्ञात लेखकों की रचनाएँ “घाकया-ए-शाह आलम सानी” (दिल्ली 
ऋनिकल्स), “'तारीखे अहमदशाही'” ओर “तारीखे आलमगीर सानी' ' राजघानी 
व मुगल दरवार से सम्बन्धित घटनाओं के सन्दर्भ सें सूरजमल का प्रामाणिक 
इतिहास तैयार करने में सबांधिक -महत्व के ग्रन्थ हैं। अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख 
करने .पर भी सूरज्ममल से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों में वणित घटनाओं को तिथि क्रम के 
अनुसार सुनिश्चित करने में वाक्या-ए-शाह आलम साथी जाधार ग्रन्थ सिद्ध हुआ है । 
तारीख अहमदशाही अहमदशाह के शासन काल (१७५४ ई० में उसकी पदच्यति 
तक) का सर्वेश्न ष्ठ, प्रत्यक्षदर्शी एवं विस्तृत इतिहास हैं । इस अवधि में दिल्‍ली की 
राजनीति में सूरजमल के अवेश, जावेद ख़ान की हत्या और गृह युद्ध के मध्य उसकी 


[ १३ | 


गतिविधियों के विस्तृत एवं उपयोगी विवरण .इस ग्रन्थ से प्राप्त होते हैं, जो अन्यत्रे 
बहुत कम हैं। वुम्हेर का घेरा प्रारम्भ होने पर जब सूदन की रचना अधूरी रह 
जाती है, तव जनवरी से जून १७५४ ई० तक का प्रामाणिक विवरण हमें तारीख 
नहमदशाही से प्राप्त होता है। तारोख़े आलमग्रीर साथी जून १७४४ ई० से जून 
१७५८ ई० के वीच सूरजमल की गतिविधियों, मुग़ल, मराठा व अब्दाली के साथ 
उसके सम्बन्धों के विषय में व्यापक एवं मुल्यवात्‌ सामग्री प्रदान करता है । जुलाई 
१७५५ ई० में जाट-वज़ीर के वीच सम्पन्न सन्धि और मार्च १७५७ ई० में जाट 
अभियान को स्थगित करके मथुरा से अब्दाली के लौटने के कारणों का जो घारावार 
एवं निष्पक्ष विवरण इस ग्रन्ध में दिया गया है वह अन्यत्र नहीं मिलता है । 

१७६५ ई० में लिखित शाकिर खान का 'तज़किरा' समकालीन घटनाभों 
की अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक जानकारी देता है । इसका प्रमुख दोप यह है 
कि इसमें घटनाओं का कालक्रमानुसार और पूर्ण एवं व्यवस्थित वर्णन नहीं है । “ईद- 
दिवस के पड़यन्त्र को वह जावेद खान की मृत्यु के बद रखता है और नजीब के 
साथ सूरजमल के संघ के बाद अब्दाली के आक्रमण एवं दत्ताजी सिन्धिया की मृत्यु 
का वर्णन करता है। “बयान-ए-वाकया” १७३६ ई० से १७७७ ई० तक की 
राजनैतिक घटनाओं के लिए समकालीन एवं उपयोगी ग्रन्थ है। साम्राज्य के गृह 
युद्ध में सूरजमल की भूमिका का यह विस्तृत एवं सही विवरण देता है । रतनसिह 
की मृत्यु तक यह ग्रन्थ भरतपुर के जाट इतिहास पर प्रामाणिक और उपयोगी विवरण 
प्रस्तुत करता हैं। हरचरनदास कृत “चहार-गुलज्ार-ए-शुजाई” १७८४ ई० तक 
समकालीन घटनाओं का काफ़ी सही एवं विशद विवरण देता है, किन्तु इसमें नाम 
ओर -तिथियों की अनेक गम्भीर भूलें हैं। १७६१ ई० में जाटों के समक्ष आगरा दुर्ग 
के क्रिलिदार के समर्पण को लेखक दो वर्ष बाद फ़रु खबाद के क़िलेदार द्वारा किए 
गए समपेंण के साथ मिला देता है । 

१८ वीं सदी के इतिहास के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चचित ग्रन्थ 
पियार-उल-मुतखिरीन' पर टिप्पणी करना अनावश्यक प्रत्तीत होता है। १७४६ ई० 
मीरबरुशी के साथ सूरजमल के संघर्ष से लेकर सूरजमल कोी मृत्यु तक की घटनाओं 
« का लेखक ने विस्तार के साथ सही एवं निष्पक्ष वर्णन प्रस्तुत किया है। १८०० ई० के 
लगभग सुहम्मद अली खान कृत तारीख मुजफफ़री' प्रत्यक्षदर्शी का विवरण न होते 
हुए भी मौलिक एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदात करता है। कुम्हेर के घेरे के समय 
सूरजमल, सम्राट, वज़ीर इन्तिजाम व इसाद की कुठनीतिक ग्रतिविधियों पर यहू 
विस्तृत एवं मौलिक सूचना देता है । १८०८ ई० में रचित “इमाद-उस-सादात' यद्यपि 
अवध के नवाबों का इतिहास है, तथापि दिल्‍ली की घटनाओों और सूरजमल के विपय 
में कहीं-कहीं प्रान्तिपूर्ण, परन्तु केहीं-कहीं उपयोगी प्रकाश डालता है । 

जाट-अव्दाली सम्वन्धों पर गुलाम हुसैन सामिन कृत 'हालात-ए-अहमदशाह 


्‌ 


[ १४ | 


दुर्रानी' महत्वपूर्ण सामयिक स्रोत है। १७५६-५७ ई० में जाट राज्य पर अब्दाली के 
जाक्रमण का थह प्रत्यक्षदर्शी विवरण होने के कारण सर्वाधिक महत्व का प्रामाणिक 
स्रोत है । लेखक, स्वयं आगरा व मथुरा के निकट दुर्रानी सम्राट के डेरे में था 
अन्य ग्रत्थ “मुरसांलात-ए-सहमदशाह दुर्रागी और तज्किरा-ए-इमाद उल् 
मुल्क' भारत में शाहु की गतिविधियों पर मौलिक सामग्री प्रदान करते हैं। 
तज़किरा-ए-इमाद उल मुल्क जिसका प्रो० गण्डासिह ने पहली बार उपयोग किया, 
से १७५७ ई० में जाटों के विरुद्ध अब्दाली के अभियान विषयक प्रामाणिक सूचना 
मिलती है। इन दोनों स्रोतों से-अव्दाली के साथ सुरजमल-के दुर्लेभ पत्र-व्यवहार की 
भी जानकारी मिलती है । ये पत्र जाट राजा को दूरदर्शिता, साहुस, वोद्धिक स्तर 
एवं कुटनीतिक प्रतिभा को समकालीन शासकों के बीच उच्च प्रतिष्ठा प्रदान 
करते हैं । *« 

पानीपत के तीसरे युद्ध के मध्य, विशेष रूप से सूरजमल और भाऊ के बीच 
मतभेदों पर सर्वाधिक प्रामाणिक सहत्व की जानकारी हमें काशीराज के ग्रन्थ अह॒वाल 
ए-जंग-ए-भाऊ-व-भहमदणशाह दुर्रादी' से प्राप्त होती है | इसके अभाव में सुरजमल 
के प्रत्ति भाऊ के व्यवह्वार और उसके मराठा पक्ष छोड़ने सम्बन्धी भाऊ बखर के 


चृतान्त को निरा काल्पतिक और द्व पपूर्ण ही माना जाता । अली मुहम्मद खान कृत 
'मीरात-ए-अहमदी” जिसकी रचना १७६१ ई० में ही हुई थी, इस वर्ष का प्रामाणिक 
विवरण प्रस्तुत करता है | परन्तु लेखक, जो गुजरात में बैठा था, का वर्णन दिल्‍ली 
से प्राप्त मराठा दूतों की सूचनाओं पर आधारित होने से कुछ घ्रान्तिपुर्ण भी है, जैसे 
सूरजमल के भाऊ के शिविर को छोड़ने सम्बन्धी चुतान्त | लेखक अव्दाली के लौट 
जाने के तुरन्त बाद सूरजमल और नजीब के बीच दिल्‍ली पर अधिकार की प्रतिस्पर्धा 
का उपयोगी विवरण देता है । नृरुद्दीन 'कृत अहवाल-ए-नजीवुद्दोला' सूरजमल के 
शासन के अन्तिस वर्ष की घठनाओं, का विशेष रूप से नजीब के साथ उसके-संघ्षे 
का इतना विस्तुत एवं प्रामाणिक विवरण प्रदान करता है कि किसी अन्य स्रोत की 
आवश्यकता महसूस ही नहीं होती । 

भरतपुर के जाट इतिहास के बारे में फ़ारसी भाषा में लिखा गया एक 
महत्वपूर्ण वृत्तान्त फ्रैज गोटलियव का है । लेखक पोलैण्डवासी जमेंच था, जो दिल्‍ली 
में बस गया था और बेगम समरू से निकट सम्बन्ध के कारण उसे भरतपुर के जाट 
राजाओं के वारे में प्रामाणिक जानकारी मिली थी और उसी भाधार पर १८२६ ई० 
में उसने उपयु क्त वृत्तान्‍्त लिखा था । यह इतिहास बहुत ही संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण « 
है। खेमा-जाट, मोहकमर्सिह जाट, राज्यारोहुण के समय वदनसिह के जागीर क्षेत्र 
ओर सूरजमल के परिवार के विषय में इस ग्रन्थ से प्रामाणिक सुचनाएँ मिलती हैं, जो 
जन्यत्र दुर्लभ हैं, परन्तु जाद राजवंश की प्रारम्भिक वंशाचली देते हुए लेखक अनेक 
गस्भीर भूलें करता है । +... > रे 

सूरजमल के इतिहास क़ो पूर्ण बनाने में फ़ारसी के बाद सर्वाधिक महत्व 
मराठी ख्ोतों का है । सूरजमल के राजनतिक अभ्युदय के साथ ही उत्तर भारत में 
मराठा प्रसार सी तेजी से बढ़ने लगा था। क्योंकि मराठे अपनी गतिविधियों तथा 
प्रासंगिक घटनाओं की निरन्तर रिपोर्ट पेशवा व अन्य लोगो को भेजा करते थे, अतः 


[ १५ | 


जाटों के सम्पर्क में भाते के वाद उत्तके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा, वह से 
विभिन्न प्रकार के संकलनों द्वारा ठोस ऐतिहासिक सामग्री का निर्माण करता है । 
वगरू के युद्ध ((७४८ ई०) से लेकर सूरजमल की मृत्यु तक जाठ-मराठ सम्बन्धों, 
सूरजमल के विभिन्न युद्धों और राजनैतिक गतिविधियों पर ये मराठा पत्र विस्तृत 
एवं. उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पेशवा दफ्तर', 'हिंगणे दफ्तर' 
और हा बखर से प्राप्त मुल्यवात्‌ सामयिक सामग्री का व्यापक उपयोग किया 
गया है। 

पेशवा दफ्तर की ४५ जिल्‍दों में प्रमुख रूप से जिलद संख्या ॥, >50 व इरशा। 
से जाट विषयक विपुल सामग्री मिलती है और जिल्द संख्या ५ व #55 के कुछेक 
पत्र ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जुलाई १७५० ई० में सूरजमल और वज़ीर सफ़्दरजंग 
के बीच विधिवत्‌ मंत्री समझौते की एकमान्न प्रामाणिकसूचना हमें पेशवा दफ्तर ॥ के 
पत्र संख्या १४ द्वारा प्राप्त होती है । यद्यपि ये पत्र अधिकांशत: मराठा हष्टिकोण 
को प्रतिबिम्बित करते हैं, किन्तु समकालीन फ़ारसी ख्रोतों से तुलनात्मक आधार 
प्र उनमें उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। दिल्‍ली स्थित मराठा राजदूत 
हिंगणे बन्धु (बापु पुरुषोत्तम महादेव और दामोदर महादेव) और पेशवा के बीच का 
पत्र-व्यवहार 'हिंगणे दफ्तर' को दो जिल्दों में संकलित है । राजधानी से लिखे जाने . 
के कोरण हिंगणे के पन्नों से समकालीन घटनाओं के विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण 
जानकारी मिलती है । यद्यपि अधिकांश मराठी बखर ऐतिहासिक तथ्यों से दूर हैं, 
किन्तु 'भाऊ बखर' इसका अपवाद है, जो प्रस्तुत विषय के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। इसका लेखक क्ृष्णाजी शामराव दिल्‍ली के निकट रहता था और 
अधिकांश घटनाओं से भलीभांति परिच्रित था। कुम्हेर पर मराठा आक्रमण भौर 
पवीपत के युद्ध के पूर्व सूरणमल और भाऊ के मतभेदों पर भाऊ बखर शब्दश: 
प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है, जो सर्वाधिक महत्व का है। यह सम्भव है कि 
लेखक अपनी शैली के आवरण में भाऊ के प्रति हष एवं शिन्दे के गौरव को छिपाने 
का प्रयास करता है, किन्तु इससे उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की विश्वसनीयता में कोई 
कमी नहीं आती है। उसके द्वारा प्रस्तुत भ्धिकांश तथ्यों की पुष्टि सामयिक 
फ़ारसी स्रोतों जैसे काशीयाज, मीरात-ए-अहमदी, इमाद उस सादात आदि के द्वारा 
होती है । 

१६०४ ई० में वि० एठले को भाऊ बखर के नाम से एक अन्य बखर का 
पता चला | परन्तु इसकी प्रामाणिकता सन्देहजनक प्रतीत होती है । प्रन्य के लेखक 
के अनुसार यह भाऊ के ग्रुप्त पलायन के दिन (पौष शुक्‍ल्रा ८ शक संवत्‌ १६८२) 
ही मु० शेयढ़े (बुन्देलखण्ड) में लिख दी गईं थी। इसमें सूरजमल के प्रति भाऊ के 
दुब्यंवहार को उचित ठहराने के लिए सूरतमल भौर मल्हार राव होल्कर की (संदेह 
जनक) घनिष्ठता को आधार बनाया गया है । मर 

अप्रकाशित “एठले दफ्तर प्रस्तुत विषय के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ 
है। इसमें १७४४ ई० से १८१६ ई० के बीच के महत्वपूर्ण पत्नों का संकलन है। 
इसमें अन्ताजी माणकेश्वर द्वारा लिखा गया एक महत्ववु्ण पन्र है (पत्र संख्या ३०, 
२१ जनवरी १७५७ ई०), जो अब्दाली से अन्ताजी की भ्रथम मुठभेड़ के दिन की 
दुर्दशा पर भ्रकाश डालता है और भावी नीति तथा सूरजमल के प्रति मराठा 


[ १६ | 


हष्टिकोण को विस्तार से स्पष्ट करता है। “शिदेशाही इतिहासांची साधने” के 
प्रथम दो भाग विषय से सम्बन्धित है। कुम्हेर के घेरे के मध्य जयप्पा सिन्धिया , 
द्वारा लिखे गए कुछ पन्न प्राप्त होने करे वावजूद वे सम्बन्धित घटना पर बोई उपयोगी 
प्रकाश नहीं डालते है । १७ अप्रैल व ३० अप्रैल १७५४ ई० को मुकाम कुम्हेर से 
स्वयं जयप्पा सिन्धिया के द्वारा लिखे गए पत्रों (पत्र संख्या १११ वें ११२ भाग 
प्रथम) में संक्षेप में केवल इतना ही लिखा है कि जाटों के विरुद्ध भोर्चे लगा दिए हैं, 
जाट की स्थिति खराब है और शीघ्र ही जाटों का मामला निपटा दिया जायगा। 
इसी प्रकार “होल्कर शाहीच्या इत्तिहास।ची साधने (जि० ।)” में प्राप्त पत्र होल्‍्कर 
व सुरजमल के सम्बन्धों पर उपयोगी सिद्ध नही हुए है । “प्रच्दरे दफ्तर” के भाग । 
व ॥॥ में १७६० ई० एवं १७६३ ई० के बीच की अवधि के कुछ महत्वपूर्ण पन्न 
सूरजमल के विषय में पानीपत युद्ध के पूर्व तथा बाद की गतिविधियों पर उपयोगी 
प्रकाश डालते है। भाग प्रथम के पत्र संखया ४१७ से सूरजमल ह्वारा पानीपत युद्ध 
के बाद नारोशंकर को लुटने की कहानी का खण्डन होता है। राजवाडे द्वारा 
सम्पादित “मराठ्यांच्या इत्तिहासांची साधनें” की जिल्द संख्या ।, ॥॥ व श। प्रस्तुत 
ग्रन्थ के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती हैं । प्रथम जिल्द में भाऊ द्वारा गोविन्द 
बलल्‍लाल को लिखें गए कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं, जो पानीपत युद्ध के पूर्व सूरजमल के 
को हा रहे मतभेदों को स्थिति में उसकी मनःस्थिति को समझने में सहायक सिद्ध 

| 

इस विषय के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत फादर फ्रांसिस जेवियर वैण्डल का 
फ्रंच भाषा में लिखा गया जाट इतिहास है, जो अप्रकाशित है ) लेखक १७६४ ई० से 
१७६८ ई० तक सूरजमल के पुत्र व उत्तराधिकारी जवाहरसिह जाट के राजनीतिक 
सलाहकार के रूप में डीग में रहा था और इस कारण जाट सम्बन्धी उसका बृतान्त 
काफ़ी प्रामाणिक एवं समकालीन है ॥ सुरजमल के विषय में बेण्डल हमें अनेक 
प्रामाणिक सूचनाएं देता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है । कक 

उपयु क्त आधार ग्रन्थों के अलावा अन्य कम महत्वपूर्ण ग्रन्थों से भी अनेक 
प्रामाणिक विषयों पर संक्षिप्त किन्तु उपयोगी जानकारी मिलती है। योर सुहम्मद 
का “दस्तुर उल इंशा” बहादुरशाह के प्रारम्भिक शासन काल में जाटों की शक्ति के 
कारण मथुरा-विल्ली के शाही मार्ग के बन्द हो जाने का प्रत्यक्षद्शी विवरण देता है ॥ 
सोमनाथ के काव्य “माधव जय्ति” में जयपुर शासक के प्रति निष्ठा एवं वफ़ादारी 
बनाए रखते की बदतरसिह द्वारा सूरजमल को दी गई सीख का उल्लेख मिलता है । 
“गूलिस्ताने रहमत से यह पता चलता है कि प्रथम अफगान युद्ध में रुस्तम खान 
सूरजमल के हाथों मारा गया था और अहमद खाच बंगश ने यह तथ्य अपने सैनिकों 
से छिपाया था। “चन्द्रचूड दफ्तर के एक पत्र से जाट-मराठों के आ्थिक मामलों, 
में रूपराम कटठाही की भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता हैं ! इसी प्रकार 
“ऐतिहासिक पन्न -व्यवहार” में संकलित २८ मार्च १७५३ ई० का एक पत्र वजीर- 
संम्राट मतभेदों व सूरजमल की भूमिका पर प्रामाणिक्र बिंवरण प्रदान करता है। 
श्री कृष्ण भट्ट, जो जयपुर दरबार में सूरजमल का समकालीन कवि था, अपने 
काव्य 'पद्च-मुक्तावली” में सुरजमल के गुणों और उस समय फैली हुईं उसकी 
ख्याति का वर्णन तो. करता' है, किन्तु उससे सम्बन्धित किसी ऐतिहासिक विषय की 
जानकारी प्रदान नहीं करता है ॥ ७ 


अध्याय--१ 


जादों को उत्पत्ति 


7207 669060 0५ 98]89#॥ 7५8 - एपञंधावां 


जाटों की उत्पत्ति 


अठारहवी शताब्दी का भारतीय इतिहास भावी ब्रिटिश राज की स्थापना के 
लिए प्रशस्त हुई प्रक्रिवओं का इतिहास है । इरा शताब्दी का पूर्वाद्ध मुग़ल साम्राज्य 
के विघटन के साथ ही भारत के राष्ट्रीय स्वरूप के समाप्त होने तथा उत्तराद्धे 
क्षेत्रीय एवं जातीय राज्यों के अभ्युदय के रूप में प्रतिविम्बित होता है | इस प्रक्रिया 
की एक महत्वपूर्ण कड़ी भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना है। सम्राट औरंगजेब 
के समय में साम्राज्य के निकटस्थ जाटों का शक्तिशाली उदय उतना ही महत्वपूर्ण है, 
जितनी कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में सूरजमल के नेतृत्व में दिल्‍ली के राजनीतिक 
रंगमंच पर भरतपुर के जाट राज्य की भूमिका । किन्तु इन दोनों पहलुओं के सांग्रोपांग 
अध्ययन के लिए इस नवोदित भरतपुर राज्य के इतिद्रस को प्रभावित करने वाले 
दो प्रमुख तत्वों जातीय एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है | 


भोगोलिक पृष्ठभूमि का भरतपुर के इतिहास पर प्रभाव 


ब्रिटिश शासन में विलय के पूर्व भरतपुर का राज्य उत्तर में गुड़गाँव, उत्तर 
पूर्व में मथुरा, पूर्व में आगरा, दक्षिण में धौलपुर व करौली, दक्षिण-पश्चिम में जयपुर 
तथा पश्चिम में अलवर से घिरा हुआ था । यह राज्य २६१ ४२? तथा २७१ ४९ उत्तर 
अक्षांश और ७६१ ५४) तथा ७७ ४८ पूर्व देशान्तर में फैला हुआ था। इस क्षेत्र की 
लम्बाई उत्तर से दक्षिण लगभग ७६ मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ४८५ मील” तथा 
क्षेत्रफल १६७४ वर्गगील, जनसंख्या ६५ लाख और राजस्व २१ लाख रुपये था।* 

अठारहवीं शताब्दी में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के पूर्व ही जाट मकड़ी 
के जाले की तरह चम्वल के पार सिन्धु से ग्वालियर तक एक विशाल क्षत्र में 
महत्वपूर्ण जातीय तत्व के रूप में फल चुके थे । सिन्धु के पार भी जाट जनसंख्या 


१. ड्रंक ब्रोकमेल, गज़ेटियर ऑफ दि ईस्टर्न राजपृताना स्टेट्स, पृ० १; ज्वाला 
सहाय, हिस्ट्री ऑफ भरतपुर, पृ० १; श्यामलदास, वीर विनोद, जिल्द ॥, 
पृ० १६३४५ 
२. जी० बी० मैलिसन, दि नेटिव स्टेट्स ऑफ इण्डिया, पृ० ६७ 
रे 


[ ४ । 


पेशावर, बलुचि स्तान और सुलेमान पहाड़ी के पश्चिम तक बिखरी हुई थीं ।' विस्तार 
की दृष्टि से १८वीं सदी में जाटों के चार प्रमुख क्षेत्र थे-- 


१. पंजाब, जहां प्रत्येक दृष्टि से जाट वहाँ की प्रधान जाति रही है। रोज 
के शब्दों में : “व्यापक रूप से रावी नदी के पश्चिम में पंजाब के जाट 
मुसलमान हैं, मध्य पंजाब में ये सिक्स हैं और वक्षिण-पुरे में ये 
हिन्दु हैं । 

२. उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अर्थात्‌ ऊपरी यम्नुना घाटी 
में जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्द्शहर एवं अलीगढ़ के 
क्षेत्र मुख्य हैं। दिल्‍ली के दक्षिण में यमुना के किनारे-किनारे मथुरा व 
आगरा के जाट चाहुल्य इलाके आते हैं । 


३. आगरा के पश्चिम में भरतपुर का प्रदेश, और 


४. आगरा के दक्षिण में चम्बल तक और उसके पार श्वालियर तक का 
प्रदेश 2 

इस तीसरे प्रदेश में हिन्दुस्तान के प्रथम जाट राज्य को स्थापना हुई | यह 
प्रदेश सुविख्यात श्नज मण्डल का ही एक हिस्सा है। प्राचीन समय में यह शूरसेन 
जनपद एवं मत्स्य देश के साथ विभाजित था। राजपृताना, भेवात एवं ब्रज से 
सटे इस इलाक़ को जाटों के राजनेतिक उत्थान के पश्चात्‌ जाट वाहुल्य क्षेत्र होने के 
कारण जटवाड़ा' भी कहा जाने लगा ।* चौरस धरातल होते हुए भी इस राज्य के 
दक्षिण में विशाल पर्वत श्र॑णियाँ हैं । उत्तर व पश्चिम में भी पहाड़ियाँ मिलती हैं । 
राज्य का दक्षिणी भाग जो पहाड़ी है, घादियों से अधिक भरा हुआ होने के कारण 
डांग कहलाता है ।* राज्य की राजधानी निम्न सतह की भूमि पर स्थित है । इस 


१. ए० एच० कीन (सम्पा० रिचार्ड टेम्पिल), एशिया, पृ० २१०, शृृद 

२. ए० एच० रोजू, ए ग्लॉसरि ऑफ ट्राइव्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि पंजाब, 
जिल्द ॥, पृ० ३२६६-६६ 

रे. जदुनाथ सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन (हिन्दी अनु ०), 
जिल्द ॥, पृ० २६०-६१ 

४. करनिघधम, आकियालाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, १८८२-८रे ई०, 
जिल्द उऊ, पृ० २ 

४. सूर्यमल्ल मिश्रण, वंश भास्कर, पृ० श८८६, २६१९; सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा 
दफ्तर, जिलद ह४ए।, पत्र ७६ 

६. ज्वाला सहाय, पृ० १ 


[ *# ] 


भुखण्ड को काठेड़ कहा जाता था । * भरतपुर क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ वाणगंगा, 
गम्भीर, कादुन्द व रुपारेल हैं जो सभी वबरसाती हैं । यहाँ की मिट्टी व्यवसायी एवं 
उपजाऊ है, इसलिए क्ृपि उत्पादन प्रमुख रहा है । 


अठारहवीं शताब्दी में भरतपुर के जाट भौगोलिक हृप्टि से पश्चिम में राजपूत 
राज्यों, उत्तर में मुगुल राजधानी दिल्‍ली और दक्षिण में मराठों प्ले बाधित होने के 
कारण आगरा व मथुरा तथा यमुना के पूर्व में ही फेल सकते थे, और जब भरतपुर 
के शासकों ने जाटों को संगठित करने की दिशा में प्रयत्त किए तो ब्रज के अधिकांश 
कृषक जाट उतके झण्डे के नीचे एकत्र हो गए । चू कि जाट क्षेत्र आगरा एवं दिल्‍ली 
के दो शाही नगरों के निकट था, अतः यह स्वाभाविक था कि भरतपुर का इतिहास 
दिल्‍ली की घटनाओं से प्रभावित रहुता । 


जाठों की चारिनिक एवं सामाजिक विशेषताएं 


इतिहास में जाट परिश्रमी कृपक और निर्भीक लड़ाकू के रूप में 
काफ़ी परिचित रहे हैं।* जाठ मुख्यतः कृषक हैं, यही कारण है कि इस 
प्रजाति ने सिन्‍्ध, पंजाब, राजपूताता और गंगा के दोआव के पश्चिमी हिस्से में कृषि- 
वर्ग के आधार स्तम्भ का निर्माण किय| ।* मजबूत वर्गीय. मठवन्धन तथा शासन के 
अपने प्रजातान्बिक विचारों की अटूट परम्परा के साथ, ज्येप्ठ भ्राता की विधवा के 
साथ घधिवाह का रिवाज और नियोग की मान्यता जाटों की कुछ ऐसी सामाजिक 
विशेषताएं हैं, जो उन्हें हिन्दुओं की किसी भी उच्च जाति की अपेक्षा वैदिक आर्यों 
के सच्चे प्रतिनिधि होने के दावे को मान्य ठहराती हैं। इरविन के अनुसार, “जाट 
अपने गाँवों की सरकार में राजपूत्तों की अपेक्षा अधिक प्रजातान्तिक लगते हैं। 
वंशानुगत अधिकार के प्रति उनका लगाव कम है और छुने हुए मुखिया को दे 
प्राथमिकता देते हैं । * 


शिमला कलम की व तल 

१, एम० एफ० ओडायर, असेसमेन्ट रिपोर्ट ऑफ भरतपुर स्टेट, १८६८-६६ ई०, 
जिल्‍्द ॥, 7१० २; जेम्स टॉड ने पाँचवीं शताब्दी के एक अभिलेख का उल्लेख 
किया है, जिसमें काठेड़ के जाट का प्रसंग आया है, जो सम्भवत: इसी भूखण्ड 
के लिए प्रयुक्त हुआ हो, देखें, एनल्स एण्ड एन्टिविवीटीज ऑफ राजस्थान, 
जिल्द ॥, पृ० १२८, पा० दि० १ 

२. कानूनगो, हिस्टारिकल एसेज, पृ० ४५ 

३. वही, हिस्द्री ऑफ जादस, पृ० २ 

४, विलियम इरविन, लेटर मुग़ल्स, जिल्द ।, पृ. ८३ 


| ५ ॥ 


वास्तव में जाट एक साहसी कृपक वर्ग है, जो हल चलाने एवं तलवार - 
चलाने में समान रूप से गयवें का अनुभव करता है । दूसरों को अपेक्षा जाद अधिक 
ईमानदार, अधिक परिश्षमी और अधिक शक्तिशाली होता है। ये लोग व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर बड़ा वल देते हैं। यदि जाद को कोई न ॒छंड़े तो वह शान्ति के साथ 
खेती करता है और भूमिकर देता रहता है। किन्तु जब वह ग़लत मार्ग पर चलने 
लगता है, तब फिर कुछ भी वर वंठता हैं।! परन्तु उसे अन्याय का श्रतिकार 
करते हुए झगड़ा करना अधिक अच्छा लगता है । गाँव वालों को हम मुख्यतः 
तीन जातियों में विभक्त कर सकते हैं-- राजपूत जमींदार, जाट कृपक और 
ग़जर पशु पालक ! 


सामाजिक दृष्टि से जाटों का पद निश्चय ही राजपूतों के बाद रहा है। 
शारीरिक बनावट एवं तस्ल सम्बन्धी समानताओं के बावजूद सामाजिक मान्यताओं 
के कारण वह राजपूतों से काफ़ी भिन्न हो गया है। जहाँ तक सामाजिक शुद्धता का 
प्रश्व है, जाट गूजर एवं अहीर के वरावर हैं, फिर भी उनसे ऊपर, क्योंकि वे 
चरवाहा और घुमकक्‍्कड़ है, जबकि वह स्थायी कृषक है । किन्तु पंजाब में जाट हर 
प्रकार से अन्य प्रान्‍्तों की प्रमुच कृषक जातियों की तुलना में उच्च्च प्रतिष्ठा 
रखता है ।* विधवा विवाह मान्यता वाली जातियों में वह प्रथम है । जाट निरपवाद, 
रूप से ज्येषप्ठ त्राता की विधवा से विवाह करते हैं। वंदिक काल में यह प्रथा शुद्ध - 
आर्यो के तीन उच्च वर्णो में पाई जाती थी ।? रसेल के अनुसार जाट, ''कुलीनतसन्न, 
जिसमें ब्राह्मण, राजयूत, खन्नी जो राजपूतों में से निकले हैं, तथा बनिये को 
छोड़कर उच्चत्तम जाति है ।४ काइूनयो के अनुसार शारीरिक विशेषताओं, भाषा, 
चरित, विचारों, सरकार के आदश्शों और सामाजिक संस्थाओं में वर्तमान काल के 
जाट असंदिरध रूप से हिन्दुओं की तीन उच्च जातियों के किसी सदस्य की अपेक्षा 
बैदिक आर्यों के श्र प्ठतम प्रतिनिधि हैं ।* 

चारिन्रिक दृष्टि से जाट कठोर, अकल्पनाशील, भावुकता से परे व्यवहारिक 
एवं तात्कालिक बुद्धि के साथ हठीला और हृढ़निश्चयी हैं। ठोस तथ्यों के अभाव में 
केवल शब्दों से उसे कठिनाई से ही समझाया जा सकता है। जैसा कि इव्वेट्सन ने 


१. एटकिस्सन, गज़ेटियर नॉर्थ वेस्टने प्राविन्सेज़ ऑफ इण्डिया, जिलद ।५, भाग । 

“२. आर० वी० रसेल, ट्राइव्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि सेन्द्रल प्रा विन्सेज ऑफ इण्डिया 
जिल्द )॥, पृ० २३२२ 

३. ए० ए० मेकडानल, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १२६ 

४. रसेल, जिल्द ॥॥, प्रृ० २३१ 

५. कानुनगो, जाट पृ० ५ 


[| ७ ] 


उल्लेख किया, प्रवल स्वतंत्रता और धैयंशील कठोर श्रम उसके अच्छे गुण हैं । 
किन्तु साथ ही वह झगड़ालु भी है। जाट चरित्र की अन्य विशेषता उसका कठोर 
व्यक्तिवाद है। “पंजाब की सभी जातियों में जाट, जातीय अथवा सामुदायिक नियन्त्रण 
के प्रति सर्वाधिक अधयंवान्‌ है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सर्वाधिक हढ़ता 
से रक्षा करता है, वह स्वतंत्र है और वह हठधर्मी है, किन्तु चह उचित 
है ।”! भिन्न मत और सम्प्रदाय के वावजूद जाट आखिर एक जाट ही होता है। चाहे 
वह हिन्दू, सिक्‍्ख या मुसलमान हो, वह सग्रोच्रीय परम्परा के साथ अपने जातीय 
नाम से कट्टरता के साथ चिपका रहता है। प्रतिद्वन्दी के साथ संधर्ष में उसका 
जातीय गठबंधन काफ़ी मज़बूत रहता है । 


इस प्रकार जाद परिश्रमी किसान, और उत्कद यीद्धा के रूप में 
एक गतिशील प्रजाति रही है, जिसने अपनी मजबूत शारीरिक बनावद एवं 
जन्मजात स्वातन्त्रय प्रेम के साथ मिलकर सन्नहवीं शताब्दी में एक ऐसे प्रभावशाली 
आन्दोलन को जन्म दिया, जो पहले तो राजस्व देने वाले कृषकों से राहुदारी लूठटमार 
करने वालों के रूप में और वाद में राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित 
हो गया । 


जाटों की उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न मत 


राजपुतों की ही तरह जाटों की उत्पत्ति भी अत्यधिक विवादग्रस्त विषय है । 
अपनी सामरिक प्रकृति और भारतीय इतिहास में क्रमवद्ध तथा स्पष्ट उल्लेख के 
अभाव से उत्पन्न उत्पत्ति सम्बन्धी श्रामक परम्पराओं ने विद्वानों, विशेषकर यूरोपियन 
विद्वानों की पटुता को काफ़ी लुभाया । जिन्होंने अपना कार्य स्पष्टतया इस परिकल्पना 
के साथ प्रारम्भ किया कि राजपूत और जाट जेसी श्रेष्ठ एवं उत्साही युद्धप्रिय 
जातियाँ निश्चय ही अपेक्षाकृत उत्तर-पश्चिम से भारत में आने वाली नवीन जातियाँ 
ही रही होंगी । और उन्होंने वैदिक आर्यों के जीर्ण वंशजों पर नियन्त्र० पाकर उन्हें 
पूर्व तथा दक्षिण की तरफ़ धकेल दिया होगा, क्योंकि सिकन्‍्दर से अहमदशाह दुर्रानी 
तक के ज्ञात ऐतिहासिक युग में विदेशी आप्रवासियों ने निरपवाद रूप से इस क्षेत्र के 
लोगों पर अपना शासन लादा था | इसके अलावा यह एक सुविदित तथ्य है कि 
अनेक विदेशी जातियाँ, जैसे शक, कुषाग, हुण आदि मध्य एशिया से १०० ई० पूर्वे 
से लेकर ६०० ई० सम के बीच सफलतायूवंक भारत में श्रविष्ट हुई और वे हिन्दू 
समाज द्वारा आत्मसातु कर ली गई । 


१. रोज, पंजाव ग्लॉसरि, जिल्द ॥, पृ० ३६६; 
इब्बेट्सन, पंजाब कास्ट्स, पृ० २२१ 


[ (८ ] 


जेम्स टॉड के इस मत का, कि जाट इण्डो-सीथियन कुल के हैं; जो ईसा से 
एक संदी पूर्व अपने निवास स्थान ऑक्सस घाटी से पंजाब में प्रविष्ठ हो गए थे, 
करमिंघम १, इब्वेटसन *, विसेन्ट स्मिथ? आदि विद्वान समर्थन करते हैं। अन्य विद्वान 
इलियट, जैकसन व कैम्पवेल* इनको कुपाण अथवा युह-ची जाति से सम्बद्ध करते 
हैं । डा० ट्रम्प तथा वीम्स ने शारीरिक तथा भाषा दोनों दृष्टि से जाठों के शुद्ध 
इण्डो-आयेन वंशज होने का दावा किया ॥४ किन्तु अनेक विद्वानों ने उनके दावे को 
यह कहकर नकार दिया कि “भाषा नस्ल की जाँच नहीं है। मिलर के अनुसार 
जाटों को सीथियन प्रमाणित करने में अभी काफ़ी शोध करने की आवश्यकता है, 
जबकि आकृति विज्ञान को महत्व दिया जाय तो उनकी आये उत्पत्ति पर कोई सन्देह 
नहीं कर सकता ।* नेसफील्ड के अनुसार जाट शब्द यदु या जदु का ही आधुनिक 
हिन्दी उच्चारण है, जिसे आध्युनिक जादव राजपूतों के रूप में देखा जा सकता है ।४ 
कानूनगो के अनुसार जब तक हम महाभारत में उल्लिखित जातू का एवं माद्गरका 
(अध्याय, ४॥॥, इलोक २०३२,२० ३४) की पहचान जाठ के साथ स्वीकार करने के 
लिए तैयार नहीं हो जाते, जैसा कि प्रमुख विद्वान ग्रियसंव और जेम्स कैम्पवेल ने 
सुझाव दिया है, तव तक हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं जाटों का उल्लेख नहीं 
मिलता है १९ 
इण्लो--सीथियन सत 

इस मत का प्रतिपादक जेम्स टॉड भारतीय जाटों की पहचान सध्य एशिया 
के गेटे से करते हुए लिखता है, “युह-ची जिहुन (ऑक्सस) के साथ-साथ 
बेक्ट्रिया भें स्थापित हो गए थे और प्रकारान्तर से जेता या येतान नाम धारण 
कर लिया जिसे गेटे कहते हैं, यूतानियों ने इन्हें ही इण्डो-सीथियन कहा है ।११ 


२. कर्निधम, हिस्ट्री ऑफ दि सिख्स, पृ० ५ 
२.. इव्वेट्सन, पंजाब कास्ट्स, पृ० २२० 
३. जरनल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६ ई०, पृ० ५३४ 
४ इलियट, मेमॉय्स ऑफ दि रेसेज, जिल्द ।, पृ० १३५ 
५. गज़ेटियर ऑफ दि बम्बई प्रेसीडन्सी, जिल्‍द ।, भाग ।, पृ० २ 
६. वही, जिल्द ।5, भाग ), पृ० ४६१ 
७. इलियट, मेमॉयर्स ऑफ दि रेसेज़ जिल्द ), १३५-३७ 
८ डिस्ट्रिकवट गज्ेटियर ऑफ मुज़फ्फ़रनगर, १६२० ई०, पृ० ७६ 
€. एम०सी०प्रधान, दि पोलिटिकल सिस्टम ऑफ दि जाट्स जॉफ चाँद इण्डिया, पृ० ३ 
१०. कानूनगो, हिस्टारिकल एसेज, पृ० ४२ 
११. विस्तृत विवेचन के लिए देखें, टॉड, जिल्द ।, पृ० ७४-७६; 
इलियट, सप्लीमेंट ट्‌ दि ग्लॉसरि ऑफ इण्डियन टम्से, पृ० ४८५ से ४६१ 


[ ६ ] 


अपने कथन की पृष्टि में वह डी जिगने की आधिकारिक सूचता का हवाला देता है, 
जिसमें सिधु पर सीथियन उत्पत्ति के विषय में महत्वपुर्ण जानकारी दी गई है, और 
यह बताया गया है कि वे हिंदू जातियों में मिश्रित नहीं हुए |" ईसा के प्रारम्भिक 
वर्षों में युह-ची सिंध प्रदेश में आकर बसे, उनका अब भी नाम जीत या जाट है, 
और अब भी वे सिंधु के दोनों किनारों में काफ़ी संख्या में हैं ।* कर्निधम इन्हें 
स्ट्रंबो के जन्यी तथा प्लिनी व टॉल्मी के जती से पहचान करता है, और यह 
मान्यता रखता है कि वे ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में ऑक्सस के अपने स्थान से पंजाब 
में प्रविष्ट हुए थे ।? इस मत का अंतिम विद्वान विप्लेन्ट स्मिथ कहता है, “जब छठी 
सदी के अनेक झुण्ड इण्डो-सीथियन, गूजर एवं हुण जनजातियों के समृह बस गए, तो 
उनके राजघराने राजपूतों की तरह स्वीकृत हो गए, और जिन्होंने स्वतंत्रतापुर्वक 
कृषि कार्य अपनाया बे जाट हुए ।7४ 

जाटों की गेटिक उत्पत्ति के विरुद्ध जो एकमात्र आपत्ति सामने लाई गई, 
वह यह है कि उनका साम भारत के ३६ राजकुलों की सूची में है इसलिए वे शुद्ध 
हिन्दुओं की श्रणी में आते हैं। किन्तु डॉड यह कहकर इस तक को समाप्त करता 
है कि यद्यपि उनका नाम सूची में है, तथापि वे कभी भी राजपूत नहीं माने गए, 
और कोई भी राजपूत उनके साथ विवाह नहीं करता ॥* इसके अलावा जाट एवं 
राजपुतों की परम्परागत शत्रुता अत्यधिक संदेह पैदा करती है कि ये दोनों भारत में 
एक ही समय में सहयोगी की तरह प्रविप्ट हुए, जँसा कि इण्डो-सीथियन मत के 
समर्थक इनका निष्क्रमण क्रम प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं । हर कहीं हम यह पाते 
हैं कि भूमि पर अधिकार करने वाले प्रारम्भिक जाटों का स्थान नये राजपूत शरणा- 
थियों ने ले लिया था । मालवा में परमारों मे उन्हें हटा दिया था और तंवरों ने 
उनसे दिल्‍ली छीन ली थी । राठौड़ों ने उनसे बीकानेर छीन लिया और भाटियों ने 
जैसलमेर पर अपना शासन स्थापित किया ।*$ 

पंजाव के लगभग सभी जाट ग्ोत्रों की परम्परा पूर्व या दक्षिण पूर्वी राजपुताना 
एवं केन्द्रीय प्रान्तों को अपने मूल स्थान के रूप में इंगित करती है ।१ लोक परम्परा 


१, एलफिन्स्टन, हिस्द्री ऑफ इण्डिया, पृ० २४६-५० 

२. वही, पु० २४६; इलियट अपने इण्डियन ग्लॉसरि के सप्लीमेंट में बह दावा करते 
हैं कि सिधु के जाट और भरतपुर के जाट एक ही उत्पत्ति से हैं, पृ० ४८६ 

३. करिघम, आकि० सर्वे०, जिल्द ॥, पृ० ५१-६१ 

४, जे० आर० ए० एस०, १८६६ ई०, पूृ० भरे४ 

५, टॉड, जि० ।, पृ० १२७ 

६, कानुनगो, जाट, परिशिष्द अ' पु० ३२४ 

७. सैज़, पंजाब ग्लॉसरि, जि० ॥, पृ० ५६ व ४७२, जि० 8, पृ० ५६ 


[£ १० । 


को दृष्टि से जाट इण्डो-आर्य॑न हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर निष्क्रमित हुए, न कि 
इण्डो-सीथियन जो कि ऑक्सस घाटी से उत्तरे थे । निस्संदह जाटों का एक निश्चित 
वर्ग भाटियों के साथ भारत के वाहर निष्क्रमित हुआ, और अनेक शताब्दियों के 
पश्चात ईरान की सीमांओं से होकर सिन्धु के पूर्व में पुनः प्रविष्ट हुआ, किन्तु इसी 
कारण से वे विदेशी आक्रान्ता नहीं कहे जा सकते ।  कानूनगो लिखते हैं, अगर केन्द्रीय 
एशिया के गेटे किसी प्रकार आयेन जदु या जाट हो सकते हैं, तो विपरीत क्रिया से 
भारतीय जदु भी केन्द्रीय एशिया के गेटे के रूप में विकृत हो सकते हैं ।* 


नृवंशीय व्याख्या 


हरवर्ट रिज़ले ने शारीरिक वनावट की हृष्टि से भारतीय लोगों को सात 
मुख्य समूहों में विभक्त किया है। इनमें द्वितीय इण्डो-आयंन शैली है, जो पंजाब, 
राजपुताना व कश्मीर में है, ऑर राजपूत खत्री तथा जाट इसके चारिचिक सदस्य 
हैं । यह वर्ग परम्परागत भारतीय उपनिवेशिक आर्यों के अत्यधिक निकट है । वत्तगान 
में पंजाव व राजपूताना में इनका अस्तित्व एक निश्चित शारीरिक बनावट लिए हुए 
है, जिनका प्रतिनिधित्व जाट व राजपूत करते हैं। इनकी विशेषता अपेक्षाकृत लम्बा 
सिर, सुन्दर सपाट नाक, लम्बा सुड़ौल संकीर्ण चेहरा, पुणं विकसित ललाट, चेहरे 
का ऊँचा कोण, ऊँचा कद एवं आक्ृति की सामान्य वन्तावट है| पुरे समह में चमड़ी 
का प्रभावी रंग हल्का साफ़ भूरा है १ 


रिज़ले आगे लिखते हैं कि सीथियन मत का आधार फिल्‍मी साहश्यता तथा 
सन्दिग्ध धारणा है, जिसमें जाटों की पहचान हेरोडोटस के गेटे के साथ की गई है । 
इस तथ्य से अलग, कि नामों की साम्यता अधिकतर भ्रान्ति पेदा करती है (उदाहरणतः 
इन गेटे की रोमन पहचान ग्रोथ के साथ की जाती है), हमारे पास यह विश्वास 
करने के अच्छे ऐतिहासिक कारण हैं कि भारत में आने वाले सीथियन आक्रमणकारी 
ऐसे क्षत्र से आए थे जो बड़े सिर वाले नस्ल के व्यक्तियों द्वारा अधिकृत था और 
निश्चय ही वे स्वयं इसी श्रेणी से संबंधित रहे होंगे। सभी चविवरणों से वे लोग 
घुड़सवारों के झुण्ड, विशाल चेहरा, गाल की ऊंची उठी हृड्डियाँ, छोटे व मज़बूत 
कद के और धनुष के प्रयोग में प्रवीण थे । मध्य एशियाई घास के मैँदानों के अपने 
मूल स्थान में उनके जीवन का तरीक़ा खानावदोश पशु-चरवाही का था और उनकी 
नस गिक प्रवृत्ति लुट्मार की थी । इसलिए प्रत्यक्षतः यह असम्भावित लगता है कि 


कानूनगो, जाट, परिशिष्ट अ' पृ० ३२४ 

वही, पृ० ३२७ 

. हरे रिजले, दि पीपुल ऑफ इण्डिया, पृ० ३३ 
« वही, पृ० ४६ 


कक की २ की 


[ ११ ] 


उनके वंशज ऐसे कबीले में देखे जायें जो आवश्यक रूप से लम्वे सिर वाले, घुड़सवार 
की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत लम्बे उ्वं भारी व्यक्ति है और जो भ्ृत्त में खाना- 
बदोश तथा लुटेरी परम्परा के बिना क्ंपक के रूप में वस गए थे । ये ऐसे विरोधा- 
भास हैं जो सीथियन की जाट व राजपूतों के साथ पहचात में वाधक है |" 


इब्बेटसन के अनुसार मूलत: जाट व राजपुत भारत में दो पृथक आवन्रजक 
लहरों का प्रतिनिधित्व करते है, ओर उनकी भिन्नता नृवंश की अग्क्षा सामाजिक है। 
रसेल लिखते हैं कि अगर इव्वेटसन का विवरण स्वीकार कर लिगा जाय तो जाट 
निश्चय ही आकमणकारी लोगों का मुख्य दल रहा है, चाहे वे आय हों या सीथियन, 
जिनमें राजपूत नेता थे ।* 


महाभारत कालीन उल्लेख 


अधिकांश विद्वानों हारा जाट शारीरिक और भाषा की सम्मिलित जाँच 
द्वारा शुद्ध आय घोषित किए गए हैं। जहाँ तक सामाजिक और धामिक आचारों का 
सम्बन्ध है, सभी पर्यवेक्षक सामान्यतया सहमत हैं कि इन मामलो ने जाट आये उत्पत्ति 
की अन्य स्वीकृत हिन्दू जातियों से अधिक भिन्न नही है । किन्तु जाटों की इण्डो-भार्यन 
उत्पत्ति में प्रमुख वाधा प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लिखित आये कवीलों के साथ 
निश्चित. पहचान का अभाव है । 


ऐतिहासिक युग में जाट लोगों के निवास स्थाव सिन्ध व पंजाब के विभिन्‍न 
कवीलों का वर्णन महाभारत में आया है | उसमें जांतृ का के नाम से पहचाने जाने 
वाले लोगों का उल्लेख माद्रका के साथ है | दोनों का चरित्र बहिका (वाहरी या 
विदेशी ) कहा गया है । जेम्स कैम्पवेल और प्रियसेत ने इसे सस्कृत साहित्य में जाटों 
का प्रथम उल्लेख माना है| महाभारत के इस संदर्भ) में वहिफा जातू को का चरित्र 
कार्फ: निन्दनीय बताया गया है, जो जाएें के साथ उत्की पहचान में महत्वपूर्ण 
आपत्ति है । इव्बेट्सन के अनुसार उपयुक्त विवरण में उल्लिखित प्रदेश स्पष्टतः 
पंजाब है, और यहाँ के लोग वह्का या जातू का जाट लगते है, तथा यह विवरण 
उस युव का सन्दर्भ प्रकट करता है, जब वे नऐ-नऐ पंजाब में बसे थे और हिन्दू 
प्रभाव में नहीं आए थे । किन्तु कनुतगों ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि 


१. हरवर्ट रिजले, दि पीपुल आफ इण्डिया, पृ० ६०-६१ 


२. रसेल, जि० ॥॥, पृ० २२५-२६०; इब्वेटसन, पंजाव कास्ट्स, पृ० २२० 
३. महाभारत, कर्ण पर्व, अध्याय ४४, एलोक १० 


४, रसेल, जि० ॥॥, पृ० २२७ 


हक .] 


केवल जातीय नामों की ध्वन्तिगत समानता के अलावा अस्तावित पहचान का कोई 
ठोस आधार-नहीं है । ' 
जठर और जाट 


जिस प्रकार यूरोपियन विद्वानों ने कुछ साहित्यिक उल्लेखों एुवं ध्वनिगत 
समानता पर आधारित विभिन्‍न काल्पनिक मत प्रकट किए, उसी प्रकार कुछ 
भारतीय विद्वानों ने भी उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं को खोज निकालने का प्रयास 
किया । एक ऐसे ही मत के अनुसार महादेव की जठा से उत्पन्त होने के कारण ये 
लोग जाट कहलाए । * इसी प्रकार अलीगढ़ के एक जाट संस्कृत विद्वान पं० गिरिवर 
प्रसाद के लिए अंगद शर्मा हारा लिखित “जठरोत्पत्ति' नामक अन्य में इस मत 
की स्थापना की गई है । वह मुख्यत्त: जाठों के काल्पनिक पूर्वज जठरों पर केन्द्रित 
ध्वनि की समानता पर निर्भर रहा है। यह सभी प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित जाठर 
कचीले की एक शइ खला है, जिसकी उत्पत्ति का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार 
आता है? : “जब भृमु के पुत्र (परशुराम) ने सभी योद्धा वर्ग (क्षत्रिय) को नष्ट 
कर दिया तो उनकी पुन्नियों ने यह देखकर कि विश्व क्षत्रियों से शुन्य हो ग्रया है, 
पुत्र पाने की इच्छा से ब्राह्मणों को धारण किया और अपने गर्भ (जठर) में पड़े बीज 
को सर्तेकतापुर्वेक संजोते हुए क्षत्रिय पुत्रों को पैदा किया जो जाठर कहलाए ।* 


ग्राउसे के सतानुसार इस कल्पना में कोई बड़ी असम्भावना नहीं है कि जाठर 
झब्द जाट में घटा दिया गया हो, किन्तु यह अत्यधिक विचित्र है कि ऐसा तथ्य पहले 
कभी उल्लिखित नहीं किया गया ।* शास्त्री के मत का सटीक उत्तर देते हुए कानुनगो 
लिखते हैं, ध्वनि-साम्यता के अलावा जाट व जाठर को जोड़ने का कोई भी सूत्र 
या परम्परा नहीं है । इसके अलावा जाठर अगर पूर्णतः विलुप्त लोग रहे होते तो 
कोई भी इस दावे की विसंग्रति की ओर से आँखें मूंद लेता, किन्तु वे अब भी जाटों 
के साथ विना किसी सम्पर्क का दावा करते हुए दक्षिण भारत में उपस्थित हैं ।* 


१. कानूनगो, जाट, पृ० १३ 
२. इलियट, सप्लीमेन्ट सलॉसरि, पृ० ४८८ 
हे. क्षत्रशुत्ये पुरालोके भागंवेन यदाकृते । 
विलोव्याक्षत्रियाँ धात्रों कन्यास्तेपां सहललश: ।। 
ब्राह्मणात्‌ जश्हुस्तस्मिनु पुत्रोतपादन लिप्सया । 
जठरे धारितं गर्भ सरंक्ष्य विधिवत पुरा । 
पुत्नात सुपुविरे कन्या जाठरान क्षत्रवंशजान ॥ 
४. एफ० एस० ग्राउसे, मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमाँयर, भा० । पृ० २१-२२ 
- कानूनगो, जाट, पृ० १७ 


रद 


[ १३ ] 


जाटों की यादव उत्पत्ति 


जादों की परम्परा सिन्धु के पश्चिम क्षेत्र में अपना उद्गम ? और अपने को 
यदुवंशी मानती है। पाँचवी शताब्दी का एक अभिलेख उनके ३६ राजकुलों में होने और 
उनके यद्धुवंशी होने के दावे को सुदृढ़ करता है । * यद्यपि ध्वनिगत कठिनाई जाटों की 
यादव उत्पत्ति के रास्ते में भी है, तथापि इसका निराकरण जाटों की पहचान हैहय 
यादवों की एक शाखा जात के साथ करने से हो जाता है। ? यद्यपि इसमें भी एक 
कठिनाई यह है कि हैहयों का निवास दक्षिण में नर्मदा के किनारे था, जवकि जाट सदा 
से पश्चिमी भारत के निवासी रहे हैं । 


यदुवंशी निश्चय ही श्री क्रृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, जिनके 
बारे में महाभारत व पुराणों में विस्तृत जानकारी मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल में यदु 
सप्तर्सिधु भूमि में रहते थे और साहसी प्रवृत्तियाँ तथा असनातनी विश्वास उनकी 
विशेषताएँ थीं। इस कवीले की किददन्‍्ती के अनुसार यदु राजा ययाति का ज्येष्ठ 
पुत्र था। ११ वीं सदी में अलवेरुती श्रीकृष्ण के बारे में लिखता है, “तब मथुरा 
शहर में शासक कंस की वहन से वासुदेव के यहाँ एक वच्चे का जन्म हुआ। वे जद्‌ट 
परिवार, पशुपालक, निम्न शूद्र लोग थे ।* 

प्राचीन यादवों की आधुनिक जाटों के साथ तुलना में हमें कवीलीय स्थिति 
की एक समान विशेषता हृष्टिमोचर होती है। जिस प्रकार यदु की संत॒ति की 
बहुप्रजा अण्डक, भोज, कुकुर, दर्शणा आदि विभिन्‍न कबीलों की सम्वद्धता द्वारा 
मिश्रित यादव जाति उभरती है, वसे ही जाटों में भी सिनसिनवार, सोगर, खूु टेल, 
तेनवा, देशवाल आदि विभिन्‍न गोत्रों की उत्पत्ति की परथक परम्पराएँ हैं, जो मिलकर 
जाठ जाति को एकरूपता प्रदान करती है | जैसे डेरा गाजीखान के वाब्वर भी अपने 
को जाठद कहते हैं,' जो स्पष्ट रूप से यदु वंश से सम्बद्ध वाहरी प्रदेश के लोग थे ।० 
इसका समर्थन भागवत पुराण के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कहा गया है कि 


१. वाल्टर हेमिल्टन, दि ईस्ट-इण्डिया गज्ेटियर, जि० |, पृ० २३३ 

२. टॉड, जि० ।, पु० १२९७-२८ 

३. विष्णु पुराण से पता चलता है कि विख्यात कात्तंवीय॑ अजुन के सौ पुत्रों में से 
एक जयध्वज था । उससे हैहय वंशियों की पाँच बड़ी शाखाएंँ प्रचलित हुई, 
जिनमें से एक का नाम जात या सुजात था। 
विष्णु पुराण, अंग्रेजी अनु० एच० एच० विह्सन, पृ० रे३५, पा० दि० २० 

४. आरण० पी० चन्दा, इण्डो-आर्य रेसेजू, पू० १६ | 

५. अलवेझूनी का भारत (हिन्दी अनु०), ए० २८७ 

६. गज़ेटियर ऑफ दि डेरा गाजीखान डिस्ट्रिक्ट (१८६३-६७ ई०), ० ५८ 

७. रोज, पंजाब ग्लॉसरि, जि० ॥, पृ० ५६, ४७२ 


[ रैड ] 
राजा सागर ने हैहयों का नाश करने के वाद शक, यवन और वारबरों के विरुद्ध 
शस्त्र उठाए, जो हैहयों के मित्र रूप में उसके पूर्वजों के विरुद्ध लड़े थे ।" 


एक अन्य मान्यता के अचुसार परशुराम के फरसे से बचने के लिए यदु वंश 
के अनेक लोगों ने भी पहाड़ों में शरण ली अथवा निम्न जातियों के बीच अपने को 
छिपा लिया था। बिना उचित संस्कार के वे शुद्रों की तरह विकसित हुए ओर बाद 
में ऋषि कश्यप ने उनका उद्धार करके उन्हें क्षत्रिय पद प्र पुन्त: प्रतिष्ठित किया । 
यह सम्भवत: क्षत्रिय वर्ग का प्रथम निर्माण था, जैंसा कि बाद के युग में अग्तिकुल का 
हुआ । इसी कारण वश्यप गोत्री जाट राजपूत रक्त के दावे के साथ, अपने संरक्षक 
संत के प्रति अच्छी सेवाओं के लिए, प्राचीन यादवों के साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ते हैं ।* 


यदि ये लोग मूलतः यदु थे तो इन्होंने जाट नाम कब और क्यों धारण किया, 
इसकी प्रामाणिक व्याख्या ठीक उसी प्रकार से नहीं की जा सकती, जिस प्रकार 
से क्षत्रियों के राजपूत कहुलाने के बारे में स्पप्ट रूप से नहीं कहा जा सकता । टॉड 
ने इसका एक कारण यह बत्ताया है कि यदु वंश की शाखाओं ने जाटों के साथ 
भन्तविवाह किया, उस कारण उनका सामाजिक दर्जा धट गया, और उनकी मिश्रित 
संतान ने माता का नाम ग्रहण कर लिया होगा ।? 


निष्कपषेत: यह कहा जा सकता है कि जब भापायी या नृवशीय आधार पर 
जाटों की इण्डो-आयंन उत्पत्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती तब उनकी यदु वंशी 
प्रम्परा की विवेक संगत मान्यता को इस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है 
कि इसमें कालक्रमानुसार बाहरी जातियाँ भी शामिल हो गई होंगी । भारतीय 


१. भागवत पुराण, नवम स्कनन्‍्ध, अध्याय ५॥।, श्लोक ५ 
२- कानूनगो, जाट, पृ० २२ 
३- टॉड, जि० |, प्ृ० १२६ पा० टदि० २ 
४. लगभग सभी प्रारस्भिक जाट शासकों के वंश वर्णन का उल्लेख करते हुए 
समकालीन कवि उन्हें यदुवंशी बतलाते हैं, देखें, कवि सूदन, सुजान चरित्र, 
पृ० ४, कवि सोमनाथ, सुजान विलास (पा० लि०), पृ० १३३ ब, कवि 
उदयराम सुजान संवत्‌ में लिखता है-- 
तीन जाति जादवन की, अंधक विस्ती, भोज । 
तीव भाँति तेई भये, ते फिर लिनही पेज ॥ 
पूर्व जन्म ते जादव विस्नी, तेई प्रकटे आइ सिनसिनी ॥। 


देखे, मोतीलाल गुप्त, मत्स्य प्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन, पृ० २१४ 


[ १५ ] 


इतिहास में वर्ण व्यवस्था के विघटन एवं नए वर्गों के उदय और उत्तर-पश्चिमी 
सीमान्‍्त से प्रविष्ट होने वाली विदेशी जातियों की विभिन्न लहरों" को देखते हुए 
जातीय मिश्रण की ऐसी सम्भावनाओं को निमुल नहीं कहा जा सकता । 
भरतपुर का शासक परिवार 

भूतपूर्व भरतपुर राज्य के शासक मूलतः: अपने को श्रीकृष्ण के वंशज एवं 
यादव (यदुवंशी) क्षत्रिय मानते हैं। करौली व भरतपुर दोनों के शासकीय घराने 
सिन्दपाल को अपना संयुक्त पृव॑ज मानते हैं । सिन्दपाल से, १२वें क्रम में तहनपाल के 
अनेक पुत्र थे, जिनमें से ज्येप्ठ धमंपाल से करौली और उसके तीसरे पुन्न मदनपाल 
से भरतपुर के परिवार निकले हैं। यदुवंशी कृष्ण के पौराणिक उल्लेखों के बाद 
कुछ-कुछ वास्तविक इतिहास धर्मपाल से शुरू होता है, जो तिथिक्रमकों की सूची के 
अनुसार कृष्ण के ७७वें वंशज थे । उसकी रुम्भावित तिथि ८५०० ई० है । कहा जाता 
है कि वह और उसके उत्तराधिकारी वयाना में रहे थे ।* 

४रतपुर परिवार मदनपाल के वंशज बालचन्द से अपनी उत्पत्ति बतलातता है, 
जो सिन्दपाल से १६वाँ उत्तराधिकारी था। वालचन्द से सम्बन्धित कहानी इस प्रकार 
है---एक दिन वालचन्द अपनो परम्परानुसार लूटपाट के लिए गया। मार्ग में वह 
हिण्डौन के एक डोगर वंशी जाट से मिला | यह जाट होडल से अपनी पत्नी को गाँव 
ले जा रहा था। बालचन्द ने जाट व उसकी पत्नी दोनों को बन्दी वना लिया और 
उन्हें अपने गाँव सिनसिनी ले गया। वालचन्द के अपनी पत्नी से कोई सन्तान नहीं 
थी, इसलिए उसने इस जाट औरत को अपनी रखेल वना लिया, जिससे विज्जी और 
सिज्जी दो पुत्र हुए। इन्हें राजपूत समाज से वहिष्कृत कर दिया गया और जाट 
माना जाने लगा । अपना स्वयं का कोई गोत्र न होने के कारण उन्होंने अपने पैतृक 
गाँव सिनसिनी से सिनसिनवार नाम धारण किया और उत्तके वंशज प्रसिद्ध 
सिनसिनवार जाट कहलाए । वालचन्द के जाट वंशजों में सर्वप्रथम ख्याति प्राप्त करने 
वाला ऐतिहासिक व्यक्ति सिनसिनी के जमीदार खानचन्द का पुत्र बृुजण था ।)_ ७ 


१. ए० एच० विगले, जाट्स एण्ड गूजर, पृ० ६ 

२. ब्रोकमेन, पृ० २६; ज्वाला सहाय, पृ० २५; इस वंश क्रम की सूची के लिए देखें, 
धाकि० सर्वे०, जि० 5», पृ० ६ (१८८२-८३ ई०) 

है, ब्रोकमेन, पृ० २६; ज्वालासहाय, पृ० २४; औडायर, फाइनल रिपोर्ट, 
(१६००-१६०१ ई०), प्रृ० २६; असंकिन, इम्पीरियल गज़ेंटियर ऑफ इण्डिया, 
प्राविन्सियल सिरीज्‌ : राजपूताना, १६९०८ ई०, पृ० ३२२; सी० यू० एटचीसन, 
ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूस, जि० ।॥ ॥, पृ० १७५; वृज 
के पूर्वजों के वंशानुक्रम के लिए देखें, सुजान चरित्र, ० ४-५ और रामकवि का 
छत्दसार (मत्स्य की देन, पृ० ७७) 


अध्याय-२ 


ज्ञाद शक्ति का उदय 


7207 66960 0५ +8]69# 7५8 - एरंधावां 


जाट शक्ति का उदय 


प्रारम्धिक हतिहास 


ऐतिहासिक दृष्टि से छवीं तथा ११वीं शताब्दी में मुस्लिम इतिहासकारों के 
वृत्तान्तों में हम सर्वप्रथम जाटीं के विषय में सुनते हैं ॥ सातवीं शताब्दी में सिन्ध में 
जाटों को ब्राह्मण वंश द्वारा शासित पाते हैं।' पेशे की हृष्ठि से जाट इस क्षेत्र में 
मुख्यतः कृषक ही थे, यद्यपि सेनिक क्षेत्र में भी वे अग्रणी थे। १०२४ ई० में 
सोमनाथ से लौटठती हुई गजनी के सुल्तान महमूद की सेना पर जाटों का साहसिक 
आक्रमण सर्वंविदित है, जिन्हें दण्डित करने के लिए उसे भारत पर एक और बाक्रमण 
करना पड़ा था ।* ११६२ ई० में कुतुबुद्दीत ऐवक को जटवान के शक्तिशाली विद्रोह 
का सामना करना पड़ा, जो सम्भवतः हरियानवी जाटों का जातीय स्तर पर प्रथम 
संयठित विद्रोह था । बलवन के शासन के प्रारम्भिक वर्षो में शेर खाँ को हम भटनेर 
के आसपास जाटों का दमन करते हुए पाते हैं। मुहम्मर विन तुगलक को भी इस 
क्षेत्र भें जाटों के विरुद्ध प्रयाण करना पड़ा था ।* तैमूर ने जब पंजाब पर बाक्रमण 
किया तो उसे भी जाटों का स्वामना करवा पड़ा था । 


मुगल सम्राठ वाबर जाठों को नीलाम और भेरा की पहाड़ियों के वीच 
निवास करते पाता है, जहाँ वे गक्खर सरदारों के प्रभुत्व में थे । सियालकोट के 
बाबर के शिविर के निकट जब इन लोगों ने उदण्डता प्रदर्शित की, तो बाबर ने ' 
उन्हें कठोर दण्ड दिया था ।* बावर की मृत्यु के वाद के अस्थिर युग में कोट कबुलाह 


१. चचनामा, इलियट द्वारा उद्धत भारत का इतिहास (हिन्दी), जि० ।, पूृ० १३४५ 

२. इस अभियान के विस्तृत विवरण के लिए देखें, तिजामुद्दीन अहमद की तबकात- 
ए-अकबरी (अग्रेजी अनुवाद), जि० । पृ० १६ 

३. ताजुल-मभासीर, इलियट, जि० ॥, पृ० १५६ 

४. बरतनी की तारीख-ए-फीरोजशाही, इलियट, जि० ॥॥, पू० ७३ व १७४ 

५. तुनुक-ए-वावरी, इलियट, जि० ।५, पृु० १७७ व १८२ 


श्प 


[ १६ ] 


(मुल्तान के समीपवर्ती) के एक साहसी डकत सरदार फतह खान जाट ने लाखी 
जंगल (रावो-सतलज का मध्यवर्ती क्षेत्र) के सारे इलाके पर अपना अधिकार कर 
लिया और लाहीर से पानीपत के राजमार्ग को लुटमार एवं उपद्रव द्वारा जामन में 
रखा | शेरशाह ने १५४३ ई० में पंजाब के गर्वंनर हैवत खान नियाजी को इस 
विप्ल्न को दबाने के लिए भेजा, जो अनेक अभियानों के वाद उसे समाप्त करने में 
सफल रहा |" 


ओरंगर्ज ब के शासन काल सें जाट विद्रोह 


लगभग एक शताव्दी की सम्मोहक शान्ति के बाद औरंगजेब के शासन 
काल में मुस्लिम शासन के विरुद्ध जाठों का संगठित विद्रोह, जो धामिक भसहिष्णुता 
और भूमि सम्बन्धी अभियानों के विरोध के रूप में शुरू हुआ था, एक अलग घटना 
नहों थी। सन्नहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में औरंगजव की धर्मनिष्ठ गतिविधियों और 
प्रशासनिक उत्पीड़न के अभद्र त्रीक़ों से विचलित हिन्द भारत ने करवट बदली । 
अनजाने में ही यह सम्राट हिन्दू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का कारण बना। दूर 
महाराष्ट्र में जिस नये जीवन का स्पंदन हुआ, उसने उत्तर की तरफ़ बढ़कर हिंदू समाज 
के गतिहीन अगों में संचार फू क दिव्या । सशक्त जाट विद्रोह भी पहले से चला भा 
रहा एक प्रभावशाली आन्दोलन था, जो पहले तो राजस्व देने वाले कृषकों से राहुदारी 
व लुटमार करने वालों के रूप में और वाद में राजनीतिक श्वक्ति के रूप में परि- 
बर्षित हो गया था । 


सथुरा व आगरा का कृषक-विद्रोह 


निस्‍्सन्देंह मथुरा व आगरा के किसान इस युग में बदनाम करदाता रहे थे 
और प्रायः वल प्रयोग द्वारा ही उनसे राजस्व की वसूली होती थी।* किन्तु जब 
राजस्व संग्रहकों और फौजदारों ने अपने प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करना शुरू किया, तो उसकी प्रतिक्रिया ने कृषक जाटों 
के आन्दोलन को शक्ति तथा संगठित होने की प्रेरणा प्रदान की । इस प्रतिकारात्मक 
आन्दोलन का पहला शिकार शाहजहाँ के समय में मथुरा, महावन और कामां 
पहाड़ी का फोजदार मुर्शीद कुली खाव था, जो अपने दुर्दान्त काश्तकारों के विरुद्ध 


१. कानूसगो, शेरशाहु और उसका समय (हिन्दी अनु ०), पृ० ३१२-१४५ 


२. जदुनाथ सरकार, हिस्द्री भाँफ औरंगजेब, जि० ॥, पृ० २६१; फ़ारुक्ी, 
औरंगज्ञेंच एण्ड हिज टाइम्स, पृ० १२५ 


| २० ) 

अशभियानों का उपयोग अपनी कामलिप्सा की सन्तुष्टि के लिए करता था ।' १६३८ 
ई० में वह जाटों की एक सुदृढ़ बस्ती पर आक्रमण के दौरान गोली लगने से मारा 
गया था ।* शाही आदेशानुसार मिर्जा राजा जयसिंह को हम १६३७ ई० में 
हिण्डौन, ६६४७ ई० में महावत और १६५० ई० में कामां, पहाड़ी तथा खोह के 
विद्रोही किसान जाटों का दमन करते हुए पाते हैं ।? शाहजहाँ के शासन के अन्तिम 
वर्षों में उत्तराधिकार युद्ध से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर मथुरा, आगरा व 
अलीगढ़ के किसानों ने अशान्ति फला दी और मार्गों पर लुटेरों का राज्य हो 
गया था ।* ठेनवा जाटों ने अपने मुखिया नन्दराम के नेतृत्व में राजस्व देना बन्द 
कर दिया, यद्यपि युद्ध समाप्त होते ही १६६० ई० के लगभग उसे सम्राट औरंगजेब 
के समक्ष आत्मसमपंण करना पड़ा ।* किन्तु इनकी गतिविधियाँ जारी रहीं और 
जून १६६२ ई० में अलीगढ़ जिले में इतनी अशान्ति फैल गई थी कि राजधानी से 
उनके दमन हेतु सेना भेजी गई ।* 


१. इससे सम्बन्धित एक घटना का वर्णन माआसीर-उल-उमरा में इस प्रकार 

किया गया है “श्री कृष्ण के जन्म-दिवस पर मथुरा के सामने यमुना पार 

गोवर्धन (गोकुल) में हिन्दू स्त्री-पुरष एक विशाल मेले में इकद्ठे होते थे। 

हिन्दुओं की तरह माथे पर तिलक लगाकर और घोती पहनकर खान (मुर्शीदि 

कूली खान) भीड़ में चला जाता था, और जव किसी सुन्दर रमणी को देखता 

तो उस पर मेमनों के झुण्ड पर झपटने वाले भेड़िए की भाँति झपटता और 

उन्हें पकड़कर, नाव में विठाकर, जिसे उसके आदमी यमुना किनारे तैयार 

रखते थे, आगरा भगा ले जाता था। शर्म के मारे हिन्दू कभी यह प्रकट नहीं 

करते कि उनकी पुत्रियों के साथ क्या हुआ । माआसीर-उल-उमरा (हिन्दी 

सअनु०), जि० ४, पृ० ४८६ 

यह युद्ध शाहजहाँ के शासन के ११ वें वर्ष में सम्भल के अन्तर्गत जटवाड़ में 

हुआ था, मा० उल-उमरा, जिं० ॥, पृ० १२० पा० दि० ४ 

३. ए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ फ़रमान, मन्सूर एण्ड निशान, फ़रमान संख्या रेड 
(४ जून १६३७) व ४८ (१ जुलाई १६४५० ई०) 

४. फ्रंकोइस वनियर, ट्रे वलस इन दि मुगल एम्पायर, पृ० ४ 

प्‌, दवी० एस० भागंब्र का यह कथन अप्रमाणिक लगता है कि सम्राट ने इस सम्रय 
नन्‍्दराम को अलीगढ़ का फ़ौजदार नियुक्त कर दिया जो मृत्युपर्यन्त वहीं रह्दा, 
क्योंकि लेखक ने जिस स्रोत (मा० आ०, पृ० ५२) का हवाला दिया है, वहाँ 
पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, देखें, राइज ऑफ दि कच्छावाज्ञ इन दूढाड़े, 
पु० १२९२ 

६. सरकार, ओरंगज़ेब, जि० ॥॥, पृ० २०-२१ 


48 


[ २१ )] 
संगठित प्रतिरोध का उदय--गोकुला जाट 


सम्राट औरंगजेब की कट्टर धामिक नीति"* और उसके अधिकारियों की 
अवैध एवं वलपूर्वक वसूली ने* १६६६ ई० के आरम्भ में सरकार मथुरा के किसानों 
को प्रतिरोध के लिए व्यापक जनाधार पर संगठित होने की आवश्यकता दिखाई। 
इसका आरम्भ राजस्व की अदायंगी रोक देने, जागीर व खालसा भूमि पर ज़बद॑स्ती 
अधिकार करने, शाही मार्य को घूटने और सरकारी अधिकारियों का प्रतिरोध करने 
से हुआ था । संसिक व नौकरशाही के दमन से यह भाथिक असन्तोप बढ़कर स्थापित 
सत्ता के विरुद्ध एक संगठित प्रतिरोध में विकसित हो गया। ठीक इसी समय 
. तिलपतत) के जमींदार गोकुला ने संगठित प्रतिरोध का नेतृत्व अपने हाथ में लिया 
और १६६६ ई० के प्रारम्भ में चारों ओर लुट्मार द्वारा अपनी उपस्थिति का 
प्रदर्शन किया । पहली बार जाटों और देहातियों के व्यापक समर्थन के वल पर उसे 
एक बड़ा गिरोह खड़ा करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली | इसी वल पर मथुरा, 
आगरा क्षेत्र में सुलम रही जन असन्तोप को ज्वाला की मशाल उसके हाथों में जा 
पहुँची । 


मथुरा के फ़ौजदार अब्दु नवी ख़ान ने इन विद्रोहियों को दण्डित करने के 
लिए अप्रैल १६६६ ई० में उनके एक प्रमुख गढ़ मौजा सोहरा पर आक्रमण किया । 
लेकिन प्रत्याक्रमण के दौरान बच्दूक की एक गोली से वह स्वयं मारा गया, इसके 
परिणामस्वरूप मुग़ल दस्तों को लौट जाता पड़ा ।* इस विजय से उत्साहित होकर 
गोकुला जाट के दरतों ने सादाबाद कस्बे को वुरी तरह से लुटकर जला दिया और 


१. मथुरा के केशवराय मन्दिर को क्षति पहुँचाने के प्रयास के बारे में देखें, सरकार, 
औरंगजब, जि० ॥, पृ० २६३, इसो प्रकार एक हिन्दू सन्‍्त ऊधव वैरागी को 
सम्राट द्वारा दण्डित किए जाने के बारे में देखे, साक़ी मुस्तेद खा की माजासीर- 

ए-आलमगीरी, जदुनाथ सरकार कृत अँग्रेजी अनुवाद, पृ० ५३-४४ 

२. मथुरा के फ़ौजदार अव्दु नवी ख़ान द्वारा अजित विशाल सम्पत्ति यह प्रदर्शित 

करती है कि उसका आधार कहीं न कहीं किसानों से अवेध वसूली रहा होगा; 

देखें, मा० आ०, पृ० ५३ 

दिल्‍ली के १२ मील दक्षिण पूर्व में । 

ईसरद्ास नागर, फुतूहात-ए-आलमगीरी (सीतामऊ प्रति), पृ० ५३ अ 

५. मा० जा०, पृ० ५३; मा० उल उमरा, जि० ।, १० ३१२०-२१; 
लेटर मुग़ल्स, जि० ।, पृ० ३२१; हादी कामवर ख़ान, तजेकिरात-उस-सलातीन- 
ए चग़्ताई (सीतामऊ प्रति), पू० १६३ 


३ 


हक 


[ २२ ॥ 


इस प्रकार आगरा में अनेक स्थानों पर अव्यवस्था फैला दी ।* नवम्बर तक संकट इतना 
बढ़ गया कि स्वयं औरंगजेब को प्रभावित क्षेत्र की ओर जाना पड़ा, और 
हसन अली खान के नेतृत्व में शाही सेना को रीवाड़ा, चन्द्ररवा व सरखुद के 
विद्रोहियों पर महत्वपूर्ण सफलता मिली । इस सफलता के कारण उसे सफ़ शिकन खान 
के स्थान पर सथुरा का फ़ौजदार नियुक्त करके गोकुला जाट के दमन का कार्य 
सौंपा गया ।* 


तिलपत का युद्ध 


गोकुला भी अपने २० हज़ार लोगों के साथ तिलपत से २० मील दूर एक 
स्थान पर आ डटा, जहाँ दिसम्वर के अन्तिम सप्ताह में शाही सेना के साथ उसका 
घमासान युद्ध हुआ । जाट क्सानों की अप्रशिक्षित सेना ने अभूतपूर्व साहस का 
प्रदर्शन किया, किन्तु साहस मुश्किल से ही अनुशासन एवं शस्त्र सामग्री के अभाव की 
पूत्ति कर सका । जाट तिलपत लौट बड़े, जहाँ अन्तिम संघर्ष हुआ । युद्ध की भीषणता 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पाँच हज़ार विद्रोहियों को मारते में 
शाही सेना को अपने चार हजार सैनिक खोने पड़े ।। इस विजय के वाद ही सम्राट 
मथुरा से कूच करके एक जनवरी १६७० ई० को आगरा पहुँचा । 


गोकुला अपने परिवार तथा सात हजार साथियों के साथ बन्दी बना लिया 
गया था। विद्रोहियों को सवक सिखाने के उद्दश्य से, शाही आदेश से आगरा 
कोतचाली के चबूतरे पर योकुला के शरीर के ठुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। उसके 
परिवार को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया ।ऐ किन्तु गोकुला का 
वलिदान व्यर्थ नही गया, उसने जाटों के दिलों में स्वतन्त्रता के नये अंकुरित पौधे को 
सींचा था । 


निर्भीक नेतृत्व-राजाराम जाद (१६८६-८८ ई०) 
एक नेता की समाप्ति से संकट समाप्त नहीं हुआ और सम्राट की कठोर 


दमन तथा घामिक उत्पीड़न की नीति* ने गोकुला के बलिदान की आभा को 
जाज्वत्यमान वनाए रखा। यद्यपि अगले कुछ वर्षो तक शान्ति बनती रही, किन्तु 


१. सरकार, औरंगजेब, जि० ॥), पृ० २६४ 

२. मा० आ०, पूृ० ५७ 

हे. मा० आ०, पूृ० ५८; इस युद्ध के विस्तृत विवरण के लिए देखें, ईसरदास, 
पृ० *२ेअच ५३ ब 


४. मा० आ० ४५८; मा० उल उमरा, जि० ।, पृ० १२१ व जि० ए पु० ४२४ 
#« मा० आ०, पृ० ६० व ६२-६३ 


[२३ ] 


जून १६८६ ६० में एक बार फिर ग्रामीणों ते हथियार उठाए, जिसमें आगरा परिसर 
का फ़ौजदार मुत्तफ़त ख़ान मारा गया ।' 

संघर्ष का क्षेत्र अब शाही तगर आगरा से हटकर अधिक सुरक्षित स्थल 
वर्तमान भरतपुर क्षेत्र में सिनसिनी” बने गया । प्िनसिती के जमींदार खानचर्द के 
पुश्न बुज ने अपने समोत्रीय वच्धुओं को संगठित करके इस क्षेत्र में सर्वेश्रयम शाही 
पता से टक्कर लेकर ख्याति प्राप्त की थी।* शीघ्र ही सिनप्तिनी के जाटों को 
राजाराम के रुप में एक योग्य भर साहसी नेता मिला, जो वृज के भाई भगवन्त या 
भज्जा का पुत्र था। उत्पीड़ित जाट किसानों में नेतृत्व की आवश्यकता भर सम्राट 


१. वही, ६० १२८ 

२. भरतपुर से १६ मील उ० प० में तथा डीग से ५ मील दक्षिण में । ॥ 

३. सुजान चरित्र, पृ० ५; मजमाउल अखूबार, इलियठ, जि० श॥, पृ० २७६; 
ज्वाला सहाय लिछता है कि वहू प्रारत्भ में केवल २०० अनुयायियों का नेता 
था, भौर उसने शाही दस्तों पर हमला करके बऊ (डीग के ४ मील द० पूर्व में, 
सिनसिनी एसी भक परुने के अन्तगंत था) के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया था, भरतपुर, १० २४ 

४, समकालीन फ़ारसी ग्न्‍्यों हारा घृड्ठामम व राजाराम के पिता का एक ही नाम 
अज्जा' वतलाए जाने से वज एवं भगवन्त के एक ही व्यक्ति होने के वारे में 
भ्रान्ति पैदा हो गई है। ईसरदास एकमात्र प्रारम्भिक समकालीन लेखक है, 
जो घृढ़ामन को राजाराम के भाई का पुत्र बतताता है (फुतहाते आलमंगीरी, 
१३४ व), किन्तु अन्य कोई भी स्लोत इसका समर्थंव नहीं करता है। इसके बाद 
माभासीर-ए-आलमंगीरी और मुन्तवव-उल-लुबाव महत्व के ग्रन्थ हैं, जो चुढ़ामन 
के पिता का नाम भज्जा बतलाते हैं। फ्रज मोटलियव के मतानुध्तार भुण्टा 
(वृज या भज्जा के लिये प्रयुशत अपभ्रश) के दो पुन्न हुए--भावतिह तथा 
सूडामत (पशियन हिस्दी क्षॉफ जाटस, मूल पृष्ठ १४ व, अंग्रेजी अनु० बंगाल 
पास्ट एल्ड प्रेजेण्ट--दिसम्बर १६५५ ई०) | हरयुखराय के अनुसार सिनसिती के 
जमींदार भज्जा के तीन पुत्र ये--चूड़ामत, वदनतिह (भावसिह्‌ होना चाहिए) 
और राजाराम (मजमाउल अखबार, इलियट, शा, पृ० २७१) | ऐसा प्रतीत 
होता है कि वृज तथा भगवन्त (भण्जा) का प्रातृत्व प्रेम एवं पारिवारिक सूत्र 
इतता घतिष्ठ'था कि समकालीन फ़ारसी लेखकों ने घुंड़ामद व राजाराम की 
भिन्न पैतृकता को ने समझकर दोतों के पिता के लिए सुनी हुई सूचना के काधार 
पर एक ही शब्द 'भज्जा का प्रयोग किया सूरजमल को समकालीन कवि 
अबराम अपने काव्य सिंहासन बत्तीसी में स्पष्ट लिखता है, “बृज भगवत ना 
वंश में उपजे सुष के नोक ।” (मत्त्य की देन, १० २००) बाद के एक अन्य 
कृति चतुरा राय ने लिखा है-- 
खानचरद के भयो कुंवर ब्रजराज महीपत्ि, 
ताक सुत छः भए जायो प्रताप अति । 
पावर्िह अतिराम ओर चूरामनि ठाकुर, 
वुधसिह, गजसिह, कुशलतिह भयौ-दिवाकर । पथैता रासो (पा० लि०), पृ० १ 

इस विवरणों से स्पष्ट है कि चूड़ामन और भावसिह (वदन्सिहु का पिता) 

बृज की सन्तान थे, और राजाराम सम्भवतया बृज के भाई भज्जा का पुंत्र 
था । वाद के सप्ती लेखक इसी मान्यता का पाहन करते हैं। 


[| रे४ | 


भौरंगजेब की उत्तर भारत से निरन्तर अनुपस्थिति ने राजाराम को, जिसे अपने 
परिवार से नेतृत्व एवं लूटमार की स्वाभाविक शिक्षा मिली थी, अपत्ती क्षमता के 
प्रद्शत का सुनहरा अवसर प्रदान किया ) राजाराम न केवल सिर सिनवार जाटों का 
सर्वमान्य नेता वन गया, बल्कि उसने सोगर' दुर्ग के स्वामी रामचेहरा " के त्ेतृत्व में 
सोगरिया जाटों को भी अपने साथ मिला लिया। राजाराम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
कार्य यह था कि उसने जाटों के विभिन्न गोत्रों तथा गुटों के बीच एकता स्थापित की, 
और प्रत्येक जाट किसान को सैनिक प्रशिक्षण प्रद्मयन करके, उन्हें हथियारों से लेस 
करके एक सशक्त एवं नियमित सैनिक संगठन की स्थापना की १३ 


आगरा के निकट तक और शाही मार्गों पर तेजी से बढ़ते हुए जाट उप्रयों 
के कारण सम्राट ने ३ मई १६८६ ई० को सेनापति खान-ए-जहाँ को राजाराम के 
विरुद्ध रवावा किया । * राजाराम ने इसी समय धौलपुर के निकट प्रसिद्ध तुूरानी 
योद्धा अगहर ख़ान के काफ़िले पर हमला करके ख़ान को मार ढाला,* ओर शीक्र 
ही जाट शक्ति केन्द्रों ससनसिनी व. सोगर को नष्ट कर देने की खान-ए-जहाँ की 
योजना का करारा जवाब दिया ।* राजारास के दुःसाहस तथा ख़ान-ए-जहाँ फी 


१. भरतपुर के ४ मील उत्तर में व सिनसिनी के १४ मील पूर्व में । 


२. वेण्डल द्वारा फ्रेंच में लिखा गया जाट इतिहास ही एकमात्र स्नोत है जो राम- 
चेहरा का उल्लेख करता है (सरकार द्वारा उद्धू त) | यह सम्भव है कि यह 
रामचरत जाट हो, १६८८ ई० में जिसके द्वारा खुर्जा व पलवल की लूट का 
समाचार केशोराय द्वारा रामर्सिह को भेजी शई रिपोर्ट में दिया गया है। देखे, 
फ़ारसी वकील रिपोर्ट, जि० ।, संख्या ११७ 

३: कानूनगरे, जाट, पु० ४०; बूल्जले हेग, कैम्न्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३०४ 

४. भा० आ०, पृ० १६८; कामवर, पृ० २२३; इन दोनों स्रोतों तथा बाद की 

* घटनाओं से इस वात की पुष्टि होती है कि इस कार्य के लिए ख़ान-ए-जहाँ. का 
घुनाव राजधानी के ठीक नाक के नीचे जाट विद्रोह की गरम्भीरता का ही 

' , परिणाम था न कि दक्षिण से उसकी उपस्थिति से छुटकारे का, जैसा कि एम० 
अतहर अली (औरंगजेब कालीन मुगल अमीर वर्ग, पृू० १५३) ने लिखा है । 

५. विस्तृत विवरण के लिए देखें, ईसरदास, १० १६४ व; ख़ाफ़ी खाँ के अनुसार यह 
घटना १६६६१ ईं० की है (मुन्तखब-उल-लुबाव, जि० ॥, प्ृ० ३९४, इलियट 
द्वारा उद्ध.त), जबकि सरकार एवं कानूनगो के अनुसार यह राजाराम के समय 
की ही घटना है, जो परिस्थितिजन्य प्रमाणों के अनुसार अधिक युक्तिसंगत है ! 

६ अजदाश्त, पोष कृष्णा ११५ वि० सं० १७४३ और कातिक क्ृष्णा ४ वि० 

' सें० १७४४ 


[ २५ ॥] 


विफलता ने सम्राट की चिन्ता को बढ़ा दिया, अतः दिसम्वर १६८७ ई० में शहज़ादे 
वेदार बख्त को जाटों के विरुद्ध सर्वोच्च कमान सौंपकर पहले आमेर को राजा राम- 
सिंह को तथा बाद में उसके उत्तराधिकारी विशनर्सिह को मथुरा की फ़ौजदारी स्वी- 
कृत कर उसकी सहायता का आदेश दिया । 


किन्तु जब तक वेदार बख्त पहुँचता, राजाराम विभिन्न छापामार आक्रमणों 
तथा भारी लूटमार द्वारा व्यवहारतः आगरा जिले में मुगल सत्ता का अन्त कर चुका 
था। २७ फरवरी १६८८ ई० को उसने सिकन्दरा स्थित अकबर के मक़बरे को 
लूटकर मुग़ल प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुँचाया । ' 


राजारास की मृत्यु और सिनसिती का पतन 


बेदार बख्त के पहुँचने के पूवे ही राजाराम की अप्रत्याशित मृत्यु ने इस 
अभियान की विशाल तैयारी के अनुरूप शक्ति परीक्षण की वास्तविक कसौटी को 
समाप्त कर दिय। था | लगभग इसी समय मेवात में वागयेरिया में जमींदारी के 
मामलों को लेकर चौहान व शेखावतों के वीच हुए संघ में राजाराम ने चौहानों के ' 
पक्ष में भाग लिया ।* ४ जुलाई १६८८ ई० को वीजल गाँव के निकट हुए इस 
भीषण युद्ध में सिपहदार खाँ (मेवात का फ़ौजदार, जिसकी एक टुकड़ी शेखावतों के 
पक्ष में युद्ध कर रही थी) के एक बन्दूकची की गोली से राजाराम मारा गया। जो 


लोग गोकुला को दिए गए ऋ्र्र दण्ड को भूल गए थे, उन्हें सबक सिखाने के उद्दं श्य 


१. ईसरदास, पृ० १३२ व; निकोलाओ मनृची, स्टोरिजा डो मोगोर (इरविन क्ृत 
अँग्र जी अनुवाद), जि० ॥, पृ० ३२०; तारीख के लिए, फ़ा०्व० रि०, जि० |, 
संख्या ११५, केशो राय द्वारा रामसिंह को । 


२. अलवर के २४ मील उत्तर पूर्व में। 

३. बेदार बस्त के नेतृत्व में दक्षिण से जो विशाल सेना राजाराम का दमन करने के 
लिए भेजी गई थी उसका इस युद्ध. में भाग लेना सम्भव नहीं था, क्योंकि उसने 
२७ जून १६८८ ई० को नमंदा पार की थी (फ़ा० व० रि० |, संख्या १३६, ८ 
रमजान १०६६ हित्ली)। मथुरालाल शर्मा ने इस युद्ध में कोटा व वृ दी के शासकों 
के भाग लेने की जो बात लिखी है, वह सही नहीं है (कोटा राज्य का इतिहास, 
जि० |, पृ० २०७), क्योंकि स्वयं उन्होंने जिस स्रोत का उल्लेख किया है (वंश 
भास्कर, -पृ० २८८७ पर वि० संवत्‌ १७४६ चैत्र शुक्ला), उसके अनुसार यह 
साल भर वाद सिनसिनी में लड़े गए युद्ध का वृतान्त है । 

४. रेवाड़ी से १८ मील दक्षिण व तिजारा से २० मील पूर्व में स्थित वीजवर । 


[ २६ ] 


से सम्राट औरंगज़ेव ने राजाराम के सिर को भी आगरा की कोतवाली पर लटकाने 
के आदेश दिए ।* 

राजाराम की मृत्यु और बेदार बख्त के आगमन ने मुगल अधभियानों में नई 
जान फूंक दी । दिसम्बर में सोंख का दुर्ग जीत लिया गया तथा फरवरी १६८५६ ई० में 
सिनसिनी का धेरा डाल दिया गया, जिसकी रक्षा का भार राजाराम के ज्येष्ठ पुत्र जोरावर 
के कन्धों पर था ।* किन्तु एक ओर विशनसिह के साथ बेदार वख्त के मतभेदों ने 
तथा दूसरी ओर मथुरा-महावन, कामां-पहाड़ी तथा दोआव में खैर के विद्रोही जाठों 
ने सिनसिनी पर मुगल दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ॥7 अच्ततः 
प्रबल प्रतिरोध के पश्चातु जनवरी १६६० ई० में शाही सेना सिनसिनी पर अधिकार 
करने में सफल हुई । ४ जोरावर गिरफ्तार करके दक्षिण भेज दिया गया ।* 


१. ईसरदास, पृ० १३४ अ व्‌ व; मा० भा० (युद्ध का वर्णन नहीं है), ए० १८६; 
फ़ा० व० रि०, ।, संख्या १४४, ३० जुलाई १६८८ ई०; वैण्डल का यह वृतान्‍्त 
सही नहीं है कि रामचेहरा शहजादे के हाथों में पड़ गया और राजाराम पीछे 
ह॒टता हुआ गम्भीर रूप से घायल हो गया और घावों के कारण कुछ ही समय 
वाद उसकी मृत्यु हो गई । रामचेहरा का सिर काठ लिया गया और सार्वेजनिक 
रूप से आगरा क़िले के सामने वाजार के ऊपर विशाल दरवाज़े पर लटका दिया 
गया (सरकार द्वारा उद्धृत, औरंगजेब जि० ए, पृू० २६९ पा० टि०) | साक्री 
मुस्तैंद खाँ और ईसरदास समान रूप से रामचेहरा की उपेक्षा करते हैं, और 
कहते हैँ कि वह राजाराम था, जिसका सिर आगरा कोतवाली पर लटकाया 
गयाथा। . 

२: हमीदउद्दीन ने औरंगज़ेव के पत्न के हवाले से लिखा है कि इंस समय वेदार बख्ते 

'.. ने राजाराम जाट के पास, सिनसिनी के घेरे के दौरान यह मौखिक सन्देश 
भिजवाया था कि वह अपने भाई की कन्या शहज़ादे को देकर - स्वयं क़िले के 
बाहर चला आवे (अह॒काम-ए-आलमगीरी, मृल पृ० २१ व व २२ अ, सरकार 
कृत अंग्रेजी अनुवाद से उद्धृत) । वस्तुत: यह सन्देश राजाराम के पुत्र जोरावर 
को भिजवाया होगा । 

३. विस्तृत विवरण के लिए देखें, कानुनगों, हिस्द्री आँफ दि बेरोनिकल हाउस ऑफ 
डिग्गी, पृ० ८० से ० (अप्रकाशित टंकण प्रतिलिपि, सीतामऊ) । 

४. सा० आ०, पृ० २०२; ईसरदास, पृ० १३६ व १३७ बज; 

४५. कामवर, पु० २३१; उपेन्द्रनाथ शर्मा का यह कथन सही नहीं है कि वक्षिण 
में सम्नाट औरंगज़ व के शिविर में उसका निर्देघतापूर्वक कत्ल कर दिया गया 
(जाटों का नवीन इतिहास, पु० १४२) | क्योंकि पाँच वर्ष धाद ही हम उसे 
शाही शिविर से छूटकर आने के वाद सिनसिनी की मुक्ति के लिए प्रयास करते 
हुए पाते हैं, देखें, श्यामसिह की अज दाश्त, श्रावण कृष्णा १४ वि० संवत्‌ १७५४ 
(७ जुलाई १६६७ ई०) । 


[ २७ | 
जाट कछचाहा संघर्ष की विधीषिका (१६६०-१६९५ ई०) 


सिनसिनी की विजय के बाद जाठों के विरुद्ध मुगल अभियान की बागडोर 
कछवाहा राजा विशनर्सिह को सौंप दी गई | विशनर्सिह ने ६ महीतों में जाटों को 
नष्ट करने का लिखित आश्वासन दिया था, परल्तु इस कार्य में उसे ६ वर्ष लग गए । 
इस अभियान के सफल संचालन का श्रेय उसके अतालिक भौर मुख्य सेनापति हरीसिंह 
द्ंगारोत को है, जिसने मृत्युपयंन्त (१६६५ ई०) सैकड़ों युद्धों में अभूतपूर्व साहस एवं 
क्षेमता का प्रदर्शन किया था । दूसरी तरफ़ जाटों ने अब सिनसिनती को अपनी 
स्वतन्त्रता का प्रतीक बनाकर सामूहिक नेतृत्व में व्यापक संघर्ष छेड़ दिया । चृज, उसके 
पुश्न भावसिह, अनिराम (या अतिराम), चूडामव तथा राजाराम के द्वितीय पुत्र 
फ़तहर्सिहू) ने सिनसिनी के चारों ओर प्रत्येक मौजे व नगले को संघर्ष के लिए तैयार 
किया । दोआब में अमरसिह जाट और ननन्‍दा जाट ने सिवसिनी के जाटों से सम्पर्को 
बनाए रखा । जमींदारियों के प्रलोभन में इस क्षेत्र के अधिकांश जमींदारों ने जाटों का 
साथ दिया । करौली के थादव राजपूतों, नदवई में हरकिशव चौहान, वयाना, हिण्डोन, 
भुसावर में रणसिंह व श्योंसिह पंवार तथा कामों, पहाड़ी व मेवात में मेव व लझकों 
ने जाटों का साथ दिया । 


आमेर के दीवान रामचन्द्र के एक पत्र से जाट आक्रमणों में व्यापक पैमाने 
पर वृद्धि एवं आतंक पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता हैं।' मई १६६१ ई० में कछवाहा 
सेना को जाटों के दूसरे सुहृढ़ दुगें सोगर में आश्चयेजनक सफलता मिली ।? किन्तु 
अवार का दुर्गे उनके लिए दूसरी सिनसिनी सिद्ध हुआ, जो कठिन एवं लम्बे संघर्ष 


१९. सिनसिनी के पतन के बाद कुछ वर्षों तक तो फतहसिह ने संघर्ष जारी रखा, 
किन्तु बाद में इस्लाम अंगीकार करके ३०० जात व १०० सवार का मुगल 
मनसब स्वीकार कर लिया और उसका नाम फ़तहउल्लाह हो गया (फ़ारसी 
अख़बारात, २६ नवम्बर १७०६ ई०) । कानुनंगो का यह अनुमान सही नहीं है 
कि वह अक्तृञर १६९२ ई० में पिगोरा गढ़ी की रक्षा करते हुए मारा गया 
(हिस्टारिकल एसेज, पृ० ५५), क्योंकि हम उसे १७०२ ई० में नन्‍्दा जाट के 
विरुद्ध लड़ते हुए पाते हैं (फ़ा० अख़०, २२-२३ भप्रेल १७०२ ई०) 

२. अज दाएत, मार्गशीर्ष कृष्णा ८४, वि० सं० १७४७ | 

३. मा० आा०, पृ० २०४; ईसरदास लिखता है, 'जब कछवाहा राजा सोगर पहुँचा 
तब संयोग से दुर्गे के दरवाज़े अन्त प्रवेश के लिए छुले हुए थे। आक्रमणकारियों 
ने सरपट अन्दर प्रवेश करके प्रतिरोध करने वालों को मौत के घाट उत्तारकर 
५००विद्रोहियों को वन्‍्दी बना लिया )' फूतूृहाते भालभगीरी, पृ०१३७ भ व व । 


| रे८ ] 


के वाद मार्च १६६२ ई० में जीत लिया गया |) वर्षा ऋतु कासोट व पिगोरा तथा 
१६६३ ई० के प्रारम्भ में जाटों को सोंख, रायसीस, बनी वाथोली व भटीली की 
गढ़ियाँ खोनी पड़ी । १६६४ ई० में कछवाहा सेना को आ गरा---वयाना क्षेत्र में अनेक 
रक्त र॑जित युद्धों में जाट विद्रोहियों को कुचलने और खदेड़ने में उल्लेखनीय सफलताएँ 
मिली । विशनर्सिह का अन्तिम महत्वपूर्ण अभियान नन्‍दा जाट के विरुद्ध था। एक 
लम्बे और विकट संघर्ष के बाद, जिसके बीच ५ अप्रेल १६६५ ई० को हरीसिह को 
अपने प्राण खोलते पड़े, कछवाहा सेवा मई में जावेर की गढ़ी पर अधिकार करने में 
सफल हुई, फिर भी ननन्‍्दा जाट वहाँ से बच निकलने में सफल हो गया और १७०८ ई० 
तक शाही सेना से संघरं करता रहा ।* 


स्वतन्त्र जाट दाक्ति की स्थापना : चूड़ामन जाट (१६९५-१७२१ ई०) 


जाटों का लवीन नेता सिनसिती के जाठ जमींदार वृजराज का पुत्र चूड़ामन 
था ॥ जाट जाति को राजनैतिक महत्त्व दिलाने वाला वह प्रथम जाट था, जो जाठदों 
द्वारा चुना हुआ नेता था ।7 अब तक चले आ रहे जाट आन्दोलन को उसने अपनी 
अभूतपूर्व संगठन क्षमता, राजनेतिक विलक्षणता और चतुराई के वल पर एक राज्य 
की रचना में बदल दिया । सही अर्थों में वह भरतपुर के प्रथम ऐतिहासिक जाट 
राज्य का निर्माता था। चूड़ामन जाट का जीवन-चरित स्वतन्त्रता के लिए जाट संघर्ष . 
का ज्वलन्त वृतान्त है, जिसका प्रारम्भ सादाबाद के गोकुला जाट के विद्रोह से हुआ 
था । कानूुनगो के शब्दों में, “वह असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था, जो यथार्थत: 
स्वतन्त्रता में मरा था, यद्यपि उसे राजोचित सम्मान और पदवियाँ प्राप्त नहीं यी । ४ 


१. फ़ा० व० रि०, ), संख्या ३१३, १६ जून १६६२ ई० 

२. कानूुनगो, डिग्गी, पृ० १४०-४७; नरेन्द्र सह, थर्टी डिसाइसिव बेटल्स ऑफ जयपुर, 
पृ० ६२; उपेन्द्र शर्मा का यह कथन सही नहीं है कि इस समय (१६६५ ई०) 
नन्‍्दा जाट मारा गया (जा० न० इ०, पृ०८५), क्योंकि फ़ा०्अख०, २२-२३ 
अप्रैल १७०२ ई० में उसकी गतिविधियों का विवरण मिलता है। श्रीकृष्ण भट्ट 
विरचित ईश्वर विलास (पृ० ३८) का यह संदर्भ भी सही प्रतीत नहीं होता; 
जिसमें घि० संवत्‌ १७४६ (१६८६ ई०) में विशनर्सिह द्वारा जुआर (जावेर) 
दुर्ग को नष्ट करने का उल्लेख है, जबकि यह घटना १६६५ ई० की है, देखें, 
फ़ा० व० रि०, , संख्या ६२८, १.३ जुलाई १६६४ ई० 

३. ज्वाला सहाय, पृ० २६; जे० ए० देवनीश, दि भवन्तुस एण्ड गार्डन पेलेसेज 
मॉफ डीग, पृ० २ 

४. -कानुनगो, एसेज, पृ० ५० 


| २६ ॥ 


चूंड़ामन में संगठन की तथा अवसरों का चतुरतापूर्वक लाभ उठाने की प्रतिभा थी ।' 
उसके चरित्र में जाठों की हठधर्मी, मराठों की चालाकी और राजनैतिक दूरद्शिता 
का सम्मिश्रण था ।'* 


इमाद का लेखक चूड़ामन के प्रारम्भिक जीवन के बारे में लिखता है, “उसने 
अपने जीवन क। प्रारम्भ गाड़ियों और राहगीरों को लुट्ने वाले बट्मारों के दल के 
नेता के रूप में किया था । थोड़े ही समय में उसने अपनी कमान में ४०० घोड़े और 
१००० पेंदल इकट्ठ कर लिए थे । नन्‍्दा जाट भी अपने १०० घुड़सवारों के साथ 
उसके साथ शामिल हो गया था । व्यापारिक गाड़ियों की लुटमार से चलने वाला संगठन 
जब काफी विशाल हो गया तो उसने परगनों को जूटना शुरू किया ।” वैण्डल के 
अनुसार, “अपने पूर्वजों से अधिक साहसी होने के कारण उसने न केवल अपने सैनिकों की 
संख्या बढ़ाई, वल्कि उन्हें बन्दृकचियों व घुड़सवार सेना से मजबूत वनाया, जिन्हें शीघ्र 
ही मैदान में उतारकर, मार्ग में दरवार के अनेक मन्त्रियों को लूटा, उसने शाही 
तलोपखानए झौर प्रान्तों से भेजे जाने वाले राजस्व को शी लूटा १ 


जाटों का सर्वंभान्य नेता 


चूड़ामन के इतिहास को दो भागों में वाँटा जा सकता है--(१) १६६५ ई० 
से, जब वह जाटों के स्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आया, १७०७ ई० में 
ओऔरंगज्‌ व की मभृत्युपयंन्त, (२) १७०८ ई० में मुगल मनसब स्वीकार करने से लेकर 
१७२१ ई० में अपनी मृत्यु तक । १६६४ ई० के पूर्व सिनसिनी के घेरे के समय (जनवरी 
१६६० ई०) वह बच निकलने में सफल हो गथा था और उसका नाम विद्रोही नेताओं 
की उस सूची में दर्ज था, जिन्हें जीवित या मृत पकड़ना था ।* जाठ-ऋछवाहा संघर्ष 
के दोरान अपनी योग्यता एवं साहस के बल पर उसने अपनी नेतृत्व शक्ति प्रमाणित कर 
दी थी । जून १६६४ ई० में रतनगढ़ पर कछवाहा सेना के अधिकार के बाद उसे चम्बल 
के दक्षिण में कहीं शरण लेनी पड़ी थी। यह चूड़ामन के जीवन का सर्वाधिक संकटप्रद 
समय था, जब वह अविजित इच्छा शक्ति एवं ज़हर की खुराक के अतिरिक्त सब कुछ 
खो चुका था।* 


१. जदुताथ सरकार का लेख, 'जाट और गीड़' माँडन रिव्यू, अक्तूबर १६२३ ई० 
२. कानुनगो, जाट, पृ० ४५ 

३. गुलाम अली, इमाद-उस-सादात, पृ० ५५ (कानूनगो द्वारा उद्धृत) 

४. वेण्टल, पृ० ४१ 

५. डिग्गी कलेक्शन, शीट संख्या २६९१, १७ मई १६६४ ई० 

६. कानूनगो, एसेज, पु० ५६ 


[ ३० |] 


किन्तु माचं १६६५ ई० में हरीसिंह के मारे जाने और जुलाई १६६६ ई० 
में वेदारवख्त के साय विशनथधिह के काबुल चले जाने पर चुड़ासत को अपनी शक्ति 
को पुनः संग्रठित करने का अवप्तर मिला और उसने थून, (जाटीली धुन) में सिन- 
सिनी से भी अधिक सुहढ़ दुर्ग का निर्माण करके उसे अपनी शक्ति का केन्द्र 
बनाया ।* इस वीच सम्भवत: १८ वीं सदी के प्रारम्भ में वृज और उसका पुत्र 
भावसिह मुग़्लों से अपने पैतृक गाँव सिनसिनी की रक्षा करते हुए मारे गए 
अन्ततोगत्वा १७०४ ई० में चूड़ामन सिनसिती को मुक्त कराने में सफल हुआ, * किन्तु 
यह सफलता क्षणिक सिद्ध हुई भौर & अक्टूबर १७०५ ई० को आगरा के नाजिम 
मुखत्यार खान ने दूसरी वार सिनसिनी पर शाही अधिकार स्थापित कर लिया ।* 


जाजऊ का घृद्ध और शाही दरबार में प्रवेश 


सम्राट औरंगज व ने जब दक्षिण में अपनी निढ़ाल आंखें बन्द की तो चुड़ामन 
को अपनी शक्ति का विस्तार करने का सुअवप्तर मिला | जाजऊ के युद्ध क्षेत्र (जून 
१७०७ ई०) से उसका भाग्योदय हुआ, ज्ाँ उप्तने आज़म और मुअज्जम की सेनाओं 
को समान रूप से लूटा ।* लुट को विशाल सम्पत्ति को सुरक्षित बनाए रखने के 
लिए उसने ववीन सम्राट के प्रति तिष्ठावात रहने का निश्चय किया । अत: उसने 
१५ सितम्बर १७०७ ई० को आगरा में सम्राट वहादुरशाह को चज़र एवं पेशकश 
भेंट की ।० बहादुरशाह ने अपनी 'दण्डित न करने और समझौते की नीति के अनुरूप, 


१. सिनसिनी के ८ सील पश्चिम में । 

२. टॉड (॥॥, ११४८); भोडायर (॥, २५) और ग्राउसे (।, २२) के अनुसार 
चूड़।मन ने धूत और सिनसिनी के दो दुर्मो का निर्माण किया था। वस्तुतः 
पूड़ामन ने सिनसिनी दुर्ग का केवल पुर्च निर्माण ही किया था । गोकुल चन्द दीक्षित 
के अनुसार छुड़ामन ने थून में जो अपना पृथक राज्य क़ायम किया, उसमें 
प्रारम्भ में केवल ८० गाँव थे, बृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० २० 

३. ज्वाला सहाय, पृ० २६; ओोडायर, जि० ॥॥, पृ० २४; देशराज, जाट इतिहास, 
पृ० ६३३ ह 

४. कानूनगो, जाट; पृ० ४७; सरकार, औरंगज़ व, जि० ५, यरृ० ३०३ 

भू, मा० आ०, पु० २६९५-६६; फ़ा० अख़ ०, २४ रजव, १११७ हिज़ी; 
इनायतुल्ला, महकाम-ए-मालमगीरी (सीतामऊ प्रतिलिपि), जि० ।, पृ० ६६ व 

६. खाफ़ी खाँ, ॥, ७७६; मा० उल उमरा, ।, १२३; लेटर मुसल्स, ।, २७; 
बी०एस०भटनागर, हिस्ट्री ऑफ राजपुूताना (अगप्रकाशित शोध प्रबन्ध), पृ०१६२ 

७, फ्रा० अख०, २८ जमादि-उल-अव्वल, १११६ हित्मी 


[ ३१ ॥ 


न कि इनाम के वरतौर, चुड़ामन को क्षमा प्रदाव कर उसे १५०० जात व ५०० 
सवार का मनसव तथा दिल्‍ली भागरा शाही मार्ग का दायित्व सौंपा ।? किन्तु जब 
चुड़ामन ने शाही मतसव की भाड़ में सिनसिनी को पुनः हस्तयत कर लिया, और 
राहजनी द्वारा शाही मार्गों पर भारी आतंक स्थापित कर लिया, तो सम्राट के 
आदेश से रजा बहादुर कौल के नेतृत्व में शाही सेना ने उसे पराजित कर १३ 
दिसम्बर १७०७ ईं० को तीसरी बार सिनसिती दुर्ग को तष्ट कर विया ।२ 


विद्रोही गतिविधियों को कूटनीतिक कवच 


एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ की भांति चूड़ामन ने एक बार फिर मुनीम 
ख़ान की सहायता से वहादुरशाह के कोप को शान्त किया, जिससे एक ओर वह 
शाही आवरण में ट्टवी हुई मुगल सत्ता से अपनी शक्ति का विस्तार कर सके, वहीं 
टूसरी ओर अपने मुख्य प्रतिहन्दी आमेर के कछबवाहा राजा सवाई जयसिंह से अपने 
राज्य की सुरक्षार्थ,, राजनैतिक स्तर पर सामना कर सके । अपनी विद्रोही गति- 
विधियों पर राजभक्ति का आवरण चढ़ाने के लिए उसने शाही अभियानों में बढ़ 
चढ़कर भाग लिया | जयपिह के विरुद्ध मेवात के फ़ौजदार सँय्यद हुसन ख़ान के 
नेतृत्व में पहले शाही सेवा में शामिल हो जाता और बाद में ३ अक्तूबर १७०८ ई० 
के सांभर युद्ध में भाग न लेना उसकी कुटनीति-का ही अंग था।४ नवम्बर में कामों 
के युद्ध में चूड़ामन ने मुगल सेवा में अपने रक्त की प्रथम वूद वहाई थी ।* 


१. लेटर मुग्रल्स, ।, ३२२९; सतीशचन्द्र, पार्टीज एण्ड पॉलिटिक्स ऐट दि मुग़ल 
कोर्ट, पृ० १२२; जगदीश नारायण सरकार लिखते है कि आज़म की सेवा को 
लूटने पर वहादुरशाह ने इनाम में यह मनसव दिया, ए स्टडी ऑफ दि एटीन्च 
सेन्चुरी इण्डिया, पृ० ३८१ । 

२. वहादुरशाह के प्रारम्भिक शासन काल में शाही मार्ग के खतरों का जीवित 
चित्रण यार मुहम्मद द्वारा किया गया है । मथुरा व दिल्‍ली के बीच शाही मार्ग 
पूर्णतया दो महीनों के लिए ठप्पय हो यया था (इरविन द्वारा उद्ध त दस्तूर-उल- 
इंशा, पृ० ६३०) । 

३. फ़ा० अख्०, १८ रमजान, १११६ हिल्नी । 

४. अजुंदाश्त, जेत्र सिह द्वारा जयसिह को, कार्तिक कृष्णा ६, वि०्सं०१७६५; भटतागर 
राजपूताना, पृ० १००; राम पाण्डे ने सांभर युद्ध में चूड़ामन के भाग लेने गौर 
युद्ध की तिथि का जो वर्णन किया है (भरतपुर अप दु १८२६, पृ० १४), वह 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता है । 

५. फ़ा० अख० २२-२७ नवम्बर १७०८ ई०; डिसताइसिव बैंटल्स, प्‌ ७८ 


[ ३२ | 


सांभर और काम के युद्धों में राजपूतों की विजय तथा बहादुरशाह द्वारा 
उनके साथ समझौते की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, जनवरी १७०९६ ई० में 
चूड़ामन ने जयसिह के साथ एक समझौता कर लिया ।' किन्तु इस समझौते की आड़ 
में चुड़ामन ने राजपुत जमींदारियों के उन्मूलन और कछवाहों द्वारा अधिकृत जाट 
क्षत्रों को मुक्त कराने का अभियान त्तेज़ कर दिया। अक्तुबर १७०६ ई० में उससे 
सोगर एवं भूसावर जीत लिया," और शीघ्र ही कामां, खोहरी, कोट, खूटहड़े, 
ईंटहेड़ा, जाड़िला तथा चौगड़दा सहित अनेक स्थानों पर अपने थाने क़ायम करने से 
सफलता प्राप्त की ।* 

जूत १७१० ई० में चूड़ामन वहादुरशाह के सिक्‍ख अभियान में शामिल हो 
गया । दिसम्बर में साधौरा तथा लोहागढ़ के युद्धों में उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया 
ओर फिर सम्राट के साथ लाहौर तक पहुँचा ४ लाहौर के उत्तराधिकार युद्ध में 
वह अजीमुश्शान का साथी था ।* किन्तु इस पक्ष की पराजय पर नए सम्राट 
जहाँदारशाह से संशकित चूड़ामन ने अपने क्षेत्र में लौटकर शाही राजमार्ग पर पुनः 
लूटमार प्रारम्भे कर दी, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी तक अशान्ति फैल गई ।* 
फ़रु ख़सियर के आगरा की ओर बढ़ने के समाचार से भयभीत, सुरा और सुन्दरी के 
दास नवीन सम्राट ने चुड़ामन को बिना शर्ते क्षमा प्रदान कर उसे पुराना मनसबव 
लौटा दिया ।५ इस प्रकार जहाँदारशाह चुड़ामन को अपनी सेना में शामिल करने में 
सफल हुआ ।? किन्तु जनवरी १७१३ ई० के युद्ध में चूड़ामत ने अपनी चिर-परिचित 
शैली में दोनों पक्षों को समान रूप से लुटा और लूट की विशाल सामग्री के साथ 
धून लौट आया ।४ 


१. अज़ दाश्त किसनसिह व जालिमसिंह की, फाल्गुन कृष्णा २, वि० सं० १७६५ 
(१६ जनवरी १७०६ ई०) प 

२. अज्‌ दाएत, श्यामसिह द्वारा जयसिह को, कातिक कृष्णा ११, वि० सं० १७६६ 

३. अज दाश्त, कारतिक कृष्णा १४, पोप कृष्णा १० व १५ वि० सं० १७६६ 

४. लेटर मुग़ल्स, ), पृ० ३२३ 

५. पार्टीज, पृ० १२२; कानूनगो का यह मत सही नहीं है कि उसने जहाँदारशाह 
का पक्ष लिया था (एसेज, पृ० ५६)! 

६. मा० उल उमरा, ।, पृ० १२४; डच दूत वेलेन्टीन के प्रत्यक्षदर्शी विवरण के 
लिए देखें, लेटर मुग़ल्स, ।, पू० ३२१ पा० दि० 

७. पार्टीज, पृ० ७६; खुतृत महाराजग़ाच, ११ रजब, ११२४ हिज्नी 

८० जोनाथन स्काट, मेमॉँयर्स जॉफ इरादत खात्त, पृ० ८५६ , । 

६, गज दाएत जगजीवनदास द्वारा जयसिंह को, माघ कृष्णा १ वि० सं० १७६६; 
गुलाम हुसेन, सियार-उल-मुत्खिरीन, जि० ।, पृ० दे४; कानूनगो, जाट, १० 
५०; कैम्न्रिज हिस्द्री, पृ० ३२२८-२६; वी० एस० भटतागर, लाइफ एण्ड टाइम्स 
ऑफ सवाई जयसिंह, पृ० ६६ ' 


[ ३३ ] 
राहजन से राहुदार 


सम्राट फ्रंखसियर ने चूड़ामन को दण्डित करने के आदेश के साथ पहले 
तो राजा छबीलाराम मागर को और बाद में खान-ए-दोरां को आगरा का सूवेदार 
नियुक्त किया ।! खान-ए-दोरां और अमीर-उल-उमरा (वरुशी उल मुल्क) ने, जिसने 
अपने लिए मथुरा की फौजदारी प्राप्त कर ली थी, अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति बनाए 
रखने के उद श्य से चूड़ामन को शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार 
किया ।* २७ सितम्बर १७१३ ई० को चूड़ामन सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ, 
फलस्वरूप उसके पद में वृद्धि, राव की उपाधि और बारापुला से सिकन्दरा तक के 
शाही मार्ग की राहदारी उसे प्रदान की गईं।? इस प्रकार कानूनगो के शब्दों में; 
“एक भेड़िए को रेवड़ की तिगरानी के लिए नियुक्त करके लुट को कानूनी रूप दे 
दिया गया । 


थून राज्य के निर्माण की ओर 


सम्राट की दुबंलता को भाँपफर तथा संँय्यदीं की मित्रता और शाही 
प्रतिष्ठा अजित करके चूड़ामन पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उससे 
शाही मार्ग पर प्राप्त कानूनी सत्ता को अराजकता में वदल दिया। स्वतन्त्र राज्य 
के निर्माण की आकांक्षा के साथ उसने थून का दुर्गीकरण किया और अपने राज्य 
के विस्तार के लिए एक बार फिर पुराने प्रतिद्वन्द्ती कछवाहा राजा को चुनौती दी । 
जुलाई १७१४ ई० में उसने भोजपुर से कछवाहा सेना को खदेड़ दिया और अलवर, 


१. अजायब-उल-अफाक (सीतामऊ संग्रह), पृ० ५५-५७ इसमें छवीलाराम की 
विफलता तथा स्थानान्तरण में दरबारोी राजनीति पर रोचक प्रकाश डाला 
गया है । 

२. लेटर मुग़्ल्स, ।, पृ० २६२ व ३२३; परवाना वरुशी उल मुल्क द्वारा श्यामसिह 

को, आपाढ़ कृष्णा १४, वि० सं० १७७० 

» फ़ा० अख॒० कार्तिक कृष्णा १०, १२ व शुक्ला १३ वि० सं० १७७०; कामवर, 

पृ० ३६६; लेटर मुग़ल्स, ।, पृ० ३२३; पार्टीज, पृ० १२३; ज्वाला सहाय 
(भरतपुर, पृ० २७) भर दीक्षित (वृजेन्द्र वंश भास्कर, पूृ० २५) के अनुसार 

सम्राट ने चूड़ामन को पाँच परगने-नुग्रर, केठुमर, नदवई, अऊ एवं हेलक तथा 
उसके साथी खेमा जाट को रूपवास का परगना और भरतपुर के चार गाँव 
जागीर में दिए । 

४. कानुनगो, जाद, पूृ० ५१ 


न्प्ण 


[ रेड ] 


हिण्डीन, बयाना के अनेक स्थानों पर अपने थाने व गढ़ियाँ क़रायम की।' १७१६ 
ई० के प्रारम्भ में शाही दरवार में यह शिकायत पहुँची कि चूड़ामन परगना थून के 
जमींदारों व मतसबदारों के सभी गांवों से प्रति गांव दो रुपया नज़राना के रूप में 
बसूल कर रहा है ।* जून १७१६ ई० में मेवात के फ़ौजदार के विरुद्ध मेव विद्रोहियों 
की सहायता सेना भेजकर, सितम्बर में सौँखर सहित १४५ गांवों पर अधिकार 
करके और ४ अक्टूबर को फृतहपुर सीकरी के भोजा दुलाहरा को लुटकर चुूड़ामन 
ने मुगल सत्ता को भी एक वार फिर खुली घुनोती दी ।* 


सवाई जयसिह का प्रथम थूच अभियातक्त 


चूड़ामन को दण्डित करते और संय्यद बन्छुओं के विरुद्ध अपनी स्थिति 
सुदृढ़ करने हेतु सम्राट फ़रूं ख़्सियर ने सितम्वर १७१६ ई० में सवाई जयसिह को 
जाटों के विरुद्ध सर्वोच्च कमान सींपी ।४ उसकी सेना में कोटा का भीमसिह, वू दी 
का बुद्धसिह, नरवर का राजा गजसिह,* तागौर का राव इन्द्रसिहु, वायजीद ख़ान 
मेवाती आदि अनेक मनसवदार नियुक्त किए गए और वाद में ख़ान-ए-जहाँ को भी 
एक विशाल सेना देकर उसकी सहांयताथे भेजा गया ।* दशहरा के दिल १५ 


१. अजेदाश्त, मोहनसिह व हरीसिह की, श्रावण कृष्णा १ थि० सं० १७७१; 
बाकथा, १७ जिकदा, ११२६ हिज्जी; इस समय चूड़ामन के राजजैतिक दांवपैंचों 
के सम्बन्ध में जयपुर के एक दूत दुलीचन्द के एक पतन्न से दिलचस्प जानकारी 
मिलती है । वह लिखता है कि किस प्रकार, “राजपूत भी महाराजा के 
दुश्मन होते जा रहे हैं | चूज़ामन जाट ने जो भयंकर उपद्रव कर रखा है, उसके 
साथ नरुका व वॉकावत भी शामिल हैं। जब वादशाह के पास कोई मामला 
पेश करते हैं तो वह कहता है सेय्यद के पास जाओ, अत्त: जाट मामले में यहाँ 
जाने के पूत्र महाराजा (सवाई जयसिंह) इस वात पर पूरी तरह से विचार 
कर। चूड़ामन वादशाह का बनन्‍्दा वत्कर राजसिंह व खानदीरां के माफ़त 
प्रदेश को लूट रहा है''"*“*। खतुत जहलकारान, दुलीचन्द हारा निहालचन्द 

को, मार्गशीष कृष्णा ११, बि० सं० १७७२ 

वाकया, २४ सफर, ११२८ हिज्ी 

वाकया, १६ व २६ रवी-उस-सातनी, १६ व २८ शज्वाल, ११२८ हिज्ली 

सियार, ।, प्ृ० १३६; कवि आत्माराम, सवाई जयसिह चरित, १० ५६; 

अहवाल-ए-सलातीन-ए-मुतखरीन (सीतामऊ प्रति), पृ० ५९ 

५. कवि जदुनाथ, खांड़ेराव रासो (पा० लि० सीतामऊ प्रति)।, २८८ एवं ॥, 
३६६ ॥ 

६. शिवदास, शाहनामा-ए-मुनव्वर-उल-कलाम (इरविन द्वारा उद्ध त्), पृ० १६ व; 
वंश भास्कर, पु० ३०५६; मा० उलउमरा, ), पृ० १२४; छ्ाव-ए-जहा 
सैय्यद मुज़फ्फ़र खान अजमेर का सूबेदार तथा सैय्यद बन्धुओं का मामा था, 
जो चून १७१७ ई० में थून के लिए रवाना हुआ था, लेटर मुग़ल्स, ॥, 
पूृ० ३२५ 


2७ ए 


[ ३५ ] 


सितम्बर को जयसिह थून के लिए रवाना हुआ, और :होडल, पलवल, सराय छाता- 
मथुरा होते हुए कामां की ओर बढ़ा ।! 


चूड़ामन ने भी थून व डीग सहित अनेक दुर्गो को युद्ध सामग्री से सुसज्जित 
कर युद्ध की तंयारी की ।* कहा जाता है कि उसने थून के क्लिलि के अन्दर इतनी 
खाद्य-सामग्री एकत्र कर ली थी, जो बीस वर्षों के लिए पर्याप्त थी ।॥* मेवाती तथा 
अफ़गान सैनिकों को उसने अपनी सेना में भरती किया ।४* शक्ति प्रदर्श जारी रखने, 
शाही सेना को छकाने और संधषं को धून में केन्द्रित न होने देने के लिए उसने 
अपने भतीजे वदनसिह, रूपसिंह व तुलाराम* तथा पुत्रों मोहकमर्तह व जुलकरण 
और अपने महत्वपूर्ण साथी खेमा जाट, 'दयाराम” आदि के नेतृत्व में छापामार 
सैनिक दस्तों को बीहड़ जंगलों व शाही मार्गों पर छित्तरा दिया। चूड़ामन स्वर्य॑ 
सात हजार सेना के साथ थूत दुर्ग के भीतर जा बैठा । 


थून पहुँचने के पूर्व जयसिह को १३ अवतूबर को बहूरोड़ में मोहकमसिह 
और १७ तारीख को राधाकुण्ड में बदनसिह की सेवा" का सामना करना पड़ा । 
& नवम्बर को लगभग ५० हजार सेना के साथ जयसिह ने धुन का घेरा आरम्भ 
किया,” जो अप्रैल १७१८ ई० तक चलता रहा। २१ नवम्बर (१७१७) को 
मं इहेड़ा के भीषण युद्ध में चूड़ामन का भाई अनोराम सारा गया और भतीजा 
रूपसिह घायल हुआ ।7 


१. मुतफ़रिक महाराजग़ान, जयसिंह द्वारा शम्सुद्दोला व कुतुबुलमुल्क को, १६ व 
१६ शब्वाल, ११२८ हिज्ी; जयसिंह चरित, पूृ० ५७ 
सियाहा, २ जिकदा ११२८ हिज्जी; वाकया, १३ जिकदा ११२८ हिज्ी 
कामवर, पृ० १६८; शिवदास, पृ० १२ व; लेटर मुग्रल्स, ॥, पृ० ३२४ 
पार्टीज, पृ० १२४ 
राजाराम जाट का पुत्र, दस्तुर कौमवार, जि० श॥, पृ० ३८५ 
. यह तुहिया सरदार रुस्तम सोगरिया का पुत्र था, जितने वर्तमान भरतपुर के 
स्थान पर मिट्टी का दुर्ग बताया था और प्रारम्भ से ही अपने पुत्र खेमा की 
चड़ामन के दल में सम्मिलित होते के लिए थूव भेज दिया था, ज्वाला 
सहाय, पृ० २७ 
७, नन्‍्दा जाट का पौत्र एवं भुरेतिह का पुत्र, ख़तुत अहलकारान, मारगंशीर्ष कृष्णा 
१, बि० सं० १७७५ 
८. वाकया, ८ जिकदा, ११२८ हिज्री 
६, सियाहा, १२ जिकदा, ११२८ हित्नी 
१०. कामवर, पृ० ४॒ंए्८. . 
११. वाकया, १७ जिलहिज्ज, ११२८ हिजी; जयसिंह चरित, १० ५७-५८ 


दूत दर कई 7 4० 


[ ३६ ] 
घुड़ामन का फोलादी प्रतिरोध एवं कूदनीतिक सफलता 


जयसिह की मन्थर गति से अधीर होकर सम्राट फ़रु खसियर ने उसे तुरन्त 
कार्यवाही करने पर जोर डाला ।” उसकी सहायतार्थ आगरा के नायबव सूवेदार 
नुसरत यारखान* को भेजा तथा भारी मात्रा में शस्त्र सामग्री एवं बड़ी तोपें भेजी 
गईं |) १७१७ ई० में मई-जून के भीषण युद्धों के बावजूद वह कोई निर्णायक 
सफलता प्राप्त करने में असफल रहा। इसके विपरीत उसके मो्चे, रसद और शाही 
मार्ग जादों की निरन्तर लूटपाट के शिकार बने रहे ।४* 


निस्सन्देह कछवाहा राजा सवाई जर्याप्ह एक विशाल सेना एवं शस्त्र सामग्री 
के साथ सेनापतित्व के श्र॑ष्ठ गुणों से सज्जित था, किन्तु उसका सामना एक ऐसे 
जन्मजात विद्रोही से था, जो अपने पूर्ववर्ती जाट नेताओं की अपेक्षा अधिक सैनिक 
एवं राजनीतिक योग्यता रखता था, जो युद्ध एवं कुटनीति की मुग़ल शैली से पूर्ण 
परिचित था और जिसमें सैनिक संगठन की आश्चर्यजनक क्षमता थी । डेढ़ वर्ष तक 
सफल फौलादी प्रतिरोध एवं आक्रमण की निरन्तरता बनाए रखकर जीवट चूड़ामन 
ने नवोदित जाट राज्य के लिए सुरक्षा की ऐसी मिसाल क़ायम की, जिसके वल पर 
ही आने वाले समय में जाट मराठों के विरुद्ध कुम्हेर तथा लाड लेक के विरुद्ध भरतपुर 
की रक्षा कर सके थे । 


सामरिक क्षेत्र में जब जयसिंह धून की दुर्जेय दीवार को तोड़ने की असफल 
कोशिशों में जी जान से जुटा हुआ था, तभी चुड़ामरह ने अपने आपको राजनैतिक 
दृष्टि से सुरक्षित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए थे। इस हृष्टि से दरबारी 
गुठबन्दी में सैय्यद बन्धुओं से उसका गठजोड़ उसकी सुक्ति के लिए वरदान सिद्ध 
हुआ । स्वयं वजीर अब्दुल्लाह खान, जो जयसिंह से इस बात पर रुष्ट था कि सम्राट 
का समर्थत पा जाने पर उसने उसकी उपेक्षा की, ने भी प्रारभ्भ से ही उसकी 
सफलता के मार्ग में रुकावर्ट डाली ।* सैय्यद मुजफ़़र खान को थुन भिजवाना 


१. पार्टीज, पृ० १२४; एच० सी० टिक्कीवाल, जयपुर एण्ड दि लेठर मसुग्रल्स, 
पृ० ६० 

२. फ़रमान, कपठद्वारा, संख्या १५६ आर० 

३. लेटर मुगत्स, ।, पृु० ३२५; सियाहा, ७ जमादि-उस-सानी व १० रजब, 
११२६ हिज्जो 

४. इन दो महीनों में प्रतिदिन के युद्धों का विस्तृत विवरण बीकानेर अभिलेखागार 
में सुरक्षित विभिन्न पन्नों (सियाहा एवं बाकया) से मिलता है । 

४५. सियार, ॥, १० १३६९; सियाहा, १० रजब, ११२६ हिल्ली 

६. पिर्जा मोहम्मद, इबरतनामा (सीतामऊ प्रति), पू० १७५ 


[ ३७ | 


वस्तुत: घेरे को विफल करने की उसकी योजना का ही अंग था ।" अन्ततोगत्वा 
बूड़ामन ने जयसिंह को वार्ता से अलग रखने की शर्त पर समझौते की इच्छा प्रकट 
की । थून के प्रश्न पर गतिरोध"* के पश्चात्‌ सम्राट ने भी अनमने भाव से इस 
समझौते को स्वीकृति प्रदान की! और एक फ़रमान जारी करके जयसिंह को युद्ध 
बन्द करने के आदेश दे दिए ।* इससे जयसिंह को अत्यधिक मानसिक पीड़ा हुई, 
क्योंकि वह यह समझ रहा था कि विजय उसकी पकड़ में थी, तभी विजय का फल 
उससे छीन लिया गया ।* € अप्रैल को चूड़ामन दरवार में उपस्थित हुआ । सम्राट 
उपेक्षापृर्वंक उससे मिला और ५० लाख रुपया शाही कोप में जमा कराने की शर्तं 
पर चूड़ामन को क्षमा कर दिया गया ।* 


सतच्राद निर्माताओं का साथी ४ 


थून के युद्ध ने चूड़ामन की सैय्यद बन्धुओं से मित्रता को सुहृढ़ किया, जो 
ठोस राजनंतिक हितों की अनिवायंता पर आधारित थी । चूड़ामन को सैय्यदों के रूप 
में दरवार में उच्च स्तर पर एक ऐसा संरक्षक मिल गया, जिनके वल पर वह अपने 
भुख्य प्रतिदन्दी कछवाहा राजा, जिसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था, की किसी भी 
चाल को विफल कर सकता था, जवकि संय्यदों को सम्राट के विरुद्ध भावी संघर्ष के 
लिए चुड़ामन के रूप में एक सशवत समर्थक मिल गया था । 


सम्राद फ़र खुसियर की पदच्युति से लेकर मोहम्मदशाह को सिहासन पर 
बिठाने के संय्यद वन्धुओं के कार्य में चूड़ामन ने अपनी पूरी निष्ठा एवं शक्ति से 
उनका साथ दिया । आगरा में नेकुसियर के विद्रोह के दमन कार्य में चूड़ामन को 


१. अजायव उल अफ़ाक, पृ० १२३; मिर्जा मोहम्मद का यह आरोप इं पपूर्ण लगता 
है कि मुजपफ़र खान ने वजीर के इशारे से चूड़ामन को गुप्त रूप से रसद व 
वारूद भेजकर सहयोग किया, देखें, इबरतनामा, पू० १७६ 

२. मूड़हेड़ा की जाट युद्ध परिषद्‌ ने विना ले थून दुर्ग समपित न करने का निर्णय 
किया था (खतुत अहलकारान, मार्यशीर्ष कृष्णा १० वि० सं० १७७५), किन्तु 
खानेजहाँ के विरोध के कारण चूड़ामन को झुकना पड़ा था, अजायव उल अफ़ाक, 
पृ०८ डर 

३. खाफ़ी खाँ, ॥, पृ० ७७६ 

४. शिवदास (पृ० १४ व-१४ व) ने सम्बन्धित फ़रमान व हस्व-उल-हुबम की 
सकल दी है । 

५, भटनागर, जयसिंह, पृ० १२८ 

६. मिर्जा मोहम्मद, पृ० १७८; सियार, ।, १० १४०; अहवाल सलातीन, पृ० ५६, 
सा० उल उमरा, |, १० १२५ 


[ रे८ | 


एक भह॒त्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी सफलता पर उसे दिल्‍ली 
से ग्वालियर तक के शाही मार्ग की राहुदारी पुनः सौप दी गई ।* इस समय चूड़ामन 
अपनी शक्ति के शिखर पर था। राज निर्माताओं के सहयोग से उसने न केवल अपनी 
तथा अपने साथियों की पुरानी जमीदारियाँ पुनः प्राप्त की, बल्कि नवीन जागीरें 
प्राप्त करके उसने अपने राज्य का अधिकतम विस्तार कर लिया था ।* 


हसनपुर का युद्ध 

र८ सितम्बर १७२० ई० को शाही डेरे में हुसेतन अली की हत्या के समय 
जूड़ामन अधिक कुछ नही कर सका? और विपरीत परिस्थितियों में उसने कपटपूर्वेक 
सम्राट के साथ ही रहने का निश्चय किया ।* १ नवम्बर को हसनपुर के मैदान में 
चूड़ामन ने अपनी योजना के अनुसार शाही पक्ष त्यागने के पूर्वी, बारूदखाने में आग 
लगाने का भरसक प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं मिली ।४ युद्ध के दिन 
(३ नवम्बर) उसने अपने भीषण हमलों व लुट्मार द्वारा शाही सेना और छेरे के 
अनुया यियों को आतंकित कर दिया था। किच्तु जँसे ही वज़ौर अब्दुल्लाह खान की 
पराजय निश्चित जान पड़ी, वह अपनी पुरानी शैली के अनुसार दोनो पक्षों को लूटते 
हुए अपने प्रदेश की ओर चल पड़ा ।॥* 


हसनपुर के युद्ध के बाद सम्राट के प्रतिशोध को अवश्यम्भावी जानकर 
चूड़ामन अव खुले तौर पर रचतन्त्र राजा की तरह आचरण करने लगा । १७२१ ई० 


१. कानूनयो, जाट, पृ० ५५; लेटर सुगृल्स, ।, पृ० ४१३-१४; सतीशचन्द, 
वालमुकुन्दनामा, पृ० १०२-१०३ 

२. अर्जदाश्त, श्रावण शुक्ला ८, वि० सं० १७७६ (वायजीद खान द्वारा जर्यासह 
को); कामराज (इवरतनामा, पृ० ६८ भ) के अनुसार चूड़ामन को इस समय 
उपहार में जो प्रदेश दिया गया, उसे पार करने में वीस दिन लगते थे और जो 
दिल्‍ली के वाहर वारापुला से लेकर ग्वालियर की सीमा तक फैला हुआ था । 
यह उल्लेख संभवत: उसे इस प्रदेश की राहदारी दिए जाने के सन्दर्भ में किया 
गया है, देखें, लेटर मुगल्स, ।, प्‌ृ० ४१३ 

३. मुहम्मद कासिम लाहोरी, इबरतनामा, पृ० ३५४; खुशालचन्द, नादिर-छज़-जमानी, 
पु० १००६ व (इरविन द्वारा उद्धत) 


४. कासिम, पृ० ३६६ हि 
सियार, ।, ए॒० २६३; अहवाल सलातीन, पु० १०४; ख़ाफ़ी खां, ॥, पु० ६१७; 


मा० उल उमरा, |, पृ० १२४५ * 
६. रुस्तम अली" तारीख-ए-हिन्द (सीतामऊ प्रति), पृ० ४८८-८५६९; सियार, |, पु० 
२७१; ख़ाफी खां, !, पृ० ६२१ 


[ रे६ ] 


में उसने सआदत ख़ान के विरुद्ध अजीतर्सिह राठौड़ और बाद में इलाहावाद के 
सूबेदार मुहम्मद ख़ाब बंगश के सेतापति दिलेर खान के विरुद्ध बुन्देलों की सहायतार्थ 
सेना भेजी ।' आगरा के नवनियुक्त सूवेदार सआदत खान के निर्देश पर उसका 
तायव नीलकण्ठ नागर जाटों को दण्डित करने गया । १६ सितम्बर १७२१ को 
फ़तहपुर सीकरी के निकट युद्ध में चूड़ामन के पुत्र मोहकमसिह के हाथों शाहो सेना 
पराजित हुई और नीलकण्ठ नागर मारा गया ।* | 


घुड़ापन की सृत्यु (सितम्बर १७२१ ई०) 


लगभग इसी समय घूड़ामन के पुत्र मोहकमसिह और भतीजे वदनसिंह के 
बीच सम्पत्ति शौर जमींदारी के बंटवारे को लेकर महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष फूट 
पड़ा । जब चूड़ामन ने न्‍्यायोचित ढंग से अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया तो 
उसे अपते उम्र स्वधावी पुत्र हारा अपमानित होना पड़ा ।! इस अपमान और पारि- 
वारिक फूट को सहन न कर पाने के कारण सितम्बर १७२१४ ई०के अन्त में चूड़ामन ने 
विष खाकर अपनी जीवन लीला प्राप्त कर दी । 


१. लेटर मुग़रल्स, ॥, पृ० १२१; पार्टीज, ए० १७७ 

२. आार्शवादीलाल श्रीवास्तव, फ्स्ट टू सवाब्स ऑफ अवध, पृ० २६ लेटर मुग़ल्स, ॥, 
पृ० १२१; ग्रुलाम हुसेन का विवरण प्रान्तिपूर्ण है, देखें, सियार, |, पृ० 
शे२८ 

३. गुलाम हुसेन लिखता है, “मोहकमसिह अपने पिता के प्रति सम्मान को भूल गया 
ओर अपशब्दों का प्रयोग किया । पिता पुत्र को दण्डित करने की अपेक्षा, स्वयं 
ज़हर लेकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। (सियार, ।, १० २२६) शिवदास (प्ृ० ७८ व) 
और गुलाम अली (मुकदम ए शाह आलमनामा, पृ० ४६ व) इसकी पुष्टि 
करते हुए एक नई कहानी जोड़ते हैं, जिसके अनुसार सम्पत्ति को लेकर जुलकरण 
व मोहकम के वीच संघर्ष और बाद में मोहकम व चुड़ामन के वीच उत्त जना- 
त्मक बाद विवाद हुआ । किन्तु फ्रैज गोटलियव (पृ० १४ व १४ अ) के विवरण 
और बाद की घटनाओं (जिनमें मोहकम द्वारा वदनसिह की गिरफ्तारी भी है) 
से पता चलता है कि इस पारिवारिक संधर्ष के मुल में मोहकम तथा वदनसिह 
की प्रतिद्वन्द्तिता ही थी । 

४, मिर्जा मोहम्मद के अनुसार चूड़ामन जिलहिज्ज (सितम्बर-अक्टूबर) मा; में, 
जब वह अपने पुत्रों थानसिह व मोहकमसिंह, जो लड़ रहे थे, के बीच समझोता 
कराने गया, मारा गया (तारीख-ए-मुहम्भदी, १० ११३३) । रिवज्ञ खान 
(सवाना-ए-खिज्ज) व हरसुखराय का यह कथन ग्रलत है कि जयसिह के धुन 
पर दूसरे आक्रमण के बाद घूड़।मन की मृत्यु हुई । खाफी खाँ व शिवदास जंसे 
सामयिक इतिहासकारों के विवरणों से यह निश्चित है कि चूड़ामन की मृत्यु 
थून पर द्वितीय आक्रमण के पूर्व हो चुकी थी। दस्तुर कौमवार (जि० शा, 
पृ० ३५५) से पता चलता है कि कार्तिक कृष्णा ६ वि० सं० १७७८ को जब 
जुलवरण दिल्ली स्थित जयसिंह के डेरे पर गया तो उसे चूड़ामन की मातमी 
का सिरोपाँव प्रदान किया गया। इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि चूड़ामन की 
मृत्यु ३० सितम्बर १७२१ ई० के पू्वे ही ो चुकी थी । 


[ ४० | 
जयसिह द्वारा थुन का द्वितीय अभियान 


चूड़ामन की मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी मोहकमसिह ने सर्वप्रथम 
अपने प्रतिद्वन्द्दी बदन सिंह को क़द में डाल दिया, जो प्रमुख जाठ सरदारों के हस्तक्षेप 
के बाद ही मुक्त हो सका ।' गिरफ्तारी के दौरान अपनी रिहाई और मोहकम से 
अपने अपमान का बदला लेने हेतु बदतसिंह ने अपने भाई रूपसिह को सआदत ख़ान 
के पास आगरा" और अपने पुत्र सरजमल को सवाई जयसिंह के पास दिल्लीः भेजा 
था । जाटों की इस पारिवारिक फूट ने जयसिह को एक बार फिर जाट दमन के 
कार्य को हाथ में लेकर पुराने कलंक को धो डालने के लिए प्रोत्साहित किया । यह 
कार्य उसने ख़ान-ए-दौरां के माफ ते किया 


शाही दरवार से जाट अभियात्त की कमान और आगरा की सुवेदारी मिलने 
प्र अगस्त १७२२ ई० के अन्त में सवाई जयसिंह लगभग ५० हजार सेता के साथ 
थून की ओर चल पड़ा ।* २४ सितम्वर को जब वह शून्र के निकट पहुँचा तब 


१. फ्रेज गोटलियब, पु० १४ब-१५व; जयसिंह चरित (पृ० ६७) से पता चलता है 
कि जय सिंह के आक्रमण की ख़बर मिलने के वाद ही मोहकम ने बदनसिह को 
छोड़ा था । 

२. लेटर मुगृल्स, ॥, पृ० १२१; फूस्टे टू नवाब, पृ० २७; सूद्नन के निम्न दोहे से 
पता चलता है कि सम्भवतः इसी समय झरूपसिह और सभादत खान की मित्रता 
स्थापित हुईं थी। सफदरजंग सूरजमल को वहता है-- 

रूपसिंह तेरा चचा और सआदत ख़ान । 
है सलुक दर पुस्त से दूना किया सुजान । सुजान चरित्र, पृ०६७ 

३. दस्तुर कौमवार, जि० श॥, पृ० ३४५५ व ५३५ 

४. फरमान, कपटद्वारा, संख्या १६१६; गुलाम अली, पूृ० ४६ अ; सियार, ।, पृ० 
३२६; कवि आत्माराम लिखता है-- 

वदनसिह को मोहकर्मा, छल करि लीन्‍्हों धारि | 
ताके लोगनि भूप सों, करो फिरादि पुकारि ॥। 
महाराज तव साहि रो, कही कथा यह जाई। 
हुकुम होय तो थूति फिरि, दीज तूरि बहाई ॥ 
जयसिंह चरित, पृ० ६६ 


५. फरमान, कपटद्वारा, संख्या ३६; 
लेटर मुगल्स, ॥, पु० ११३; 
भूटनागर, जयसिह, पृ० १६३ 


[ ४१ ] 


बदन सिह अपने पूरे दलवल के साथ आकर उससे मिल गया ।) इस बार जाठ के 
विरुद्ध जाट था,” अत: जयसिह का कार्य आसान हो गया । मोहकमर्सिह थुन में दुरी 
तरह से घिर गया और बदनसिह उसके अनेक साथियों को तोड़ने में सफल 
हुआ । मोहकम ने अपने पिता के मित्र जोधपुर के राजा अजीतसिह को भी सहायता 
शीघ्र सेना भेजने का अनुरोध किया ।? अत्यधिक निराशाजनक परिस्थितियों में, 
किले में सुरंग व वारूद्ध फैलाकर, १७ नवम्वर की रात्रि को मोहकम थून के दुर्ग से 
निकल भागा ।* अगले दिन जयसिह ने विजेता के रूप में बदनसिह के साथ दुर्ग में 
प्रवेश किया “और पिछली पराजय के प्रतिशोध के रूप में दुर्ग को मिट्टी में मिलाकर 
उस पर गधे चलवा दिए ।* 


नी 


दर 


» दस्तूर कौमवार, जि० शा, पृ० ४३४; 


जयसिह चरित, पृ०६७ 


 मैलिसन, पृ० ६८ 
, अअज दाश्त, पंचोली रायचन्द द्वारा जयसिंह को, कार्तिक कृष्णा १५, वि० सं० 


१७७६ (२८ अवट्वर १७२२ ई०) 

ज गोटलियव, पृ० १७ अ व व; सियार, ।, १० ३३०; ख़ाफी खाँ, ॥, पु० 
६४४; मा० उल उमरा, ।, पृ० १२७; कवि आत्माराम के अनुसार वक्षिण से 
निज़ामुल्मुल्क के आने की ख़बर मिलने पर मोहकम थुन से तिकल भागा--- 

चलत कलीजहि दष्णिन राह । व्हाँ ते कुचु कियौ नरनाह । 
आइ सीकरी डेरा पर॒यौ। सुनत मोहकर्मा वहुरुयी डर्‌यो ॥ 
भज्यी तहाँ ऊ तें अकुलाई | निकस्यौ उते पोहरी जाइ । 
जयसिंह चरित, पृ० ६६ 
सुर्यमलल मिश्रण इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है-- 
चूड़ामनि सुत मुहकम्म जट्ठ, इन दिनन बहुरी लग्गो कुबट । 
करि लूट मुल्क सिर छाल्लि धत्त, मरूईस सरन मरूदेसपत्त ।॥! 
जयसिह बदन जट्टहि सहेत, वहुभुव दिवाय धूहनि समेत । 
व्है साह हिंतु मुहुकम हराम, यातें पलाय गय घन्व धाय ॥ 
वश भास्कर, १० २०८०-८९ 


 सुरंगे फटने के ख़तरे की चेतावनी देकर वदनर्सिह ने जयसिह के दुर्ग में तत्काल 


प्रवेश को रोककर उसके जीवन की रक्षा की थी (फ्रज गोटलियव, पृ० १८ अ 
व ब)। कहा जाता है कि तभी से थून का क्लिला औंधा थून' कहलाता है | थून 
के इस युद्ध के बारे में एक रोचक दोहा प्रचलित है--- 
लेन चह॒ति हैं दिल्‍ली आगरा घर की धून दई । 
वन्धु वेर अनवन के कारण कैसी कुमति ढई ॥ 
बुज़ेन्र वंश भास्कर, पृ० ३० 


* मजमाउल अख़वार (इलियट, जि० श॥।, पृ० २७१) 


फ्रंज गोटलियव, प० श्य व । 


अध्याय-३ 


जाट राज्य को स्थापना 
ओर 
सरजमल का प्रारश्थिक जीवन 
(१७२२-१७४८ ६० ) 


705 66860 0५ +8]69#॥ 9/५8 - एगंधावां 


जाट राज्य की स्थापना ओर सूरजसल का 
प्रारम्भिक जीवन (१७२२-१७४८ ई०) 


जाट राज्य का संस्थापक बदर्नासह 


थून की विजय के वाद चुड़ामन की जमींदारी और जाटों का नेतृत्व वदनसिंह 
को प्राप्त हुआ | बदनसिंह ने २३ नवम्बर १७२२ ई० को औपचारिक रूप से अपने 
को जयपुर दरवार का विनम्न एवं निष्ठावान सामन्त वना दिया और सवाई जयतसिह 
की माफ़ त शाही अधीनता स्वीकार की ।) नवगठित जाट राज्य की राजधानी थुन 
के स्थान पर डीग वना दी गईं। जयसिह ने वदनसिह को राजा (व्नजराज) की 
उपाधि से सम्मानित किया, किन्तु शाही मान्यता के अभाव में उसने अपने को ठाकुर 
कहलवाना ही पसन्द किया ।“ जयसिंह ने जों उस समय आगरा का सूबेदार 
था, वदनसिंह को नगराड़ा, निशान व पंचरंगी झण्डे के प्रयोग की अनुमति, और 
आगरा क़सवे की कोतवाली प्रदान की ।* इसके अलावा उसे मथुरा, वृन्दावन, 
महावन, हिसार, छाता, कोसी व होडल इत्यादि परगने, जिनकी कुल राजस्व आय 
५०-६० लाख रुपये थी, जागीर में दिए गए । १६ जून १७२४ ई० को सम्पन्न 


१. दस्तूर कीमवार, जि० श॥, पृ० ४३६; कपटद्वारा दस्तावेज संख्या १४०६ 

२. जदुनाथ सरकार, हिस्टद्री ऑफ दि जयपुर स्टेट (अप्रकाशित, सीतामऊ संग्रह), 
५१० २३-२४; १७३० ई० में जब सरवुलन्द खाँ ने ग्रुजरात से आगरा की यात्रा 
के दौरान जाट क्षेत्र में पड़ाव डाला था, तव वदनर्सिह ने उससे राजा की पदवी 
दिलाने की प्रार्थना की थी, देखें, लेटर मुग़ल्स, जि० ॥, पृ० २१३-१४ 

३. सरकार, जयपुर, पृ० २१ 

४. शर्मा, जयपुर, पृ० १४४; टिव्कीवाल, पृ० ६४; फ्रेंज गोटलियव (प्रृ० १८ व) 
लिखता है कि उप्ते सिक्के ढालने का अधिकार भी दिया गया । 

५, फ्रैंज गोटलियब, पृ०श्प्व 

४४ 


| ४५ | 


समझौते के अनुसार वदनसिह ने जयसिंह को प्रतिवर्ष 5३,००० रुपये पेशकश देना 
स्वीकार किया । ' 


उदार शासन की स्थापना 


इस प्रकार बदनसिंह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काये मुग्रलों से मान्यता प्राप्त 
शान्तिप्रिय जाट राज्य की स्थापना था। दीघंकाल के पश्चातु इस क्षेत्र में संघर्ष 
एवं अराजकता का दौर समाप्त हुआ और किसान शान्तियूवंक कृपिकार्य की ओर 
प्रवृत हुए । सरकार का यह कथन अप्रान्तिपूर्ण है कि राजाराम व चूड़ामन के कार्य 
का चिन्ह भी नहीं वचा और बदनसिह को सब कुछ नये सिरे से शुरू करता पड़ा ।* 
इसके विपरीत वदनसिह की दूरदर्शिता ने न केवल नवोदित जाद राज्य को पूर्ण 
विनाश से बचाया, वल्कि अब तक विकसित जाट शक्ति को कानूनी जामा पहनाकर उसे 
पूर्ण सुरक्षा प्रदान की । 


ठाकुर वदनसिह का काय अपने पूव॑जों द्वारा अधिक्ृत क्षेत्र को एक वंध 
शासन के साथ व्यवस्थित राज्य में परिणित करने का था । यह कार्य आसान नहीं था, 
फिर भी वह इस काये में वर्षों के धैय-पूर्वक परिश्रम एवं युक्तिपूर्ण प्रशासन के वाद 
मुख्य रूप से सफल रहा । 'हम ऐसा कुछ नहीं सुनते हैं कि उसने कोई कुटनीतिक 
गतिविधि अथवा हथियारों से शानदार महान्‌ कार्य किया हो ।7 वस्तुत: वह विजयों 
की अपेक्षा राज्य के शान्तिपुर्ण विस्तार एवं सुहढ़ीकरण की नीति में अधिक विश्वास 
रखता था । 


बदली हुई परिस्थितियों में वदनसिहु की नई नीति जाट राज्य के लिए 
हित्तकर सिद्ध हुई । मोहकमर्सिह के हठीले स्वभाव से उत्पन्न जाट फूट को उसने 
अपने उदार व्यवहार से जाट एकता में बदल दिया । अपनी विनम्नता, सदाशयता 
एवं निष्ठा द्वारा उसने सवाई जयसिंह के दिल को जीत लिया । इसी कृपा के बल 
पर उसे चूड़ामन की जमींदारी का अधिकांश भुभाग तनख्वाह जागीर के रूप में मिल 
गया था । 


कपटद्वारा दस्तावेज़ संख्या १४०६ 

सरकार, पतन, ॥, पृ० २८७ 

कानूनगो, जाट, पु० ६० 

इसके बाद मोहकमर्सिह और खेमा जाट के व्यक्तिगत विरोध के अलावा जाटों 
में आन्तरिक फूट का कोई उदाहरण नहीं मिलता । अधिकांश जाट सरदारों ने 
वदनसिह के नए नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी थी । 


ही आल जा 


[ ४६ | 
जाठ-फछवाहा सम्बन्धों सें दया सोड़ 


यदनसिह की राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प&लु जाट-कछवाहो की 
पुएतैनी शत्रुता का घनिष्ठ मंत्री में परिवर्तेत था। यद्यपि बदचसिह जाट राज्य की 
प्राप्ति के कारण जयसिह का आभारी था, तथापि उसने इस तथ्य को भलीभांति 
समझा कि मुगल दरवार की अस्थिर युुटवग्दी में उलझने की अपेक्षा कछवाहों की 
स्थाई मित्रता प्राप्त करना सही क़दम रहेगा । इसके अलावा खेमा जाट का निरन्तर 
विरोध" तथा राठौड़ों की सहायता से मोहकम छ्वारा अपनी जागीर की वापसी के 
प्रयासों का खतरा" अभी भी वदतसिह के सामने जीवित था। अतः बंदनसिह ने 
संरक्षक स्वामी के रूप में सवाई जयसिह के प्रति पूर्ण निप्ठाभाव रखा और बदले में 
जयसिह ने भी उसके प्रति सम्मान एवं मँत्रीभाव प्रदर्शित किया।ह जयसिह के अन्य 


१. घूड़ामन का अभिन्‍न साथी खेमसकरण जाट बदर्तातह के लिए भारी खतरा बना 
हुआ था। इस शक्तिशाली जाट सरदार ने वदनसिह से विरोध जारी रखा और 
१७२६ ई० में उसके आतंक के कारण वबदनसिह को जयपुर से तुरन्त सैन्य 
सहायता की याचना करनी पड़ी, देखें, आमेर रिकार्ड, शिवदास द्वारा राजा 
अयामल को, वैशाख शुक्ला ४ वि० स्र० १७८३ । 

२. १८ नवम्बर १७२२ ई० को थूत से भागकर मोहकम ने सीधे मारवाड़ के 
राठौड़ राजा (अपने पिता के मिन्न) अजीतर्सिह के यहां शरण ली थी। बाद 
में वह दक्षिण जाकर होल्‍कर की सेना में शामिल हो गया था । दिसम्बर 
१७५३ ई० में उसने शाही राजधानी में अकीबत महमूद के मार्फ़त वजीर 
इमाद से मित्रता की और उसे सूरजमल से अपनी जागोर की वापसी के बदले 
दो करोड़ रुपया देने का वायदा करके सम्राट अहमदशाह से घेंट की। बाद में 
इमाद के साथ वह कुम्हेर पहुँचा और सूरजमल के विरुद्ध मराठा आक्रमण में 
सम्मिलित हो गया । किन्तु घेरे की विफलता के बाद असहाय अवस्था में बह 
सूरजमल के पास आया | सूरजमल ने पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत 
किया और अपने राज्य के सभी तालुकों से प्रत्ति ग्रांच एक रुपया उसे देना 
निश्चत किया । देखें, लेटर मुग़ल्स, ॥, पृ० १५४; फ्रेज गोटलियब, प्ृ० १६ व; 
तारीख-ए-अहमदशाही (सरकार प्रतिलिपि), एु० €४ व एवं १०३ अ 

३. कवि सूदव के अनुसार ईश्वसीसिंह सुरजमल को विदा करते समय वदनसिह के 
लिये निम्न संदेश देता है-- 

ज्यों जेसाहि नरेस करत कृपा तुब देश पं | 
त्यों ब्रजेंस चदनेस करत रहो हम पर क्वपा ॥१५॥। 
सुजात चरित्र, पू० ४० 


[ ४७ | 


सामन्‍्तों तथा वदनसिह की स्थिति में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि बदनसिंह 
जयपुर राजा के भूभाग में सामन्त नहीं था, बल्कि उसे मुगल साम्राज्य के खालसा 
भूभाग में जमींदारी दी गई थी । 


वदनसिह्‌ प्रायः जयसिह के दशहरा दरबार में उपस्थित रहा करता था और 
उसने जयसिंह की नई राजधानी में अपने निवास के लिए हवेली का निर्माण भी 
करवाया । उसकी हवेली के आसपास का क्षंत्र उसके नाम पर वदनपुरा कहलाने 
लगा । जयसिंह भी मुगल दरवार मैं आते जाते वक्त वदनसिह से मिजने अवश्य जाता 
था ।) किन्तु वेण्डल के अनुसार जब कभी मुगल सम्राट बदनर्सिहू को अपने दरबार 
में बुलाता था, तब वह यह कहकर क्षमा मांग लिया करता था कि मैं तो साधारण 
किसात हूँ ।* एक सार्च १७३१ ई० को जयसिह ने मथुरा में बदतसिह को राव का 
खिताब प्रदान किया ।3 ६ अप्रेल १७३२ ई० को उनकी भेंट का विवरण समकालीन 
सस्‍्पाहा बकाया कागजात में इस प्रकार मिलता है, “संबत्‌ १७८८ मिती वैशाख वदी 
७ ने मुकाम थरृणी च्यार घड़ी दिन चढ़या श्री जी सवार होय वदनसिंह जाट के 
डीग में डेरे पधारया बदनसिह पावंड़ा किया मोहर नो हजार व हाथी व घोड़ा 
तोरा गाँव वर्गरह नज़र किया अभरज करी महाराजा सलामत सारी वस्त नज़र छ॑ 
दस बीघा धरती व धोड़ी एक चढ़वाने पानु जब महाराज फरमाई नज़र मांही को 
छ॑ मोहर में सू मोहर एक उठाय राखी तोरा मांही चोरों एक जापणा हाथ सों 
उठाय बदनसिह के माथे वांध्यो अर सारी नज़र माफ़ करी घड़ी एक विराज्या पाछे 
सवार होय थूण का डेरा आय विराज्या ।/४ दोनों के मध्य अन्तिम भेंट का विवरण 
५ फरवरी १७४१ ई० का मिलता है, जब जयसिह बदनसिंह के डीग स्थित डेरे पर 
गया था ।* 


१. इन भेंटों का विवरण इस प्रकार मिलता है : २ सितम्बर १७२५ ई० (सीकर), 
४ अप्रल १७२७ ई० (सहार व डीग), ३ जुलाई १७२७ ई० (टोड़ा), २४ 
सितम्वर १७२७ ई० (आमेर), ६ फरवरी व २४ अक्टूबर १७२६ ई० व 
मार्च १७३१ ई० (मथुरा), ६ अप्रैल १७३२ हैं० (थून), १२ अक्टूबर १७३४ 
ई० एवं २४ सितम्बर १७३५ ई०, १२ नवम्बर १७३७ ई०, १६ माचे १७३६ 
ई० और ५ फरवरी १७४१ ई० (डीग), दस्तुर कौमवार, जि० »८ , पृ० १२२०: 
भटनागर, जयसिह, पृ० १६५ 

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २६८ 

३. दस्तूर कौमवार, जि० शा, पृ० ४४० 


४. वही, जि. श!, पृ० ४४२ 
कर वही, जि, शा; पु० डडड 


| है. ० | 
प्रभाव क्षेत्र का विस्तार 


मुगलों से प्राप्त वैधानिक सरक्षण और सवाई जयसिह की मैन्रीपूर्ण सुरक्षा 
की छाया में बदनसिंह ने अपने राज्य का सृुहृढीकरण किया और जब भी अवसर मिला, 
उसके विस्तार की दिशा में अग्नसर रहा । उसने डीग में न केवल सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण 
करवाया वल्कि वहाँ अनेक भव्य महलों की स्थापना कर उसे जाट राजधानी के उपयुक्त 
बनाया । इसी प्रकार थून व सिनसिनी के पुराने क़िलों के स्थात पर अब क्रुम्हेर और 
बर में सैनिक महत्व के नवीन दुर्गों के निर्माण के आदेश दिए गए । वैवाहिक 
सम्बन्धों के हवारा.भी वदनर्सिह को अपना प्रभाव क्षत्र बढ़ाने में मदद मिली । 
उसने कामर के धनी एवं प्रभावशाली व्यक्ति चौधरी महाराम की पुत्री और सहार 
के जमींदार की पुत्री से विवाह करके व्यवहारतः अपने को मथ्रा जिले का स्वामी 
चना दिया | 


१७२३ ई० में सवाई जयसिंह ने आगरा के सूवेदार की हैसियत से शाही 
मार्गों की गश्त और राहुदारी वसूल करने का कार्य जाटों को सौंप दिया था, इस 
कारण जाटों को एक बार फिर दिल्‍ली-आगरा के निकट अपना प्रभाव बढ़ाने की 
खुली छूट मिल गई ।* यद्यपि वदनसिह की स्वयं की लुटेरे जीवन में कोई उचि नहीं 
थी, किन्तु वह जाटों की परम्परागत लूटमार की प्रवृत्ति को पूरी तरह से नहीं रोक 
पाया । रुतम अलीखान के विचरण से पता चलता हैं कि इस समय वन्तरशाह के 
नेतृत्व में कुछ जाट दस्ते महावत और फिरोजाबाद में लुटमार कर रहे थे ।” जयसिह 
का नायव कीरतसिंह, जिसे हिण्डीन, बयाना, भुसावर व टोडाभीम की जागीरों की 
देखभाल का कार्य सुपुर्दे था, वदनसिह का मित्र और आरामतलव व्यक्ति था। 
इसलिए जाटों को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव विस्तार के अवसर मिलते रहे १ १७२७ 
ई० में बयाना में जाट सेना द्वारा ऐसी ही भयंकर लुटमार का उदाहरण हमें मिलता 
है । किन्तु कुल मिलाकर बदनसिंह की वीति अधिक से अधिक प्रदेश इजारे में प्राप्त 
करने की थी । १७२७ ई० में उसे परगना अकवराबाद इजारे में प्राप्त करने में 
सफलता मिली ।* इसी प्रकार भुसावर * और हिण्डोन० का बहुत सा भाग भी उसने 


१. कानूनगो, जाट, प्र० ६१; बृजैन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३८; ग्राउसे, ।, पृ० २३ 

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २६०; तारीख-ए-हिन्द, पृ० ५४३ 

३. तारीख-ए हिन्द, पृ० ५७६ 

४. दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिट्ठी, वैशाख कृष्णा १० वि० सं० १७८४ 

५. कंपटद्वारा दस्तावेज संख्या, १४४४५ 

६. दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिट॒ठी, चन्र कृष्णा ३े व आश्विन शुक्ला ३ 
वि० सं० १७५३ 

७. कपठटद्वारा दस्तावेज संख्या १२२३ 


! 72. 


[ ४६ | 


इंजारे में प्राप्त कर लिया । सवाई जग्॒स्तिह की सहायता से १७२६ ई० में बदनासह 
को फ़रीदाबाद, पलवल और मेवात की राहुदारी भी मिल गई ।" 

संनिक हृष्टि से वदनसिह एक निष्प्राण शासक था, किन्तु जाटों के सौभाग्य 
से उनकी सैनिक कमान उसके ज्येष्ठ एवं योग्यतम पुत्र सूरजमल के हाथों में रही, 
जिसने अपने पिता के शासन काल में और बाद में जाटों के स्वत्तन्त्र राज्य की 
स्थापना तक सेनिक गतिविधियों का सफल संचालन किया। बस्तुतः बदनसिंह के 
राजकार्य से निवृत्ति के बहुत पहले ही शासन की वागडोर अप्रत्यक्ष रूप से सूरणमल 
के हाथों में पहुँच चुकी थी । 
'सेवात पर अधिकार 


मुगल एवं आमेर राज्य से घिरे जाटों को अपने विस्तार के लिए मभेवात 
उपयुक्त भूभाग दिखाई दिया । मेव विद्नोहियों से परेशान स्वयं कछवाहा राजा ने 
अपनी जागीर की सुरक्षार्थ जाट सेना की मद॒दं चाही, तो इस क्षेत्र में जाटों का 
हस्तक्षेप आसान हो गया । जहाँ वदनसिह शान्तिपूर्ण तरीकों द्वारा जयसिह से अधिक 
से अधिक भ्रभाग इजारे में प्राप्त करने के प्रयत्नों में लगा हुआा था," वहीं उसका 
पुत्र सुरजमल बड़े ही युक्तिपूर्ण तरीकों से मेवात में जयपुर के आमिलों को वेदखल 
करके अपने थाने स्थापित कर रहा था ।* जयपुर के एक आमिल विजयराम के पत्र 
से इस विषय में सूरजमल की भूमिका पर_ बड़ा ही रोचक प्रकाश पड़ता है।* कहीं 
पर भेव विद्रोहियों के साथ गुप्त सहयोग करके, कहीं पर मेवों के विरुद्ध जयपुर के 
आमिलों को सहायता न पहुँचाकर और कहीं पर उनके साथ ध्रत्यक्ष संघर्ष में आकर 
जाटों ने भेबात में अपने प्रभाव विस्तार के प्रयास जारी रखे । जाटों के विरुद्ध जब 
आमिलों की शिकायतें जयपुर दरवार में पहुँचती थी, तो वदनसिह अपने विनीत 
आचरण द्वारा मामले को शान्त करने हेतु तत्पर रहता था | इस प्रकार वदनसिंह 
मैवात में जाटों के लिए १८ लाख रुपये वापषिक आय की जागीर प्राप्त करने में 
सफल हुआ ।* 


साण्डूगढ़ का युद्ध (१७२६ ई०) 
अक्टूबर १७२६ ई० में मालवा की सूवेदारी मिलने पर सवाई जयसिह ने 


१. वही, संख्या १४२६ 

२. दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिंदृठी, चैत्र शुक्ला १५ व श्रावण कृष्णा 
८, वि० संवत्‌ १७प४ 

ड्राफ्ट खरीता, मार्यशीर्ष कृष्णा ११, वि० सें० १७८५ 

४. आमेर रिकार्ड, मार्गशीर्ष शुक्ला १४, वि० सं० ६७८८ 

४. इमाद, पृ० ५५ 


न्प्ए 


[ ५० | 


भराठों के विरुद्ध प्रस्थात किया ।* वर्ष के अन्त में माण्ड के विकट भराठें के साथ 
हुए युद्ध में कछवाहा सेना ने उल्लेखनीय साहस का अदर्शन किया ।* सुरजमल के 
दरवारी कवि सूदन के वर्णव से पता चलता है कि इस महत्वपुर्ण युद्ध में जाद सेना ने 
सूरजमल के नेतृत्व में भाग लिया था 3 अच्त में मराठों के साथ सम्पन्न समझौते के 
अनुसार माण्डू (माण्डवगढ़) जयसिंह को मिल गया ।ऐ 


भोपाल का युद्ध (१७३७ ई०) 


इसी प्रकार इस वात के पुष्ठ प्रमाण मिलते है कि पेशवा बाजीराव के विरुद्ध 
निजामउलमुल्क की सहायतार्थ जयसिंह ने अपने पुत्र ईश्वरी सिंह और दीवान राजा 
अयामल के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, उसके साथ भी बदनसिह ने अपने दूसरे 
पुत्र प्रतापसिंह के नेतृत्व में एक जाट सेना भेजी थी॥।*४ २४ दिसम्बर को दोनों 
पक्षों के मध्य युद्ध आरम्भ हुआ और शीघ्र ही निजञ्ञाम भोपाल के निकट बुरी तरह 
से घिर गया। अन्त में ६ जनवरी १७३८ ई० को दोराहा नामक स्थान पर दोनों 
के बीच सन्धि सम्पन्न हुई । 


गंगवाना का थुद्ध (१७ सई १७४१ ई०) 
मई १७४१ ई० में जब जयसिह धौलपुर में पेशवा बालाजी बाजीराव से 


भटनागर, जयसिंह, पृ० २०४ 

खड़िराव रासो, ॥, पूृ० ४०२ 

पुनि मांड़ोगढ़ भालुव जीत्यों सिह सुजान | सुजान चरित्र, पृ० ७ 

. रघुवीर सिंह, मालवा इन ट्रांजिशन, पु०ण १८० 

प्रतापसिह के आश्रयदाता कवि सोमनाथ ने इस घदता का वर्णन अपने काव्य 
में इस प्रकार किया है--- 

दच्छिन ते निजनाम जाय बचाई के मीर निजामंहि लायो ॥४७॥। 

रामचरित रत्नाकर, किष्किन्धा काण्ड (हस्तलिखित प्रति) 

कथि धरृदन लिखता है-- 

संग निजामुलभुलुक की गढ़ भूपाल भंझार । 

जीत्यी बाजीराव सौ सिंह भ्रताप कुर्वार ॥ सुजान चरित्र, पृ० ५ 

क्षीराम शर्मा ने वाजीराव के एक पत्र का उल्लेख किया है जिसमें इस युद्ध मे 
जादों के निजञाम के पक्ष में युद्ध करने का वर्णन है, भारत में मुगल साआाजय 
(हिन्दी अनु०), पृ० ६३७; इरविन (॥।, पु० ३०३) व सरदेसाई (मराठों की 
नवीन इतिहास, हिन्दी अनु०, जि० ॥, पृ० १४५८-६२) ने इस युद्ध में जादा के 
भाग लेने का उल्लेख नहीं किया, किन्तु क्रह्म॑च्द्र स्वामी चरित्र (परिश्िप्द 
३३-३६) में इसका उल्लेख मिलता हे । 


हू छह हए ८० 2७ 


| ५१ 
वार्ता में व्यस्त था, तमी उसे व्रस्त्तिह राठौड़ द्वारा आमेर पर चढ़ाई की सूचना 
मिली । जयसिंह तुरन्त जयपुर लौटकर, ५०,००० सेना के साथ, जिसमें भरतपुर के 
जाट भी शामिल थे, उसका सामना करने के लिए चल पड़ा | अजमेर के निकट 
गंयवाना नामक स्थान पर बख्त्सिह केवल ५,००० राठौड़ सैनिकों के साथ जयपुर 
सेना पर टूट पड़ा । यद्यपि बख्तसिह की पराजय हुईं और उसे मात्र ७० बचे हुए 
सेनिकों के साथ नागौर भागना पड़ा, किन्तु कछवाहा सेना को इससे भी अधिक 
दुर्दशा एवं विनाश का सामना करना पड़ा ।* यह युद्ध २७ मई १७४१ ई० को लड़ा 
गया था ।* टॉड ने इस युद्ध में जाटों के भाग लेने का उल्लेख किया है, किन्तु ओश्ञा 
श्यामलदास, सूर्यमल्‍ल चित्रण इत्यादि लेखकों ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है । 
, समकालीन स्रोत दस्तूर कौमवार से इस वात की पुष्टि हो जाती है कि सूरजमल के 
नेतृत्व में जाट सेना ने इस युद्ध में भाग लिया था 


बदर्नासह द्वारा राजकार्य से निवृत्ति 


लगभग सभी समकालीन स्रोत एकमत से इस बात की पुष्टि करते हैं कि 
कुछ वर्ष शासन करने के उपरान्त दुःसाध्य नेत्र रोग से पीड़ित होने के कारण बदन 
सिंह शासन सूत्र अपने ज्येप्ठ पुत्र यूरणमल को सौंपकर राजकार्यो से निवृत हो गया 
था ।* लेकिन ऐसा उसने कब और किस तरह से किया, इस सम्बन्ध में कहीं निश्चित 
उल्लेख नहीं मिलता । 


१. अजमेर के ८ मील 3० प० में 

२. गी० ही० भोझा, जोधपुर राज्य का इतिहास, ॥, १० ६४५५-४७; 
वीर विनोद, ॥, पृ० ८४८; वंश भास्कर, पृ० ३३०४-१२; डिसाइसिव वेटल्स, 
पु० १०३-६; सरकार, पतन, ।, १० १५१-१४३; टॉड (॥, १० १०४६-२१) 
का वर्णन अतिशप्रोक्तिवूर्ग लगता है। दीक्षित का वदनसिह के इस युद्ध में भाग 
लेने का वर्णन ग़लत है, बजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३६ । 

३. तारीख के विषय में वीर विनोद और जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० ॥, पृ० 
१५३) श्रेष्ठ आधार हैं । इन दोनों के अनुसार यह युद्ध आपाढ़ कृष्णा £ वि० 
सं० १७६८ को लड़ा गया था । 

४, दस्तुर कौमवार, जि० ५॥॥ पृ० ४५८ पर उल्लेख है कि सूरजमल जाद को, जो 
जयसिंह की फ़ौज में शामिल था, भाद्रपद शुक्ला १२ वि० सं० १७६८ 
(११ सितम्वर १७४१ ई०) को विदा किया गया । 

५, बैण्डल (सरकार, पतन, ॥, प्रृ० २६६); फ्रैज गोटलियव लिखता है, “बीस वर्ष 
तक सिंहासन पर रहने के वाद वदनसिह अच्धेपन से पीड़ित हो गया, उसने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल को सिंहासन पर विठाया और स्वयं सांसारिकता 


[ ५४२ 3ै 


बदनसिह के हरम में अमेकों स्त्रियां थीं और उसके २० पुत्र थे ।" उसके 
पुत्रों में सूरजमल और प्रतापसिह अत्यधिक योग्य एवं ख्याति प्राप्त थे। यद्यपि 
सरजमल ज्येष्ठ तथा अनेकों ग्रुणों से सम्पन्न था, किन्तु बदनसिह का अपने दूसरे पुत्र 
प्रतापसिह पर अधिक स्नेह था, और उसने उसकी अभिरुचि एवं संस्कारों के शासकीय 
ढंग से विकास में विशेष रुचि ली थी ।? भावी ग्रह कलह की आशंकार्न को निमुल 


त्यायकर ईश्वर भक्ति में दिन बिताने लगा। उसने केवल परगना डीम में 
कसावली गाँव का राजस्व दान देने हेतु भपते हाथ में रखा, शेष सारा राज्य व 
वोीप सूरजमल को दे दिया ।” पशियन हिस्ट्री ऑफ जाटू्स, पृ० २० अ; हरसुखराय 
लिखता है, “बदनसिह प्रतिदित एक पैसे भर पारा निगला करता था। 
जीवन के अन्तिम दिनों में उसकी नेत्र ज्योति में विकार आ गया था । अपने 
पुत्रों में उसने सूरणमल को बुद्धिमात समझा और शासन सूत्र उसके हाथों में 
देकर वह राजकार्य से निवृत हो गया ।” मजमाउल अख़बार (इलियट, शा॥, 
४० २७२) 

१. फ्ज योटलियव, पृ० १६ अ; हरसुखराय (इलियट, ए॥ पृ० २७२); बाद के 
लेखक २६ पुत्रों का उल्लेख करते हुए उनमें से ४ के प्रारम्भ में ही मृत्यु की 
प्राप्त होने का वर्णन करते हैं । राधारमण चौवे के अनुसार इनमें दो धर्म पुत्र 
सुने जाते हैं, भरतपुर का इतिहास, पुृ० ८; सूदन जो इस विषय में सर्वाधिक 
प्रामाणिक है, वदनसिंह के पुत्रों का नामोल्लेख इस प्रकार करता है--सूरजमल, 
प्रतापसिंह, जोधसिह, देवीसिंह, मेदसिह, भवानीसिंह, अर्खसिह, सुल्धान्तिह, 
शोभाराम, रामसबल, मानसिंह, चुमानसिंह, दलेलसिह, वीरनारायण, 'रामकिशत 
वलराम, खुशालसिंह, लालसिंह, उदयसिह (सुजाव चरित्र, पृ० ५-६), एक अन्य 
पुत्र उम्मेद्सिह का उल्लेख फ्रेज योटलियव (पु० १६ थ) एवं दस्तुर कौमवार 
जि० श॥|, प० ३१५) करते हैं । 

२. बदनसिह महाराज के सुन्दर पुत्र अनेक, 
जेठो सूरजमल है मंडित चारु विवेक । 

सोमनाथ, चुजान विलास (पा० लि०), पृ० १३४ व 

३. इमाद का लेखक हमें वबतलाता है कि इस यूवा व्यक्ति का विकास (चालढात 
एवं भद्गता में) सुरुचिपृर्ण भाषण और उत्कृष्ट शिष्टाचारों के साथ एक 
अभिजात्य मुस्लिम के रूप में हुआ था । अपनी पगड़ी बाँधने की शैली, अपनी 
वेशभूपा के शौक के साथ-साथ मनपसन्द पकवानों में उसने दिल्‍ली के तरीक़ों का 
अनुसरण किया, कानूनयो, जाट, पू० ६३ पा० टि० 

४. चूड़ामन के प्रति उसके पुन्नों के कलह॒पूर्ण व्यवहार को देखते हुए सम्भवतः 
वदनसिह ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था की हो तो कोई आाश्चयें नहीं, यद्यपि वह 
इस दृष्ठि से बड़ा भाग्यशाली था कि उसके ये दोनों पुत्र अत्यधिक निष्ठावान 
पितृभक्त थे । 


[ ४५३ ] 


करने के उह्ं श्य से ही उसने कुम्हेर में सुरणमल के लिए? तथा बैर में प्रतापसिंह के 
लिए” पृथक-पृथक सुदृढ़ ढुगों एवं महलों का निर्माण करवाया । अपने गिरते हुए 
स्वास्थ्य ने वदनसिह को विवश कर दिया कि उत्तराधिकार के प्रश्व पर वह अनिश्च 
यात्मक स्थिति को शीघ्र समाप्त करें। सूरजमल की ज्येष्ठता, योग्यता एवं जाट 
सेना के वीच उसकी लोकप्रियता की उपेक्षा करता कठिन था, इसलिए अनुमान है 
कि १७३८-४० ई० के लगभग वदनसिह ने वैर का राज्य प्रतापसिह को प्रदान कर 
दिया, और सूरजमल को युवराज घोषित कर, शेष जाट राज्य का शासन प्रबन्ध 
उसे सौंप दिया ।) राज्य के इप्त बँटवारे के वावजूद अगले कुछ वर्षों तक बदनर्सिह 
डीग में राजसभा की अध्यक्षता करता रहा । किन्तु २ नवम्बर १७४४ ई० को अपने 
प्रिय पुत्र प्रतापसिह की असामयिक मृत्यु से विक्ष ब्ध एवं नेत्र रोग की भयंकरता 
से पीड़ित बंदनसिह ने तत्काल राजकार्यो से पूरी तरह से निवृत होने का निश्चय 
किया । इस कारण नवम्बर १७४५ ई० में युवराज सूरजमल शासन संचालन के पूरे 


१. कवि शिवराम के 'प्रन्थ नवधा भक्ति रागसार' से पता चलता है कि १८ वीं 
सदी के चोये दशक (१७३४५ ई० के लगभग) में सूरजमल कुमार के रूप में 
कुम्हेर में रहता था, मत्स्य की देव, पृ० ४४-४५ 

२. कवि प्तोमनाथ के रस पीयूप निधि से पता चलता है कि बदनसिह ने बैर का 

दुर्ग प्रतापसिह के लिए बनाया था, मत्स्य की देन, पृ० ५२ 
. वुधि के आठौ अंग अरु चोदह गुन राज के, 
तामे जानि सुढंग सुत सूरज युवराज किय । 
सुजान विलास (पा० लि०), ए० १३४ व 
समझ कुमर परताप को, निपुन्न राज के काज । 
दियौ वरि गढ़ हरष के, वदनसिह महाराज ॥ 
रस पीयूप निधि (मत्स्य की देन, प० ५२) 
ग्राउसे के अतुसार वदनसिह तवनि्ित वैर का दुर्ग और उसके साथ का जिला 
प्रतापसिह को विशेष रूप से सौंपकर शेष जाट राज्य के शासन का भार ज्येण्ठ 
सूरजमल को सौंप कर मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व सार्वजनिक जीवन से निवृत हो 
गया था, मथुरा, |, पु० २३; दीक्षित के अनुसार भोपाल युद्ध में विजय पाने के 
कारण प्रतापर्सिह को वैर का राज्य प्राप्त हुआ, वृजेद्ध वंश भास्कर, पृ० ३६: 
टॉड (॥॥, पृ० १३५९) तथा मैलिसन (नेटिव स्टेट्स, पृ० ६८) के मतानुस्तार 
पहले प्रतापसिंह के पक्ष में उपाय करने के वाद वदनर्सिह ने ज्येप्ठ पुत्र सूरणमल 
के पक्ष में सिहासन त्याग दिया था । 
४, दस्तुर कौमवार, जि० शा, पृ० दें८१ 


न्प्प 


| एड |] 


अधिकारों के साथ जाट राज्य का बास्तविक शासक बन गया था।* अगले 
ही महीने अलीगढ़ के नवाव फतह अली ख़ान द्वारा सैन्य सहायतार्थ अपने दूत को 
सूरजमल के पास भेजे जाने के विवरण से भी उपयुक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है 
कि इस समय जाट राज्य का वास्तविक संचालक सूरजमल ही था ॥* जदुनाथ 
सरकार भी लिखते हैं कि वदनसिह के पिछले वर्षो में भरतपुर का इतिहास वास्तव में 
सूरजमल का इतिहास है ।* 


बदनसिह कर अन्तिस समय 


वदनसिह के जीवन के अन्तिम दिन अधिकांशतः डीग अथवा सहारर्ँि में व्यतीत 
हुए थे | साहित्य एवं स्थापत्य के प्रति वदनरसिह की प्रारम्भ से ही रुचि रही थी । 
उसने डीग दुर्ग का सौन्दर्यीकरण किया और उसके बनवाए हुए महल अब (पुराने महल' 
कहलाते हैं । वदनसिह ने कुम्हेर तथा चैर में नवीन दुर्गो के साथ कस्बे के चारों ओर 
परकोटे तथा अनेक इमारतों का निर्माण करवाया । सहार में, जो उसके जीवन की 
सच्ध्या में उसकी ठचि का निवास स्थान था, उसने सुल्दर इमारतें वतदाई एवं 
वाटिका लगवाई । वृच्दावन के धीर समीर घाट पर उसने एक मच्दिर बनवाया ।* 
वदनसिह स्वयं कवि और कवियों का आश्रय दाता था | उसके रचे हुए कुछ स्फुट 
छत्द मिलते हैं, जिनमें 'बदन” अथवा 'वदनेश' लिखा हुआ मिलता है |" प्रसिद्ध कवि 
सोमनाथ को वदनसिंह मथुरा से लाया थ! और उसे दरबार में सम्मानजनक स्थान 
देकर सूरजमल का शिक्षक नियुक्त किया था (४७ ७ जून १७५६ ई० को डीग में 
वदनसिह की मृत्यु हो गई ।४ 


१. यूदन के निम्नलिखित वर्णन से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है--- 
ठारे से छ दुह्दोतरा अगहन मास सुजान 
बेंठि सजल गढ़ नौहि के किय आखेट-विधान 
एक दिवस दरवार करि बठयो सिंह सुजान 
आस पास शरूपतिनु के बेंठे तवय अमान 
है पुजान चरित्र, पृ० ७-५ 
सुजान चरित्र, पृ ० ६-१० 
सरकार, पतन, ॥, प्रृ० २६६ 
मथुरा से १८ मील उ० प॒७ में 
“ ब्रोकमेल, १० १३ व १७; ग्राउसे, ), पृ० २३; कानुनगों, जाट, पृ० ४८ 
ध्रभुद्याल मातल, ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५०६ | 
६. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ४०६; मिश्रवन्धु विनोद, ॥, पु० ८३७ 
७. विप्णुचन्द्र पक, सोमनाथ आचार्य और कवि (अप्रकाशित शोध प्रवन्ध), 
पृ० १५ 
सरकार, दिल्‍ली क्रानिकृत्स (अप्रकाशित, मरकार संग्रह), पृ० ७३ 


क्र 


- मुह हे (० (० 


ठी 


[ ५५ ] 
सूरजमल का प्रारश्मिक जीवन 


ठाकुर बदनसिह का उत्तराधिकारी सुरजमल जाट राज्य का सर्वाधिक योग्य 
शासक था, जिसके प्रभावशाली नेतृत्व में यह नव स्थापित राज्य शीघ्र ही अपने 
उत्कर्ष पर पहुँच यया। गुलाम अली के शब्दों में वह “जाट कवीले का प्लेटो था! 
ओर यद्यपि वह एक किसान की वेशभूपा पहनता था तथा केवल अपनी ब्नज भाषा 
ही जानता था, फिर भी विवेक तथा बुद्धि में, राजस्व की व्यक्स्था करने की योग्यत/ 
तथा नागरिक मामलों में निजञाम आसफजहाँ बहादुर के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के 
सरदारों में उसके वरावर कोई व्यक्ति नहीं था।' सियार का लेखक लिखता है, 
“नजीव का अगला पड़ोसी जाट कवीले की आँख और उसको वाँधने गला 
तेजस्वी राजा सूरजमल था, जिसने अपने आपको शासन संचालन के श्रेष्ठ ज्ञान 
एवं विजयों के साथ-साथ शिष्ट व्यवहार एवं तागरिवः विभाग के संचालन द्वारा 
प्रसिद्ध वता दिया था और बराबर के हिन्दू राजाओं में ऐसी योग्यत्ता कोई नहीं 
रखता था।* 


वप्डल के अनुसार, “सूरजमल भध्यम ऊंचाई के ऊपर, हुष्ट-पुष्ट आकृति के 
साथ, वृद्धावस्था में मोटापे की थीर झुका हुआ तथा श्याम वर्ण लिए हुए था। उसकी 
आँखें साधारणतया चमकदार थी और उसकी सारी उपस्थिति (रूप, रंग में) एवं उसके 
आचरण, जो कि अत्यधिक मधुर एवं सुनम्य थे, अत्यधिक तेज़ प्रकट करते थे ।/3 किन्तु 
उसके दरवारी कवि सोमताथ ने सूरजमल की आकृति का वर्णन करते हुए उसे गौर 
चर्ण का बतलाया है ।* उसका पुस्तकीय ज्ञान थोड़ा था और दरवारी शिप्टाचार 
में वह अपरिष्कृत था, फिर भी साजिश और कूटवीति के उस्च युग में उसने कपटी 
सुगलों एवं चतुर मराठों दोनों को समान रूप से निष्फल कर दिया था। अपने पिता 
. के समय से ही जाट राज्य की युद्धनीति एवं कुटबीति का संचालन उसके हाथों में 
था । अपनी जन्मजात प्रतिभा, स्पष्ट दृरहष्टिता, अदम्य उत्साह, अटल साहस, कुशाग्र 
बुद्धि एवं राजनीतिक विलक्षणता के बल पर उसने जाट राज्य को उस बिन्दु पर 
पहुँचा दिया, जहाँ हिन्दुस्तान की बड़ी शक्तियाँ उसकी सहायता की अपेक्षा करती 
थी और बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय वह स्वयं अपनी शवित, क्षमता एवं सुझ-वृश् के वल' 
पर उसको सुरक्षा कर सकता था । 


इमाद, पृ० ५५ 
२. सियार, ९, पृ० २७ 
३. बैण्डल, पृ० ५१ 
४. सुजान विलास, पृ० १३६ व 


[ ५६ ॥ 


जन्म और पेतुकता 


सूरजसल के जन्म तथा वाल्यकाल के विषय में कोई निश्चित विवरण 
उपलब्ध नहीं है। वैण्डल मृत्यु के समय सूरजमल की आयु ५५ वर्ष बतलाता है।' 
समकालीन पन्नों में सूरजमल का प्रथम उल्लेख ११ साचे १७२१ ई० को मिलता है, 
जव वह राजनैतिक उद्ृंश्य से अपने पिता के दूत के रूप में सवाई जयसिह से मिलने 
उसके दिल्‍ली स्थित डेरे पर गया था ।* दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख २१६ नवम्वर 
१७४३ ई० में उसके ज्येष्ठ पुत्र जवाहर्रासह के विवाह का है ।? यदि हम जयसिह 
से उसकी भेंट के समय उसकी उम्र लगभग १४ वर्ष मानें, तो मृत्यु के समय उसकी 
सम्भावित आयु ५५ वर्ष ठहरती है, जो काफ़ी युक्तिसंगत लगती है और वैण्डल के 
कथन से सिद्ध मी होती है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण इस सम्बन्ध में स्वयं 
सूरजमल का वकक्‍षतव्य है | मार्च १७५७ ई० में अहमदशाह अव्दाली को लिखे एक पत्र 
में सूरजमल कहता है, “मैं जीवन की पचास सीढ़ियाँ पार कर चुका हूँ/"“४/प” ड़ 
इस आधार पर सृुरजमल की जन्म-तिथि १७०७ ई० ही प्रामाणिक ठहरती है । 


बेण्डल के इस कथन ने कि “सूरजमल वदनसिह का औरस पुत्र नहीं था,” 
सूरजमल की पंतृकता को विवाद का विषय बना दिया है । सूरजमल के पुत्र जवाहरसिह 
का दरवारी होने के कारण वैण्डल ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसकी उपेक्षा करना 
कठिन है | उसके अनुसार सुरजमल न तो वदनसिंह का पुत्र था और न ही उसके 
वंश का था | बह किसी विवाहित स्त्री का औरस पुत्र था। इस स्त्री की बहन 
बदनसिंह के अन्त:पुर में थी । अपने पुत्र को गोद में लिए जब वह अपनी वहन से मिलमे 
आई, तव बदनसिह की उस पर नज़र पड़ी और उसने उसे अपनी पत्तियों में णामिल 
कर लिया और शीघ्र ही वह उसकी कृपापात्र बन गई । सृरजमल की मां का प्रभाव 
तो था ही, किन्तु स्वयं सूरजमल की प्रतिभा भी अद्भुत थी जिससे यह प्रतीत होने 
लगा कि वह उदीयमान जाट जाति का अत्यन्त उपयुक्त नेता है। वदनसिह ने इस 
कारण सुरजमल को अपना पुत्र एवं उत्तराधिकारी मान लिया और उसकी जाति के 
मुखियाओं ने भी इसकी अनुमति दे दी | उसने अपने निजी पुत्रों को इस अधिकार से 
वंचित वार दिया ॥* 


वैण्डल के उपयुक्त कथन को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि 


९. सरकार, पतन, ॥, पू० २८१; ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१८ 
२ दस्तूर कौमवार, श॥, पृ० ५३५ 

३. वही, शा, पृ० ३७६ 

४ गण्डासिह, अहमदशाह दुर्रानी, पृ० १८१-८३ 

५ सरकार, पतन, ॥, पूृ० २६६ 


[ ५७ ] 


कोई भी समकालीन स्रोत इसका समर्थन नहीं करता," इसके विपरीत अधिकतर 
प्रमाण सुरजमल का उल्लेख बिना किसी संदेह के वदनप्विह के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
करते हैं। सूरजमल के दरवारी कवियों और समकालीन साहित्य में इस तथ्य का 
उल्लेख न करने की वात समझी जा सकती है, किन्तु फ़ारसी इतिहासकारों द्वारा 
सुरजमल का वदनसिह के पुत्र रूप में उल्लेख करते समय किसी तरह की शंका न 
उठाना वेण्डल के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तक है। अपेक्षाकृत बाद का लेखक फ्रॉज 
ग़ोटलियव एकमात्र स्रोत है जो सूरजमल का, वदनर्सिह की रानी देवकी (जो कामर* 
के चौधरी महाराम की पुत्री? थी) से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उल्लेख करता 
है ।* वैण्डल के मत' के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि सूरजमल 
यदि वदनसिह का दत्तक पुत्र होता, तो प्रतार्पाप्ह सम्भवत्ः वर के राज्य से सन्तुष्ट 
न होकर अपने उत्तराधिकार के दावे के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता, 
जिसका संर्कंत किसी भी समकालीन स्रोत में नहीं मिलता है । 


राम पाण्डेय की यह धारणा निराधार है कि सुरजमल वदनसिह के भाई 
रूपसिह का पुत्र था और रूपसिह की मृत्यु हो जाने पर उप्तको पत्नी देवकी के साथ 
वदनसिह ने धरेजना “ के रूप में विवाह कर लिया था !* समकालीन स्याहा वकाया 
कागज़ातों से स्पष्ट पता चलता है कि १७२१ ई० में जहाँ सूरजमल का वदनसभिह, 
के पृन्न के रूप में प्रथम उल्लेख हुआ है," वहीं १७३५ ई० तक रूपसिंह के जीवित रहने के 
प्रमाण मिलते हैं" और १७३१ ई० में वदनसिह तथा रूपतिह की पत्नी का उल्लेख 


१. एक स्थानीय लोकगीत इसका अपवाद है, जो सूरजमल्त के कायस्थ पुत्र होने का 
उल्लेख करता है, यद्यपि इसकी ऐतिहासिक महत्ता संदिग्ध है-- 
सूरजमल कायथ को लरिका 
गोरे मुख पे आयो पसीना 
झालर को पंखा 
२. मथुरा जिले में कोसी के निकट, मथुरा के ३३ मील उ० प० में 
३. कानूनगो, जाट, पृ० ६१; बृजेन्द्र वंश भास्कर, १० ३८; ग्राउसे चौधरी महाराम 
को देवकी का भाई बतलाता है, मथुरा, ।, पृ० २३ 
फ्रेज गोटलियव, पूृ० २० भ 
बड़े भाई की विधवा से विवाह करने की स्थानीय प्रथा 'करेवा' 
पाण्डे, भरतपुर, पृ० ४६ 
दस्तुर कौमवार, जि० श॥, पू० ५३५ 
दस्तुर कौमवार, शा, पू० ५०१; १७१६ ई० में हम उसे थून के युद्ध में लड़ते 
हुए पाते हैं, देखें, अध्याय ॥ 


टी &छ की दुह & 


[ शेप । 


एक साथ किन्तु पृथक-पृथक रूप से हुआ है |” सूद भी स्पष्ट रूप से रूयर्सिहु का 
सुरजमल के चाचा के रूप में उल्लेख करता है ।* 

निष्कर्पत: यहीं कहा जा सकता है कि जब तक वेण्डल के मत के समर्थन में 
हमें अन्य कोई पुष्ड सामगिक प्रमाण नहीं मिल जाता,|तव तक सूरजमल को वदनसिह 
का ओरस एवं ज्येष्ठ पृत्र मानना ही उचित होगा । 
भरतपुर की स्थापना 

सूरजमल का सैनिक जीवन मेंवात और माण्डू के युद्धों से शुरू हुआ था, 
किन्तु उसकी प्रथम उच्च कोटि की सैनिक सफलता अपने पिता के शक्तिशाली 
विरोधी खेमकरण जाट के विरुद्ध थी। इस सफलता ने उसे अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई । 
वर्तमान भरतपूर दुर्ग के स्थान पर जो कच्ची गढ़ी थी, उसकी स्थापना १७०० ई० 
के लगभग रुस्तम सोगरिया ने की थी । रुस्तम का पुत्र खेमा जाट, जो कि चूड़ामन 
का अभिन्न साथी था, किस तरह वदनसिह के लिए गम्भीर चुनौती बना हुआ था, 
यह हम पहले ही देख चुके हैं। १७३३ ई० में एक रात्रि को साहसिक आक्रमण 
करके सुरजमल ने खेमा जाट को पराजित कर, इस स्थान से उसे वेदखल कर दिया । 
किन्तु खेमा का विरोध जारी रहा और कुछ वर्षों वाद जब सुरजमल एक पडयनत् 
द्वारा उसे समाप्त करने में सफल हुआ, तभी इस स्थान पर भरतपुर के नवीन दुर्ग 
एवं राजधानी का निर्माण कार्य शुरू हो सका «ज्वाला सहाय के अनुसार दुर्ग निर्माण 
के कार्य में आठ वर्ष लगे | 


१. दस्तुर कौमवार. ९), पू० ४४८ 
२. सुजान चरित्न, पृ० ६७ 
३. फ्रीज योदलियव, पृ० २० व; ब्रोकमेन, पुृ० ६; टॉड, ॥|, पु० १३५६; वीर 


विनोद, ॥ पृ० १६४३; मोडायर, ॥॥, पूृ० २६ वृजेद्ध वंश भास्कर, पृ० 
४२-४३; ज्वाला सहाय, पृ० ३१; कानूनगो, जाट, पृ० ६५-६६; सैलिसन, 
प्‌० €षघ 


४. फ्रॉज गोटलियव लिखता है कि खेमा कुश्ती ढारा शेरों को पराजित करने की 
कला में दक्ष था । दिल्‍ली में सम्राठ के सम्मुख दो-तीव शेर अपने हाथों से 
मारकर जब उसने अपनी झक्ति का प्रदर्शन किया तो सम्राट ने प्रसन्न होकर उसे 
खिलअत एवं इनाम दिया | सूरजमल ने यह धुनकर उसे नष्ट करने की 
योजना बताई । उसने एरिय निवासी भृण्डाराम को लिखा कि वहू किसी भी 

तरह बेमा को मारे तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा । एक वार जब बेमा 
एरिंग पहुँचा, तो भुण्डाराम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उस पर रुकने के 
लिए दवाव डाला और भोजन में विष मिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो 
गई । परशियन हिस्ट्री ऑफ जादुस, पृ० २१ थे 

५. ज्वाला सहाय, वाकया राजपुताना, ॥) पुृ० २०[ 


| ४६ ] 


वलदेवसिह के अनुसार १९ जनवरी १७४३ ई० में निर्माण कार्य प्रारम्भ 
हुआ । ) यह निश्चित है कि १७५३ ई० के पूर्व दुर्ग एवं महल निर्माण का कार्य पूरा 
हो चुका था ।। २२ नवम्बर १७५३ ई० को जब जयपुर महाराजा माधोसिह 
भरतप्र का क़िला देखने गए, तव सूरणमल का डेरा भरतपुर में ही था, जबकि 
वदनसिह का प्रवास उस समय डीग ही था ।? 

भरतपुर, सूरजमल की रुचि का स्थान होने के कारण शीघ्र ही डीग के 
स्थान पर जाट बतिविधियों का नया केद्ध बत यया | सूरजमल द्वारा ही इस नव- 
निर्मित दुर्गे का नामकरण भरतपुर करके चारों ओर शहर का विकास किया गया, 
जो शीघ्र ही सारे हिन्दुस्तान में जाट राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया ।* सुजान 
चरित्र के विभिन्न सन्दर्भो से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुरजमल की 
राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र भरतपुर वव चुका था, यद्यपि वह प्रत्येक मामले में 
सलाह लेने वदनपिहु के पास डीग जाया करता था और संकटकालीबन दरवार भी 
डीग में ही लगा करते थे ।* 
अलीगढ़ के नवाब की सहायता 

जाट राज्य के पड़ोसी क्षंत्रों में सूरजमल की ख्याति एवं सैनिक प्रतिष्ठा का 
अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि शासन की वागडोर संभालने के एक 
महीने वाद ही, दिसम्बर १७४५४ ई० में कोईल (अलीगढ़) के नवाव फ़तह अली खान 
ने मुगल खानज़ाद अतद खाँ से झयड़ा हो जाने पर, सूरजमल से सैन्य सहायता 
की याचना की ।” सूरजमल के लिए वाह्य मामलों में स्वतन्त्र निर्णय लेने का यह 


तवारीख भरतपुर, पृ० ३०, ४२; जा० न० इ०, पृ० ३३२-३८ 
सुजात चरित्र, पृू० २४६ 
दस्तूर कौमवार, ५ ॥॥, पू० ५६० व ५६७ 
'कि3 भरतपुर निज राजधानी, वंश भास्कर, पृ० ३०६१; 'धरयों वाम ताकौ 
भरथ वासु रूरो, सुजान चरित्र, पृ० २३४; ज्वाला सहाय (भरतपुर, पृ० ८) 
और ब्रोकमेन (गरज्जेंटियर, १०९) के अनुसार श्री राम के भाई भरत के नाम पर 
भरतपुर नाम रखा गया और उनके दूसरे भाई लक्ष्मण राजपरिवार के इृष्ट 
देवता के रूप में पूर्ज जाने लगे । 
५. १७४४ ई० में कुम्हेर पर मराठा आक्रमण के समय ऐसा ही दरवार वदनपभिह 
की अध्यक्षता में डीग्र में लगा था, देखें, सुजान चरित्र, पृ० २३६-४० 
६ यह साबित खान का पृत्र था, जो १७१७ ३० में अलीगढ़ का फीजदार था 
और उसके नाम पर यहु दुर्ग सावितगढ़ कहलाने लगा, इम्पी० गजे० युनाइटेड 
प्राविन्‍्तेज़, १६०८ ई० जि० ॥ पूृ० ३६५ 
७. सुजान चरित्र, पू० ६-१० 


हद दर द० 


[| ६० |] 


पहला अवसर था, क्योंकि अब तक जाट राज्य के बाह्य राजनेतिक एवं संतिक क्रिया 
कलाप जयपुर शासक की अधीनता में ही सम्पन्न होते रहे थे । 

सूरजमल ने फतह अली खान के दूत को सहायता का आश्वासन दिया और 
शिकार के वहाने जाकर ईखू नामक स्थान पर अधिकार कर लिया । पूर्व निर्धारित 
योजना के अनुसार फतह अली इस स्थान पर पहुँचा और दोनों के बीच मैत्री 
समझौता सम्पन्न हुआ | जब असद खाँ ने कोईल पर आक्रमण किया तो सूरजमल ने 
अपने पुत्र और सेनापति के नेतृत्व में सहायतार्थ एक सेना रवाना की और बाद में 
फतह अली का दूसरा त्वरित सन्देश मिलने पर सूरजमल स्वयं भी युद्धस्थल की ओर 
चल पड़ा १ १७४६ ई० के प्रारम्भ में चन्दीस के चिकट हुए इस युद्ध में असद खाँ 
मारा गया और शाही सैसिकों को पराजय का मुह देखना पड़ा।* सूरजमल की 
सक्तिय सहायता एवं शोर्य के बल पर ही फतह अलो खान अपनी पुश्तैनी जागीर की 
रक्षा करने में सफल हुआ | किन्तु फूतह अली खान के लिए बहाया गया जाटों का 
खून व्यर्थ गया । चार साल बाद ही वह सूरजमल की मित्रता एवं सहायता को भूल 
कर मीरबख्शी सलावत खां के साथ नीमराना में जाटों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ 
दिखाई देता है ।* इसी प्रकार दिसम्बर १७५३ ई० में मीरवरख्शी इमाद की सहायता 
से फतह अली खान ने कोईल व जालेसर से जाट अधिकार को समाप्त कर 
दिया था 
जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष ओर सुरजमल 


सूरजमल के नेतृत्व में कछवाहों के प्रति जाट नीति में तत्काल कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ ।* अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर सूरजमल भी अपने पिता की 
तरह सवाई जयसिंह का विश्वासपान्न वन गया था। इस सम्बन्ध में एक घटना का 
उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ (१७४२ ई०) के अवसर 
पर सूरजमल भी आमन्त्रित होकर पहुँचा। यज्ञ की समाप्ति पर राजपृत्र को 


१. इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, सुजान चरित्र में उल्लिखित यह ईख़ू शायद 
अलीगढ़ जिले का तहसील मुख्यालय ईगलास हो । 
२. सुजान चरित्र, पु० १० से २६ 
३- सियार, ॥॥ १० २३११-१४; सुजान चरित्र, प्‌ ५०-५५ 
४, तारीख-ए-अहमदशाही, पृ० १०५ अ-? ०६ अ 
५, कक ने राजकार्य सुपुद करते समय सूरजमल को निम्नलिखित शिक्षा दी 
कुशवाहिन को दास वहै ब्रज को महाराजा । 
निवक हरामी करे परे तिहके सिर गाजा ॥ 
सोमनाथ, माघव जयति, दोहा २६ (पा० लि०) 


| ६१ | 


जिम्मेवारी सींपकर आशीर्वाद देने का समय आया तो जयतिह के दोनों पत्रों में से कोई 
भी वहाँ उपस्थित नहीं था । तव सूरजमल ने जयसिह से अपने ऊपर उक्त शेष यज्ञ 
की विधि के समापन की प्रार्थन। की । जयसिह इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और 
यज्ञ क्रिया समाप्त कर उसने सूरजमल को आशीर्वाद दिया |" यद्यपि इस घटना की 
प्रामाणिकता सन्देहजनक है, तथापि इस वात का प्रमाण मिलता है कि २७ अप्रैल 
१७४३ ई० को सवाई जयसिंह मे सूरजमल को विदा की भेंट दी थी।३ 


२१ सितम्बर १७४३ ई० को सवाई जयसिह की मृत्यु के साथ ही उसके 
दोनों पुत्रों ईश्वरीसिंह और माधोसिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया 
सूरजमल अपने प्रिय संरक्षक की अच्तिम इच्छा के प्रति निष्ठावाच रहते हुए, उसके 
ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरीसिह के पक्ष में ईमानदारी से खड़ा रहा,” जबकि जयसिंह के कनिष्ठ 
पुत्र माधोसिह ने अपने सामा उदयपुर के महाराणा जगत सिंह की सैन्य सहायता के 
बल पर ईश्वरीसिंह के दावे की चुनौतो दी । १७४३ ई० के अन्त में जहाजवुर के 
रणक्षेत्र से प्रारम्भ हुए इस संघर्ष का पहला निर्णायक दौर मार्च १७४७ ई० में 
समाप्त हुआ, जब राजमहल के युद्ध में ईश्वरीसिह को निर्णायक विजय मिली ।* 


बगरू का युद्ध 


एक वर्ष की शान्ति के बाद जयपुर का यह गृह कलह अपनी पराकाप्ठा पर 
पहुँच गया । मई १७४८ ई० में पेशवा के निवाई" अभियान का परिणाम यह हुआ 
कि ईश्वरीसिह चार परगने माधो्सिह को देने पर सहमत हो गया ।” इसी बीच 
ईश्वरीसिंह का संदेश पाकर सूरजमल अपने दस हज़ार सवारों के साथ तुरन्त जयपुर 
पहुँच गया* ओर उसने पेशवा के साथ सम्पन्न समझौते की उपेक्षा करके ईश्वरीसिंह 


१. बृजेन्द्र वंश भास्कर, पृु० ४१३ द० ब० पाश्सनीस, इतिहास संग्रह, ॥|, 
पृ० २-३ 

२. ईश्वर विलास तथा जयपुर रिकार्ड क॑ समकालीन पत्नों में इस घटना का कोई 

विवरण नहीं मिलता है, देखें, भटनागर, जयसिंह, पृू० २६४-६५ 

दस्तूर कोौमवार, शा, पृ०२४श८ 

टॉड, ॥॥, पृ० १३५६ 

ज्वाला सहाय, पृ० ३२-३३; इतिहास संग्रह, ॥॥, पृ० ३ 

सरकार, पतन, ॥, पृ० १५४३०४४३ सर स० इ०, ।॥ पृ० र्४० 

जयपुर के ३९ मील दक्षिण में 

काशीनाथ राजवाड़े, मराठयांच्या इतिहासांची साधरनें, ए, पत्र १६०-१६१; 

हियणे दफ्तर, ॥, पत्र ३० 

सुजान चरित्र, पृू० २८५०-२६; वंश भास्कर, पृ० ३४६१५ 


0 6 8 088 0! 


हे 


[ (६२ ॥ 

को कठोर रवेया अपनाने वी सलाह दी । इसका अयेक्षित परिणाम हुआ और होल्वार 
ने माधोसिंह के दीवान कनीराम और वज़ीर सफ़दरजंग के वकील नरसिहदास को 
मामलात हेतु सूरजमल के पास भेजा । ईश्वरीसिह के रुख़ में हुए परिवर्तन के लिए 
जाट राजा को उत्तरदायी समझकर मराठा सरदार का यह दृष्टिकोण था कि 
क़िलहाल युद्ध को टाल दिया जाय और बाद में सूरजमल से अलग से निपटा जाय । 
किन्तु जून के मध्य में सूरजमल ने ईश्वरीसिंह की तरफ़ से समझौते क प्रस्तावों को 
टुकरा दिया ।' फलस्वरूप जुलाई में होलकर मे विवश होकर जयपुर पर आक्रमण 
के लिए प्रयाण किया । माधोसिंह के पक्ष में होल्‍्कर की मराठ। सेना के अलावा राठौड़, 
सीसोदिया, हाड़ा, खींची, पंवार शासकों की एक विशाल सेना थी ।* 

अगस्त १७४८ ई० में दोनों पक्षों के वीच युद्ध छिड़ गया । मोती डूगरी के 
निकट हुई प्रथम मुठभेड़ में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के साहसिक हमलों से मराठा 
सेना को पीछे हटने के लिए विवश होता पड़ा । मोती डूगरी की पराजय के बाद 
मल्हार राव होल्कर ने वगरू स्थित अपने डेरे को लौटकर सभी मिन्न सेनाओं का 
निरीक्षण कर उन्हें नए युद्ध के लिए पुनः व्यवस्थित किया | ईश्वरीसिंह भी सूरजमल 
तथा अपनी ३०,००० सेना के साथ जयपुर से बाहर निकलकर बगरू की ओर चल 
पडा । 3 

ईश्वरीसिह के विरुद्ध सात राजाओं का संयुक्त मोर्चा वन जाने के कारण 
यद्यपि युद्ध का सस्तुलन एक पक्षीध जान पड़ता था, किन्तु सूरजमल के नेतृत्व में 
जाटों की साहसिक भूमिका ने युद्ध का निर्णय उसके पक्ष में करा दिया | रविवार 
२० अगस्त १७४८ ई० को वगरूईँ में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध आरम्भ हो 
गया ।* भारी वर्षा के वीच तीव दिव तक भीषण संग्राम हुआ । जयपुर सेवा के 
हरावल का नेतृत्व सीकर के ठाकुर शिवर्सिह शेखावत को दिया गया, सूरजमल केन्द्र 
में और कछवाहा राजा ईश्दरीसिंह पृप्ठभाग का नेतृत्व कर रहा था। प्रथम दिवस 
अनिर्णयात्मक तोपडाने के इन्द्र में समाप्त हुआ । दूसरा दिन जयपुर पक्ष के लिए 
विषादपूर्ण रहा, जब गंगाधर तांत्या (मराठा सेनापति) के तीन प्रहार से सीकर 
ठाकुर शिवर्सिह मारा यया ।* ह 


१. हिंमणे दफ्तर, ।, पद्न ३० 

२. सुजान चरित्र, पू० ३३-३५ 

३० वंश भास्कर, पु० ३४६२; सुजान चरित्र, पृ० ३६ 

४. जयपुर से १८ मील द० प० में 

५. वंश भास्कर, १० ३४९३; सरकार, पतन, | पृ० १५६;-कानूनगो (जाट, पृ० ६७) 
ने १७४६ ई० में इस युद्ध का होना लिखा है जो सही नहीं है । 

६. वंश भास्कर, पृ० ३२५१४ 


| 


[ ६३ | 

तीसरे दिन भोर होते ही सफलता के प्रति माश्वस्त उत्साही शत्र्‌ रणक्षेत्र 
में प्रकट हो गया । इस संकटपूर्ण दिवस पर हरावल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सूरजमल 
पर थी । युद्ध शीघ्र ही पुरे वेग के साथ फूट पड़ा । चतुर मराठा सरदार होल्कर 
ने गंगाधर तांत्या को एक सशक्त सेना के साथ अचानक ईश्वरीसिंह के पृष्ठभाग की 
ओर भेजा । गंगाधर बिजली की फर्ती से सेना के ब्यूहू को भेदकर उनियारा के राव 
सरदारसिह नरुका पर दूट पड़ा तथा कीलें लगाकर शत्रु की तोपों को नष्ट कर 
दिया । पराजय को सन्निकट देख हतप्रभ ईश्वरोसिंह ने अपनी अन्तिम आशा सूरजमल 
को हरावल से बुलाकर गंगाघर पर भाक्रमण का आदेश दिया। पृूरजमल तुरन्त 
पलटकर सहायतार्थ उस स्थान पर जा पहुँचा, जहां एक कठिन संघर्ष के पश्चात वह 
अद्ध विजित मराठों को चहाँ से खदेड़ने में सफल रहा | ग्रंगाघर के पीछे हुठ जाने पर 
सूरजमल ने टूटे हुए पृष्ठभाग की पुर्तस्थापना को और वहाँ का नेतृत्व युच: सरदारसिह 
नरका को सौंपकर श्र] सेना के उमड़ते हुए प्रवाह का सामता करने के लिए 
हरावल की ओर लौट पड़ा । संकट के उन ग्रम्धीर क्षणों में जाट राजा अदुभुत्त 
साहस के साथ लड़ा और उसने ५० व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा तथा १०८ 
को घायल किय। । 


प्रतापी जाट की प्रतिष्ठा के प्रति वेमनस्य दिखाए बिना बूंदी का राजपूत 
कवि सूर्यमलल मिश्रण इस स्मरणीय अवसर पर सूरजमल के शौर्य का वर्णन 
काव्यात्मक शेली में इस प्रकार करता है--- 
सह्यो भर्लंही जदनी, जाय भरिष्ट अरिष्ट । 
जिहि जाठर रविमलल हुव आमर्मरन को इष्ट ॥ 
बहुरि जट्ट मल्‍लार सन, लरन लग्यो हरवल्ल । 
अंगद व्है हुलकर भरयो, मिहिरमल्ल प्रतिमल्‍ल।॥। * 
अर्थात जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा सहन नहीं की । उसके गरभे से उत्पन्न 
संतान सूरज (रवि) मल शत्रुओं के लिए अतिष्ठ और आमेर का शुभचिन्तक था। 
पृष्ठ भाग से वापस मुड़कर जाट ने हरावल में मल्हार से युद्ध शुरू किया । होल्कर 
भी अंगद की भाँति अड़ गया, दोनों की टक्कर बराबर की थी । 
इस प्रकार सूरजमल ने ईश्वरीसिंह की निश्चित पराजय को विजय में बदल 
दिया । इस दुष्कर संघर्ष ने कम हढ़भतिज्ञ मराठों के धैये को थका दिया । परिणामस्वरूप 
होल्कर शान्ति का इच्छुक हुआ और साधोसिह को उन पाँच परणगनों से ही सन्‍्तोपष 
करता पड़ा जो उसे उसके जन्मजात अधिकार की वजह से दिए गए थे ॥3 


१. वही, पृ० ३५१७-१८ 
२. वंश भास्कर, पृ० रेश१८ 
३. सुजान चरित्र, पृ० ३६; कानूनगो, जाट, पूृ० ७० 


[ ६४ ] 


उत्तराधिकार संघर्ष के इस चाटक की समाप्ति दुखान्तिका में हुई । एक वर्ष 
की शान्ति के वाद दिसम्बर १७५० ई० में होल्कर ने बकाया राशि के भुगतान के 
लिए ईश्वरीसिंह पर पुन: हमला कर दिया |) इस समय ईश्वरीसिह नीति और 
विवेक खो चुका था। ऐसी असहाय अवस्था में प्रतीत होता है सूरजमल से भी 
उसकी अनवन हो गई थी ।* १२ दिसम्बर को उसने विषपान करके मराठों से घिरी 
जयपुर नगरी को अनाथ की तरह छोड़कर मृत्यु का आलिगन किया । यद्यपि सूरजमल 
व्यवहारत: जयपुर से जाट राज्य की निर्भरता को समाप्त कर चुका था, किन्तु पड़ौसी 
राज्य से स्थायी वर-भाव को राजनैतिक बुद्धिमता देः विपरीत समेझकर उसने जयपुर 
के नये राजा माघोसिह से शीघ्र ही अपने सम्बन्ध सुधार लिए? और जाठ कछवाहा 
मेत्री एवं सदकाव को बनाए रखने का प्रयास फिया । 


१, सरकार, पतन, ॥, पूृ० ६२; मण्म०३०, ॥, प्‌ृ० २४३ 
२. कुरम की रच्छा करी निज कर गहि किरिवान॥॥ 
पुनि कुरम सो विरक्षियों छोड़त देखि म्रजाद । 
बचन जीत तासो भयो सूरज आपु जवाद ॥ सुजात चरित्र, पूृ० ७ 


हे. बही। 


अध्याय--४ 


जाठ-मगल संघर्ण 
(१७४८-१७४५ ३ ई० ) 


7075 66860 0५ +8]69# ५8 - एपधावां 


जाट-सुगल संघर्ष 
(१७४८-१७५४३ है०) 


अठारहवीं शताब्दी के पाँचवे दशक में जब सूरजमल के हाथ में जाट राज्य 
की वागडोर आई, तब उसके सामने, उसे सैनिक हृष्टि से आत्मतिर्भर बनाकर 
स्वतन्त्रता के पथ. पर निरन्तर अग्रसर बनाए रखने का लक्ष्य था। सौभाग्य से इस 
कार्य के सम्पादन के लिए आवश्यक सैनिक एवं कुटनीतिक गुण सूरजमल में समुचित 
रूप से थे । हिन्दुस्तान के इतिहास में यह वह समय था, जब नादिरशाह के आक्रमण से 
भूलुण्ठित मुगल वरादशाह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बचाए रखने की असफल 
कोशिश कर रहे थे। साहसिक कार्यों के स्थान पर शासकों के विलासितापूर्ण जीवन 
से दरबारी षडयन्नों एवं गुटवन्दियों को बढ़ावा मिला, जिनसे साम्राज्य निरन्तर 
कमज़ोर हो रहा था। उधर राजपूताना के शासकों के पारिवारिक झग्ड़ों के कारण 
ने केवल वहाँ मराठों का प्रवेश आसान हो गया था, वल्कि उत्तर भारत में अपनी 
शक्ति के विस्तार की उनकी महत्वाकांक्षा और अधिक वलवती हो गई । इन परि- 
स्थितियों में स्‌रजमल के नेतृत्व में जाटों के राष्ट्रीय रंगमंच पर उभरने के लिए 
जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष उनके लिए पूर्वाभ्यास सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के 
परिणामस्वरूप जयपुर के शासक जाटों के राजनतिक सरंक्षक होने की महत्ता स्वतः 
ही खो चुके थे । 

चन्दोस (१७४६ ई०) और वगरू (१७४८ ईं०) के युद्धों से सूरजमल की 
सैतिक प्रतिष्ठा बढ़ी और विभिन्न शासक उसके समर्थन की अपेक्षा करने लगे । 
मुरालों एवं मराठों से अप्रत्यक्ष सम्प्क में जाने के कारण वह स्वयं भी उनकी रण- 
पद्धतियों से परिचित हुआ, जिन्हें ध्यान में रखते हुए, जाट राज्य की सुरक्षा एवं 
विस्तार की दृष्ठि से उसने भो अपनी सैन्य क्षमता को चढ़ाया और भरतपुर में 
नवीन एवं सुहृढ़ दुर्जेय दुर्ग का निर्माण तेजी से प्रारम्भ किया । सूरजमल की हृष्टि 
में अब पूर्व की अपेक्षा मेवात और आगरा की तरफ़ मुगल खालसा भुभि और 
अमोरों की जागीर भूमि में शर्नें: शर्ने: हस्तक्षेप द्वारा जाठ राज्य का विस्तार अधिक 
युक्तिसंगत था । 

दल 


[ ६८ ] 


बलल्‍लमगढ़ के बालु जाट को संरक्षण 


सूरजमल ने शाही राजधानी दिल्‍ली व आगरा के विकट शाही जागीरों 


पर कच्जा करके चहां पर अपने जातीय लोगों को स्थापित करने और उन्हें पूर्ण 
सरंक्षण प्रदान करके अपने प्रभाव विस्तार की नीति अपनाई । दिल्‍ली के २४ मील 
दक्षिण 5 बल्‍लसगढ़ ) के स्थानीय जाट नेता बलराम ने इस समय मसुगुल सत्ता का 
खुला उल्लंघन शुरू कर दिया था । बलराम ने, जो पहले फ़रीदाबाद का मालगुजार 
था, सूरजमल का समर्थत पाकर न केवल बह्लभगढ़ के अपने दुर्ग का निर्माण किया 
बल्कि फ़रीदाबाद के स्थानीय सुराल अधिकारी ज़करिया खान के पुत्र भीर याह्या 
खान को पराजित करके पलचल एवं फ़रीदाबाद के शाही परगनों पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया ।* 


१. 


बालू या बलराम के नाम पर ही इसका नामकरण बल्लमगढ़ हुआ जो इस 
समय चलल्‍लभगढ़ कहलाता है ॥ बल्लभगढ़ के जाट सामनन्‍्ती घराने के इतिहास 
के बारे में कहा जाता है कि १७०४ ई० के लगभग तेवतिया गोत्र का 
गोपालसिंह जाट बल्‍लभगढ़ के तीन मील उत्तर में सीही नामक गाँव में लाकर 
बस गया था। उसने मथुरा-दिल्‍ली शाही मार्ग पर डकैती द्वारा काफ़ी शक्ति 
एवं सम्पत्ति प्राप्त कर ली, और तियागांव (वल्लभगढ़ के पूर्व में ८ मील) के 
गूजरों के साथ मित्रता करके पड़ोसी गाँवों के राजपूत्त चौधरियों पर आक्रमण 
करके उन्हें मारा ! फ़रीदाबाद के मुग़ल अधिकारी सुतंजा ख़ान ने विद्योहिियों 
को दण्डित करने की अपेक्षा उसे फ़रीदाबाद परगने का चौधरी नियुक्त करके 
उसके साथ शान्ति स्थापित कर ली और १७९१० ई०७ में उसे राजस्व वसूली 
में एक रुपये पर एक आना उपकर का अधिकार प्रदान किया । १७१६१ ६० 
में गोपालातविह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चरनदास उत्तराधिकारी हुआ । 
बढ़ती हुई शाही दुर्बलता को देखकर उसने मुर्तज़ा ख़ान को राजस्व देना रोक 
लिया तथा सुग़ल सत्ता का उल्लंघन किया । किसी तरह से १७१४ ई० में 
सरतदास पकड़ा गया और मुर्तजा खान द्वारा फ़रीदाबाद के क्रिले में कद कर 
लिया गया । कुछ समय के बाद उसके पुत्र बलराम ने, निष्कृति धन के झूठे 
भुगतान द्वारा, जो उसकी रिहाई के लिए निर्धारित किया गया था, खान को 
धोखा देकर पिता को मुक्त करा लिया | पिता व पुत्र भरतपुर भाग गए और 
सूरजमल की सहायता से मुर्तजा खान को सार दिया गया। ६७३६ ई० में 
वलराम को सुशल दरवार से तायव वरझुंशी एवं राव की पदवी प्रदान की 
गई । इस सम्मान से उत्साहित होकर बलराम ने बल्लभगढ़ के दुर्ग का निर्माण 
करवाया । देखें, ग्रज्ञेटियर ऑफ दि देहली डिस्ट्रिवट, श१८८३-प८४ ई० 
धृ० २६१२-१३ 


२. तारीखे अहमदशाही, पृ० २र३े भ 


| ६६ ] 


सम्राठ अहमदशाह के सिहासनारोहण और जून १७४८ ई० में सफदरजंग 

के वज़ीर वनने पर फ़रीदाबाद का परगना उसे (सफ़दरजंग) जागीर में मिला। 
नए वजीर ने बलराम और सूरजमल को अनधिक्ृत शाही परगनों को त्वागर देने के 
लिए लिखा, किन्तु उन्होंने इसकी उपेक्षा की, इस पर कुद्ध होकर जाटों को दण्डित 
करने के उद्दश्य से वज़जीर नवम्बर १७४६ ई० के प्रारम्भ में दिल्‍ली से बाहर 
निकला । लगभग इसी समय मीरवबख्शी सलावत खान भी अपनी सेना के साथ 
मारवाड़ अभियान पर दिल्‍ली से वाहर निकला । ऐसा प्रतीत होता है कि वजीर 
और मीरबख्शी में दो विभिन्न दिशाओं से जाटों के व्रिरुद्ध अभियान करने और 
सूरजमल को दुहरे आक्रमण से गिरफ्त में लेने के बारे में किसी प्रकार की सहमति 
हो गई थीं । 

वजीर सफ़दरजंग ने राजधानी से कुच करके शीघ्र ही फ़रीदावाद॒ पर अधिकार 
कर लिया और वहां से सूरजमल को सन्देश भेजा कि जो शाही परगने उसने दवा 
रखे हैं, वे सव वापस कर दिए जाय । किन्तु सूरजमल इतने कमज़ोर चरित्र का 
व्यक्ति नहीं था कि वजीर द्वारा माँगे गए स्थानों का शान्तिपर्ण समर्पण कर दे । 
उसने डीग व कुम्हेर सहित अपने सभी दुर्गों को सेना व युद्ध-सामग्री से सुसज्जित 
कर युद्ध की तैयारियाँ आरम्भ कर दी । भाग्य ने साहसी जाट का साथ दिया और 
इसी समय क्रायम खान की मृत्यु का समाचार मिलने पर बज़ीर फ़रु खाबाद के 
बंगश अफगानों को दण्डित करने के लिए, सूरजमल का मामला वेसे ही छोड़कर 
दिल्‍ली के लिए लौट पड़ा | 
सरजसल द्वारा मी रब्रृरूशो सलाबत खान को पराजित करना 


नवम्बर १७४६ ई० में मीरबख्शी सलाबत ख़ान जुल्फ़िकारजंग मारवाड़ 
के उत्तराधिकार संघर्ष में राठौड़ बख्तसिह की सहायतार्थ दिल्‍ली से रवाना हुआ | 
उसकी १८,००० सेना सें अली रुस्तम ख़ान, हकीम खान, फ़तह अली खान, मुहम्मद 
शुजा खान, सँय्यद अब्दुल अली खान, मीर अशगर खान कोबरा और मुवारिज्ञ 
खान सहित अनेक प्रतिष्ठित सरदार सम्मिलित थ्रे । अजमेर व आगरा इस समय 
मीरवख्शी की सूवेदारी में थे और चूंकि सूरजमल ने आगरा के एक वड़े भुभाग 
पर अवध कव्जा कर रखा था, अतः वजीर की तरह वह भी उससे हिसाव साफ़ 
करना चाहता था। किन्तु वज़ीर के अचानक लौट जाने पर सलावत खान ने भी 
पहले अजमेर जाकर रामसिंह को कुचलने और लौटते हुए सूरजमल को दण्डित करने 
का विचार किया ! 


१. हरचरदास, चह्ार-गमुलज़ार-ए-शुजाई (इलियट द्वारा उद्धूतव, जि० भा 
पृ० १५८) तारीख़े अहमदशाही, प_ृ० २२ व 


[| ७० 


सम्भवतः इसलिए वहु आगरा के लिए रवाना न होकर दिल्‍ली के ३२५ मील दक्षिण- 
पश्चिम में पाटोदी पहुँचा, यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद मेवात्त को लुटते हुए वह 
निसराना' नामक स्थान पर पहुँचा, जो सूरजमल के अधिकार में था ।* 


उधर सूरजमल ने, जो मीरबरू शी की गतिविधियों पर पुरी नज्धर रखे हुए 
था, मेवात में नौगाँव में सर्सन्य अपना डेरा किया ! उसने सलाबत खान के पास 
वकील भेजकर उसके प्रदेश को उजाड़े जाने पर आपत्ति प्रकठ करते हुए कहा कि 
वह भी वादशाह का स्वामिभक्त सेवक है । इस पर मीरबख्शी ने उसे जवाब भेजा 
कि उसमे शाही खाताजाद असद खान को मारकर पहले ही शत्रुतापूर्ण कार्यवाही 
की है और यह ॒ स्थान उसकी जागीर है, जहाँ अनेक स्थानों पर उसने अपने थाने 
कायम कर रखे हैं) अगर वह वादशाही वन्‍्दा बनना चाहता है, तो ये स्थान खाली 
कर दें और दो करोड़ रुपये पेशकश देकर शाही सेना में सम्मिलित हो जाबे । किस्तु 
सूरजमल ने इन प्रस्तावों को दुकरा दिया । 


३० दिसम्बर को मीरवरुशी की सेना ने जाद रक्षक दुकड़ी को खदेड़कर 
नीमराना पर अधिकार कर लिया । इस छोटी सी विजय पर नए सूवेदार ने भारी 
हर्षोल्लास प्रकढ किया और विजयोन्‍्माद में जाट को तत्काल घुटने टेकने के लिए बाध्य 
करते के उद्दंश्य से वहाँ रुकने का निश्चय किया । दूसरे दिल प्रात्तःकाल जब सभी 
नारनौल को तरफ़ यात्रा के जारी रहने की अपेक्षा कर रहे थे, तभी मीरबरूशी ने 
अचानक यात्रा के स्थमन के आदेश दिए। उसने अब विचार वदलकर पहले 
अकवराबाद सरकार की व्यवस्था ठीक करने और सूरजमल के साथ युद्ध करने का 
निश्चय किया । इस कारण रुस्तम ली खान और फ़तह जली खान को, जो अग्रिम 
टुकड़ी के साथ रवाना भी हो चुके थे, पुत्र: शिविर में सोटना पड़ा । 


युद्ध परिपद की बैठक में सभी सरदारों ने इस आकस्मिक परियर्तत से 
आश्चयंचकित होकर एकमत से मीरवबरुशी को सलाह दी कि जाठ के साथ झगगड़ा 
करना अनुचित है और उचित यही होगा कि यूल योजना के अनुसार अजमेर की 
तरफ़ बढ़ा जाय, जहाँ उनके साथ सम्मिलित होने के लिए वख्तसिह पहले हर रवाना 
हो चुका हैं । इस योजना की सफलता पर उसकी सेना में तथा विश्वास जगेगा और 
वख्तसिह की सहायता एवं सलाह भी लाभदायक सिद्ध होगी | उस स्थिति में अकवरा- 


१, पाठोदी से ३३ मील द० प*० में 
सियार, ॥॥, पृ० ३११-१२; मुहम्मद अली खान, त्तारीख-ए-मुजपफ़री 
. (सरकार प्रतिलिपि), पृ० २६ 
३. सुजाब चरित्र, पृ० ४३-४५ 
४. सियार, 0, पृ० ३१२ 


| ७१ ] 


वाद को व्यवस्था और सूरजमल का दमन आसान कार्य होगा। किन्तु हठी सूवेदार 
ने इस उचित सलाह को ठुकरा दिया और अपना पेशखाबा वापस मेंगवाया। डेंरों 
की वापसी के बाद राध्रि सोभाचन्द" की सराय में व्यतीत की गई ।* 


दूसरे दित १ जनवरी १७५० ई० को सूरजमल, जिसे सलाबत ख़ान के 
उद् श्य का पत्ता चल चुका था, तेज़ी से उसके डेरे की ओर बढ़ा । रास्ते में मुग्नलों 
के एक दल पर, जो चारे एवं अनाज की तलाश में काफ़ी दूर निकल आया था, 
जाट टूट पड़े। रात्रि के अन्धेरे में डेरे की ओर भागती हुईं इस मुग़ल टुकड़ी की 
बहुत दुर्दशा हुई तथा हकीम ख़ान एवं रुस्तम ख़ान सहित अनेक लोग मारे गए या 
घायल हुए। बचे हुए व्यक्ति जब सलाबत खान के डेरों में पहुँचे तो वह भ्रमित एवं भयभीत 
हो गया । वह कुछ सोच सके, उसके पूर्व ही उसका डेरा लगभग ५,००० जाट सेना 
हारा घिर घुका था ! इस जाट हमले के कारण वह इतनी निस्सहाय एवं भयावह 
स्थिति में पहुँच गया था कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा पूर्णतया जाद राजा की दया 
पर निर्भर हो गईं | सियार के लेखक का चाचा संय्यद अब्दुल अली खान जो मीर 
बख्शी के डरे में उपस्थित था कहता है, “सोभाग्य से जाट राजा ने अपनी रक्षा के 
लिए यह क़दम उठाया था और उसने दूरदर्शितापुर्ण विचार से सलावत खान को 
मारने या गिरफ्तार करने के परिणामों का सामना करना ठीक नहीं समझा, बल्कि 
दो-तीन दिन तक मुख्य डरे फी मात्र घेरे रखने तक ही अपने को सीमित रखा ।7£ 


अन्तततः सलावत खान को सन्धि-वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा, जो फ़तह 
अली खान की माफ़त की गई | जादों की निम्नलिखित शर्तों पर समझीता सम्पन्न 


हुआ-- 

१. मीरबण्शी का कोई भी व्यक्ति उनके प्रदेश में पीपल का वृक्ष नहीं 
काटेगा । 

२. इस क्षेत्र के किसी भी मन्दिर का अपमान नहीं किया जाएगा और न 

हिन्दुओं की उपासना के सम्बन्ध में किसी तरह की आपत्ति की जाएगी । 


३. सुरजमल ने इस बात का उत्तरदायित्व लिया कि वह उस क्षेत्र के 
(अजमेर सूवा) राजपूतों से १५ लाख रुपये पेशकश दिलाएगा, वशर्ते मीरवख्शी 


१. नारनौल से ५ मील पूर्व एवं नीमराना से १३ मील उ० ष० में 

२. सियार, ॥, प्ृ० ३१२-१३; तारीख़े मुजफफ़री, पृ० २६-३० 

३. सियार, ॥॥, पृ० ३१३-१४; तारीखे मुज़एफरी; पृ० ३१; सुजात चरित्र, पू० 
५०-५५; पेशवा दफ्तर, ४5॥, पन्न संख्या २६ 


[ ७२ ] 


शपथ पुर्वक यह चचन दे कि वह नारनोल से आगे नहीं बढ़ेगा | वह 
व्यक्तिगत एवं सलाह के रूप में उसके अभियान में सहायता देगा।' 
ऐसे हास्यास्पद अभियान तथा अकीतिकर समझौते के वाद मीरवख्शी ने 
अपता अभियान पुनः प्रारम्भ किया । सुरजमल से अपने पुत्र जवाहरसिह के नेतृत्व 
में ५६००० जाट सेता उसके साथ रबाचा की । नारनोल के लिकट पहुँचने पर 
बख्तसिहु आकर मीरवख्शी से मिला | वख्तसिह ने जाटों के प्रति घुणा एवं तिरस्कार 
प्रकट करते हुए सलाबत खाबच को अजमेर अभियात्र द्वारा पुत्र: सम्मान अजित करते 
का प्रलोभन दिया । सलावत खान हारा उसकी सलाह मान लिए जाने पर सुरजमल 
को उस पर अविश्वास करने का पर्याप्त कारण मिल गया । 


जाट सेना का अपने प्रदेश को लौटना 


मीरबख्णी और वख्तसिह को गुप्त भन्त्रणा ने जाट राजा को शंकित कर 
दिया था ) उधर जयपुर राजा ईश्वरीसिह इस मेता के विरुद्ध रामसिंह के पक्ष में युद्ध 
करते के लिए रवाना हो चुका था । वग्रक के बुद्ध के बाद़े सम्भवत्न: सूरजसल एवं 
ईश्वरीसिंह के सम्बन्धों में तताव आ चुका था, किन्तु जयपुर शासक के प्रति अपनी 
परम्परागत वफादारी की नीति को ध्यान में रखते हुए सूरजमल मारवाड़ के उत्तरा- 
घिकार युद्ध में नहीं उललना चाहता था।ऐसी स्थिति में जब जोधपुर के 
महाराजा रामसिह ने जाट सेना को सलावत खान का साथे छोड़कर लौठ जाने की 
शर्तें पर एक लाख रुपया देने का प्रस्ताव किया, तो सूरजमल ने इसे तुरन्त स्वीकार 
करके मीरबख्शी के शिविर से अपनी सेना को वापस बुला लिया ॥3 


सूरजमल ओर चजीर सफ्दरजंग के बीच मित्रता 


जव मीरबख्णी राजपूताना में एक निरर्थक अभियान में लगा हुआ था, उस 
अवधि में वजीर बंगश अफगानों का दमन कर, फ़रु खाबाद में अपने प्रतिनिधि नवल्ल 


१. सिसार, ॥॥ पृ० ३१५; तारीखें मुज़फ़्री, पृ० ३५; सरकार, पतन, ), ० 
६७; घृदन करे अनुसार सलावत खान मेवात सुरजमल को सौंपकर उसे अपनी 

सेवा में लेवा स्वीकार करता है और तदनुसार सुरणमत्र अपने पुत्र जवाहरपिह 
को उसवये सेवा की साथ आमेर की ओर भेजता है, सुजान चरित्र, पु० ५७-४८ 
मराठा सूत्रों के अनुसार सूरजमल ने मीरबख्शी को नो लाख रुपया देना स्वीकार 
निया, पेशवा दफ्तर, >४0, पत्र, २६, यह सम्भव है कि मेबात सहित अन्य 
इलाक़ों, जो मीरवस्शी की जागीर में थे और सुरजमल के अधिकार में थे, कि 
पेशकश राशि के रूप में ये रुपया देना तब हुआ हो, यद्यपि अन्य ज्रोतों से 
इसकी पुष्टि नहीं होती ॥ | 

२. सियार, ॥।, पृ० ३१४, 

३. जीघपुर राज्य की ख्यात (सोतामऊ संग्रह), जि० ॥, पृ० १६४ क व या; सियार 
॥, प्‌ृ० ३१३४५; पशवा दपतर, 5४॥, पत्र २५ व इ४ 


[ ७३ | 


राय को नियुक्त करके २४ मई १७५० ई० को दिल्‍ली लौट आया था।' अगले 
महीने वालु जाट ने शम्सपूर के शाही थाने पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया 
और वज्ीर द्वारा भेजी गई दूसरी सैनिक टुकड़ी को भी उसने खद्देड़ दिया। इन" 
समाचारों ने वज़ीर के ओध को भड़काया और उसने जाटों के विरुद्ध पूर्व मे स्थगित - 
अभियान को पुनः प्रारम्भ करने का निशए्चय किया । भारी वर्पा के वीच ३० जून को 
वज़ीर राजधानी से निकलकर अपनी सेना के साथ खिज्ञावाद पहुँचा । लगभग इसी 
समय नवलराय के एक पत्र से वज्ञजीर को पठान उपद्रवों की गम्भीरता की सुचना 
मिली । पठानों के विरुद्ध सूरजमल का समर्थन पाने की उम्मीद में वज्जीर ने बलराम 
जाट के साथ शान्तिपूर्ण समझौता कर लेना ही उचित समझा। मराठा वकील के 
माध्यम से यह वार्ता चली, जिसके परिणामस्वरूप वालु जाट ने वजीर के समक्ष 
आत्मसमपंण कर दिया ।* 

इसके तुरन्त वाद वज़ीर ने नासिरुद्वीन हैदर के नेतृत्व में एक सेना ववलराय 
की सहायतार्थ रवाना की, ओर सूरजमल को आमन्त्रित करके वह स्वयं 
फुरु खाबाद जाने के लिए सम्राट की स्वीकृति पाने हेतु राजधानी को लोट आया।एई 
वजीर का सन्देश मिलने पर सूरजमल दिल्‍ली पहुँचा । खिज़्ञावाद के निकट 
किशनदास के तालाब पर सफ़दरजंग व सूरजमल के भध्य भेंट हुई और दोनों में 
मैत्री-सन्धि हो गई ।* इसके पश्चात्‌ सूरजमल अपने प्रदेश को तथा वजीर दिल्ली 
की ओर लौट पड़ा । 

साम्राज्य के मीरवख्शी पर विजय प्राप्त करने के कारण सूरजमल की 
प्रतिष्ठा में जो भारो वृद्धि हुई, उसी का परिणाम था कि वजीर उसकी मंत्री का 
आकांक्षी हुआ। फिर भी दोनों की मैत्री आपसी हितों की सुदृढ़ नीव पर आधारित 
थी। सूरजमल को भी मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मित्र को तलाश थी, 


जिन्होंने साल भर पहले (मई १७४६ ई०) उस पर हमला करके उसे चौथ देने पर 
विवश किया था ।* 


सरकार, पतन, ।, पृ २०६; फ़स्ट टू चवाव, पृ० १४२ 

२. तारीखे अहमदशाही, पू० २२ ब; दिल्‍ली ऋरानिकल्स (पृ २८-२६) में इस घटना 
की तिथि ३ जून दी हुईं है, जो संभवतः शम्सपुर पर वाल के आक्रमण की तिथि 
हो सकती है । अगर यह ३ जुलाई है, तो यह वालु के समर्पण एवं समझौते की 
तिथि हो सकती है । सरकार वजीर के खिज्ञाबाद पहुंचने की तिथि ३० जून 
मानते हैं, देखें, पतन, !, पृ० २०१ 

३. फ़स्ट टू नवाब, पु० १४२-४३ 

४. तारीखे अहमदशाही (पु० २५ व) के अनुसार वज़ीर संम्राट की इच्छा के 
विरुंद्ध रवाना हुआ था । 

५. पेशवा दफ्तर, ।॥, पत्र, १४ 

६. हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, २५; 


न 
हे 


[ ७४ ] 


इस समझौते के परिणामस्वरूप वज़ीर सफ़्दरजंग को अपने शन्नुओं के विरुद्ध 
एक शक्तिशाली एवं विश्वसनीय सहयोगी मिला, जो निराशा की गम्भीर परिस्थितियों 
में भी उसके पीछे हृढ़तापूर्वक खड़ा रहा और सूरजमल को एक शक्तिशाली 
राजनैतिक संरक्षक मिला, जिसके वल पर वह अधिक आत्म विश्वास के साथ 
हिन्दुस्तान की शिखर राजनीति में साहसिक भूमिका के लिए प्रवेश कर सकता था 
ओऔर अपने राज्य को विस्तृत एवं सुदृढ़ बचा सकता था । 


प्रथम अफगात चुद्ध सें वजीर का सहयोगी 


२३ जुलाई १७५० ई० को वजीर अपनी ३०,००० सेना के साथ पठानों के 
विरुद्ध युद्ध के लिए राजधानी से निकल पड़ा । दस दिन बाद ही जब उधपने मुश्किल 
से ४० मील की दूरी तय की होगी, उसे नवलराय की मृत्यु और खुदागंज की 
विपत्ति की सूचना मिली ॥ इस कारण पठानों से शक्ति-संघप के पूर्व उसने एक 
बड़ी सेना एकच करने का निश्चय किया, त्तदनुसार मराठा सरदार सिन्धिया, 
होह्कर तथा सूरजमल जाट सहित अनेक मित्रों को तुरन्त ससेन्‍्य आने का निमन्त्रण 
श्ेजा । भावी संघर्ष के प्रति बज्ञीर में आत्म विश्वास की कितनी कमी थी, उसका 
इसी से पता चलता है कि सूरजमल जब अपनी सेना के साथ अलीगढ़ पहुँचा तो 
वजीर ने उससे जाट राज्य में बची हुईं सारी सेना और सहयोगी जमींदारों को भी 
चुलाने का आग्रह किया । इस अतिरिक्त सेना के आ जाने पर जाठ सवारों की 
संख्या १५,००० हो गई, जिसमें सूरजमल का साला बलराम, वालु जाठ, ग्रोकुलराम 
गीड़, सूरतिराम कटारिया, रामचन्द्र तोमर, पोखरमल, जेतसह, हठीसिह, रणजीत 
व अनूपर्सतिह आदि प्रमुख सरदार सम्मिलित थे। भदावर का राजा हिम्मतसिह, 
घसेरा का राव वहादुरसिंह, तथा मैंडू, जावेर व खुर्जा के जमींदारों को भी बुलाया 
गया ।* जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की तरफ़ से हेमराज वख्शी ५,००० सेना के 
साथ पहुँचा । इस प्रकार लगभग एक लाख सेना के साथ वज़ीर ने अलीगढ़ से 
प्रयाण करके मारहरा, कासगंज रुकते हुए कालिन्दी पार की और वादरी में 
डेरा लगाया ।* 


१. फ़रस्ट टू नवाब पृ० १४६ 

२. सुजान चरित्र, पु० ६५-६७; पेशवा दफ्तर, ॥, पतन्न २३ के अनुसार घुड़ामन 

का पुत्र मोहकमर्सिह भी इस जाट सेना में शामिल था । 

एटा के १३ मील उत्तर-पश्चिम में 

कासमंज के ५ मील पूर्व में 

४. तज़किरा-ए-शाकिर खान (सीतामऊ प्रतिलिपि), पृ० ६४; फ़र्ट टू नवाब, 
धू० २४० 


९९ दृपफ 


[ ७५ ] 


रासचत्तौनी का युद्ध और वजीर की पराजय 


दूसरी ओर अहमद खान बंगश को दिल्‍ली से वज्जीर की सेना की रवानगी 
की सूचना मिल चुकी थी, अत: उसने अग्रिम सैनिक टुकड़ी के पहुँचने के पूर्व ही 
२ अगस्त को खुदागंज में नवलराय पर आक्रमण कर उसे मर डाला त्था अनेक 
उत्पात करता हुआ वज़ीर का सामना करने की तेयारी करने लगा । बज़ीर ने 
अपने शिविर में रण-तीति एवं व्यूहु रचना पर विचार विमर्श किया ! हरावल में 
दाहिने पाश्व का नेतृत्व उसने सूरजमल जाट को और वाम पाश्व॑ का इस्माइल वेग 
को सौंपा | राजा हिम्मतर्सिह, नसीरुद्दीन हैदर, इशाक ख़ान और पांच हज़ार 
क्लिज़िलवाश दस्तों के साथ स्वयं वजीर मध्य में रहा । मीर वका, शेरजंग, बहादुर 
व रमजान खान के नेतृत्व में अग्निम दस्ता तैयार किया गया और एक हजार तोपों 
को आगे पंक्तिवद्ध रखते हुए यह सेना युद्ध के लिए चल पड़ी ॥* 


अहमद खान बंगश ने अपनी वीस हजार सेना को दो भागों में विभाजित 
किया था । एक भाग में रुस्तम खान अफ़रोदी के नेतृत्व में दस हजार रोहिल्ला 
पठान थे और दूसरे भाग में स्वयं के नेतृत्व में बंगश पठात । अली मुहम्मद खान 
रुहेले के पुत्र सादुल्‍ला खान के नेतृत्व में दस हजार रुहेले सैनिक भी उसकी सेना 
में आ मिले थे । १३ सितम्बर (१७५० ई०) को रामचतौनीख के मैदान में 
दोनों पक्षों के बीच युद्ध आरम्भ हो गया । अहमद खान की सेना वज़ीर की ओर 
बढ़ने लगी, जबकि रुस्तम खान का सामना करने के लिए सूरजमल एवं इस्माइल 
वेग आगे बढ़े । सूरजमल ने वालू जाट को अपने आगे रवाना किया, जिसने आगे 
बढ़कर एक गाँव की ओट में सामरिक स्थल से शत्र्‌ पर एकाएक हमला बोल दिया, 
जिससे कुछ पठान सैनिक मारे गए। कुछ पठान सेंनिकों ने रुस्तम खान के पास 
जांकर इस घटना का विवरण देते हुए बताया कि शत्र्‌ ऐसे स्थान पर बेठा है, जो 
दिखाई नहीं देता और बिना ढाल-कवच के उसके निकट जाना कठिन है।* 


१. इमाद, पु० ४८; ख्वाजा अव्दुल करीम कश्मीरी, वयान-ए-वाकया, पृ० २५६; 
सरकार द्वारा उद्ध त, पतन, ।, पृ० २११-१२ 

२. सियार, ॥॥|, १० २६५; सेना की व्यूह रचना के लिए देखें, चुजान चरित्र, 
पृ० ७१-७२ एवं ७६ 

३. सुजान चरित्र, पृ० ७३; पेशवा दफ़्तर, ॥, पत्र २० 

४. मारहरा से २२ मील पूर्व तथा एटा से १८ मील उत्तर में 


५. सुजान चरित्र, पृ० परे 


[ ७६ ] 


अब रुस्तम खान पालकी में बंठकर ५०० घुड़सवारों के साथ उस स्थान की 
ओर चल पड़ा और ६,००० पठान संनिकों के साथ वालु जाट के मोर्चे पर भीषण 
आक्रमण कर दिया ।) अल्प संख्या में होते हुए भी जाटों ने बहुत बहादुरी दिखाई, 
किन्तु एक के वाद एक प्रमुख जाट सरदार चनसिंह, साहिबराम, तिलोकसिंह तोमर 
आदि धराशयी होते गए । इसी समय सूरजमल की दृष्टि बालु के मोर्चे की ओर 
पड़ी, जहाँ आकाश में ऊँची उठती हुईं रेत ने उसे शंकित किया और उसने तुरन्त ही 
अपने मामा सुखराम को उधर भेजकर, स्वयं भी इस्माइल वेग के साथ उधर चल 
पड़ा ।* 

सूरजमल के पहुँचते ही युद्ध ने भीषण रूप ले लिया । रुस्तम खान ने भी 
पालकी छोड़कर जाटों से आमने-सामने युद्ध किया। दोनों पक्षों के बहुत से सैनिक मारे 
गए, इसी वीच एक गोली लगने से रुस्तम खान मारा गया ।3 उसके मरते ही पठान 
सोनिक भागने लगे । उनका पीछा करते हुए सूरजमल और इस्माइल बेग काफ़ी दूर 
निकल गए । सियार के लेखक के अनुसार इसके परिणामस्वरूप, “वज्ीर जो उन 
दोनों सेनापतियों को गोलाबारूद व सैन्य सामग्री भेज रहा था, स्वयं अपने मोर्चे 
पर इतना दुर्बंल हो गया कि वह इन आवश्यकताओं से वंचित ही रहा और लगभग 
सैन्य विहीन हो गया । ढलती हुई शाम और सेना के विखराब से उत्पन्न अव्यवस्था 
को वज्ीर ने नहीं भाँपा और न ही यह देखा कि जाट राजा पहले ही दृष्टि से 
ओझल हो चुका है ।*४ 

दूसरी ओर अहमद ख़ान वबंगश ने रुस्तम के मारे जाने के घातक समाचार 
से * एक क्षण के लिए भी विचलित हुए विना अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहा 
कि रुस्तम को भारी विजय मिली है और उसने सूरजमल तथा इस्माइल बेग को क़ैद 
कर लिया है, इसलिए उन्हें (वंगशों) भी वज्ञीर को पराजित करके अफ़रीदियों पर 
अपनी संनिक श्र ष्ठता प्रदर्शित करनी चाहिए। इस भ्रकार शक्तिशाली बंगश सेना 
अचानक हृतप्रभ वजीर के सामने प्रकट हो गई । उस स्थिति में कामगार ख़ान बलूच, 
मीर वका, रमज़ान ख़ान बहादुर व शेरजंग द्वारा पड़यन्त्र करके शत्रु पक्ष में भाग 


१. सुजान चरित्र, पृ० ८४८ 
« वही, पृ० ८५ 

३. सूदन ने इस युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है जो प्रत्यक्षदर्शी का विवरण प्रतीत 
होता है, देखें, सुजान चरित्र, पू० ८३-८६ एवं ६३-६६ 

४. सियार, ॥॥, पृ० २६४५ 

५" ग्रुलिस्ताने रहमत का लेखक मुस्तजाव खान कहता है कि रुस्तम ख़ान सूरजमल 
के हाथों मारा गया था और यह तथ्य अहमद खान बंगश ने अपने सँनिकों से 
छिपाया । देखें, कानुनगो, जाट, पू० ८१ पा० दि० 


[| ७७ हू 


जाने से वजीर की दशा शोचनीय वन गई ।" ऐसे संकटपूर्ण क्षण में अफगानों के 
भीषण आक्रमण से वज़ीर की सेना छिन्न-भिन्च होकर भागने लगी, तभी एक गोली 
लगने से वज़ीर स्वयं घायल होकर अपने हौदे में गिर पड़ा । अफगान उसे पहचान 
नहीं सके, इस कारण बज़ीर के प्राण बच गए और राजा लक्ष्मीनारायण का छोटा 
भाई जगतनारायण वज़ीर के हाथी प्र सवार होकर उसे सुरक्षित राजधानी की ओर 
ले आया ।* 

इस बीच जब सुरजमल और इस्माइल बेग लौटे तो उन्हें रास्ते में वजीर 
की पराजय एवं पलायन का समाचार मिला। सुरजमल अपने थोड़े से सैनिकों के 
साथ पलास के वक्ष के निकट एक स्थान पर जब भावी क़दम पर विचार कर रहा 
था, तभी पठान टुकड़ियों ते उसे देख लिया, किन्तु अहमद खान बंगश ते विजय 
के क्षण में भी शक्तिशाली जाट से उलझना ठीक नहीं समझा और अपने सेनिकों को 
जाटों की तरफ़ जाने से मत किया ।४ सूरजमल भी जो अपनी शेप सेना से मिलने 
के लिए चिन्तित था, वहाँ से निकलकर कालिन्दी के तट पर पहुँचा, यहाँ उत्ते पता 
चला कि उसकी कुछ सेना मैंडू भौर शेप सेना मथुरा पहुँच गई है और वज़ीर भी 
दिल्‍ली चला गया है । यह सूचना मिल जाने के बाद सूरजमल भी अपने प्रदेश को 
लौट भाया ॥* 


द्वितीय अफगान युद्ध 
दिल्‍ली पहुँचकर वीर सफ़दरजंग अफगाचों से अपने अपमान का वदला लेने और 


१. पेशवा दपतर, ॥, पत्र २० व २३; सूदन के अनुसार युद्ध शुरू होने के पूर्व 
अहमद खान वंगश ने सूरजमल को भी अपनी ओर मिलाने का असफल प्रयास 
किया था, सुजान चरित्र, पृ० ७६-७८ 

२. इस युद्ध एवं वजीर की पराजय के लिए देखें, गज़ेटियर ऑफ दि फ़रु खाबाद 
डिस्ट्रिकव्ट, १८८० ई०, पृ० १६३-१६४; सियार, ॥॥, पृ० २६५-६८; इमाद, 
पृ० ४६; तारीखे अहमदशाही, पृ० २६ ब-२७ अज; सुजान चरित्र, पु० ८०५ 
६१; तारीख मुजुफफ़री, पु० ४६; शाकिर खान, पु० ६४; बयान ए वाकया, 
पृ० २६०-६२; गुलिस्ताने रहमत, पू० ३७-३६; चहार ग्रुलजार, पृ० ४०३ 
बन्5०६ व; सरकार, पतन, ॥, पृ० २१४-१६ 

३. साठ सवारतु सों खडो रन में सूरज सूर । 
तहाँ खबर पाई यहै भग्यों कुर सनसूर ॥--सुजान चरित्र, पु० ६८ 

४. तब कही दूत यह है सृजान । जिन रुस्तम खाँ खाइय पठान ॥ 


सा सुनत कही अहमद खान । सनमुख न जाउ इसके पठान ॥ 
““सुजान चरित्र, पृ० ६& 
५. सुजान चरित्र, पृ० ६८-६६ 


[ ७८ ]] 


शाही दरवार में अपनी स्थिति पुनः सुहृढ़ करने पर विचार करने लगा । वजीर ने 
सैय्यद अब्दुल अली खान, इस्माइल वेग, राजा लक्ष्मी नारायण, राजा नागरमल आदि 
मित्रों की सलाह पर सिन्धिया व होल्कर को उनकी सेनाओं के लिए २५,००० रुपये 
तथा सूरजमल को उसकी जाट सेना के लिए १५,००० रुपये प्रतिदिन देने के आश्वासन 
पर आमन्त्रित किया । सारा प्रवन्ध पूरा कर लेने के बाद सम्राट से विधिपुर्वंक आज्ञा 
प्राप्त करके १६ फरवरी १७५१ ई० को वजीर अपनी सेना के साथ रुहेलखण्ड पर 
आक्रमण के लिए दिल्‍ली से रवाना हुआ । मथुरा पहुँचने पर सूरनमल और 
आगरा पहुँचने पर सिन्धिया व होल्‍्कर अपनी अपती सेनाओं के साथ वज़ीर की 
सेना में शामिल हो गए ।7 

आगरा पहुँचने पर सूरजमल ने वजीर के माध्यम से होल्कर से, जिसके 
साथ चौथ की राशि के भुगतान के सम्बन्ध में उसकी शत्रुता चल रही थी, भेंट 
की ।ऐसा प्रतीत होता है कि वज़ीर ने पठान युद्ध के बाद मामलात तथ कर लेने 
का आश्वासन दिलाकर दोनों में अस्थायी मेल करा दिया था 7 


फ्तहगढ़ का युद्ध 

अग्रिम सेना के रूप में वीस हजार मराठा घुड़तवार सेना ने आगरा से 
रवाना होकर २० मार्च के लगभग कार्दिरयंज (इटावा के निकट) में कोईल व 
जालेसर के वंगण फ़ोजदार शादिल खान पर आकस्मिक हमला कर दिया। खान 
को पराजय हुई और भारी संहार के पश्चात्‌ वह अपने शेप सैनिकों के साथ गंगा 
पार भाग गया ।ँई 

अहमद खान वंगश जो रामचतीनी की विजय के बाद फरु खाबाद सहित 
अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक के विशाल भूभाग पर अधिकार कर चुका था और 
इस समय इलाहावाद का घेरा डाले हुए था, शादिल खान की पराजय का समाचार 
सुनकर फरु खाबांद की रक्षार्थ घेरा उग्ाकर तुरन्त लौट आया । अहमद खान ने 


नी 
है 


गुलिस्ताने रहमत, पृ० ४०; सियार, ॥॥, प्रृ० २६५ 

२. सुजान चरित्र, १० १००; सरकार, पतन, ।, धपृ० २२१; सरदेसाई के इस आरोप 
में कोई सच्चाई नहीं हैं कि इस समय जाटों, झूहेलों तथा दोआवब के पठानों ने 
एक संयुक्त मोर्चा स्थापित कर लिया जौर बजीर के प्रदेश पर सुला आक्रमण 
आरम्भ कर दिया, म० न० इ०, ॥, पृ० ३७२; इसके विपरीत यह अधिक सच 
है कि अफमानों के विरद्ध वजीर की सफलता का बहुत वड़ा कारण सूरजमल 
की सहायता थी, देखें, अब्दुल रशीद, नजीबुद्दोला, पूृ० २८ 

३. हिंगर्णे दफ्तर, ॥, पत्र १० 

४. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र ३२, एवं ४४४, पत्र १७६; फ़रु खाद्याद गज़ेटियर, 

पृ० १६६; राजवाड़े, ॥॥, पू० ३६८३-८४; फ़स्टं टू नवाव, पृ० १७१ 


[ ७६ ] 

फ़तहगढ़' के निकट मोर्चावन्दी की और रुहेला सरदार सादुल्‍ला खान व बहादुर 
खान भी उसको सहायताथर्थ पहुँच यए । भारी अवरोध के बीच १७ अप्रैल को वज़ीर 
गंगा पर पुल बनाने में सफल हुआ। १८ अप्रेल को होल्कर के सेनापति गंगाधर 
तांत्या के साथ सूरजमल ने पठानों पर भीषण हमला किया । घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
"बहादुर खान सहित दस हज़ार रुहले मारे गए तथा सादुल्ला खान व अहमद खान 
अपने प्राण बचाकर भागे । वज़ीर को निर्णायक विजय मिली और मराठों को लुट 
को विशाल सामग्री । 


इस पराजय से अहमद खान बंगश काफ़ी हतोत्साह हो गया, फिर भी 
दोआब में मराठा-अफगान मुठभेड़े रुक-झककर फरवरी १७५२ ई० तक चलती 
रही । इसी समय पंजाब पर अव्दाली के आक्रमण से चिन्तित सम्राट ने वजीर को 
रुहुलखण्ड के अफगानों से सम्धि करके तुरन्त राजधानी लौदने का आग्रह किया । 
परिणामस्वरूप फरवरी में सन्धि कर लेने के बाद वज्ीर राजधानी को लौट 
आया ।7 


असन्तुष्ट सूरजमल का युद्ध समाप्ति के पुरव॑ लौटना 


फ़तहगढ़ के युद्ध के बाद जाट सेना के अफगान युद्ध में उपस्थित रहने के 
प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विजय परिणाम के लाभ में जाट 
हितों की उपेक्षा से असन्तुष्ट और वज़ीर-मराठों की गुप्ठ सहमति से शंकित सूरजमल 
युद्ध की पूर्ण समाप्ति के पूर्व ही अपने प्रदेश को लौट चुका था। सूरजमल के लौटने 
का प्रमुख कारण आगरा सूबे की राजनीति थी | फ़तहगढ़ की विजय पर इनाम के 
रूप में मराठे व जाट दोनों ही आगरा सूबे के लिए प्रतिद्वन्द्दी दावेदार थे । मराठों की 
दुहरी नीति भौर अलीगढ़ सहित आगरा सूबे की माँग से सूरजमल को उनके इरादों 
के प्रति सन्देह हो गया था। वजीर जो इस समय मराठों की ओर झुका हुआ था, 
उनकी उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि बाद में सम्पन्न सन्धि में मराठों 


१. फ़र खाबाद से तीन मील पूर्व भें गंगा के ऊपर हुर्सनपुर के घाट के पास । 

२. इस युद्ध के वर्णन के लिए देखें, सियार, ॥॥ पू० ३०५ से ३०७; इमाद, 
पृ० ५७-५६; तारीखे मुजफ्फ्री, पृ० ५४-५६; गुलिस्ताने रहमत, पू० ४०-४१ 
सुजान चरित्र, पृ० '१००-१०३; फरुखाबाद गजेटियर, पु० १६६-१६७; 
गुलगुले दफ्तर (सीतामऊ संग्रह), ।, पु० ६५; सरकार, पतन, ॥, पृ० २२०- 
२२३; तारीख अहमदशादह्ी (पृ० २७ व) का यह कथन सही रहीं है कि इस 
अभियान में सूरजमल जाठ ने भाग मसहीं लिया था । 

३. सियार, ॥, पृ० ३०७; इमाद, पृ० ५६; वयान ए बाकया, पृ० २६५९-६६ 
चहार गुलजार, पृ० ४०७; सुजान चरित्र, पृ० १०४ 


| ८० ] 


को प्राप्त लाभ से स्पष्ट है ।' इसके विपरीत सम्भवत्त: अपने लिए किसी स्पष्ध 
आएवासन के अभाव में असन्तुष्ट सूरजमल मई-जूब १७५१ ई० में अपने प्रदेश को 
लौट आया था ॥£ 


वजीर और जावेद खान के सत्ता संघर्ष में जाटों की मूमिका 


लगभग एक वर्ष की दरवार से अनुपस्थिति के दौरान जावेद खान और 
सम्राट की माता ऊधमवाई ने वजीर के विरुद्ध पडयन्त्र करके उसकी सत्ता नाममात्र 
की वना दी थी। सफ़दरजंग का साथी सलाबत खान इस बीच मीरवबखूशी के पद 
से हटा दिया गया था। अफगान युद्ध से लोटकऋर जब सूरजमल माधोसिंह के साथ 
मिलकर राजधानी में सम्राट के समक्ष आगरा पर अपने दावे को सुदृढ़ बनाने के 
प्रयासों में जुटा हुआ था, तो जावेद खान ने, जो वज़ीर सफ़दरजंग की स्थिति 
कमजोर करने के प्रयत्नों में लगा हुआ था, उसे अपने पक्ष में मिलाने का उपयुक्त 
अवसर पाया । जावेद खान ने सम्राट की ओर से अफगानों के विरुद्ध फ़तहगढ़ के 
युद्ध में शाही सेना की सफलता में सूरजमल व बालू जाट के योगदान की श्रशंसा 
करते हुए, २६ जनवरी १७५२ ई० को ख़िलअत प्रदान करके दोनों का सम्मान 
किया ।* कुछ समय वाद १ अप्रैल को सू रजमल के ज्येप्ठ पुत्र जवाहरसिंह को 
४,००० जात व ३,५०० सवार का और दूसरे पत्र रतनसिह को ३,००० जात व 
२,००० सवार के मनसव के साथ राव की उपाधि भी प्रदान की गई ।ह 


यद्यपि जावेद ज्ञान वालु को अपने कुत्सित प्रयासों के लिए वज़ीर के पक्ष से 
तोड़ने में सफल हुआ, किन्तु सुरजमल शीक्नता में कोई क़दम नहीं उठाना चाहता था । 


१, फरवरी १७५२ ई० की सन्धि, जिसके अनुसार मराठों को कोरा जहानावाद 
से लेकर अलीगढ़ तक का आधा बंगश राज्य मिल गया था इसके अलावा 
लूट व अन्य प्रकार से करोड़ों की धन-राशि प्राप्त हुई थी । 
हिंगणें दफ़्तर, ।॥, पत्र, १२ 
वही 

दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ३५-३६ 
दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ३७; एक दिन बाद ही २ अप्रेल को वजीर सफदरजंग 
ने राजधानी लौटते हुए, अब्दाली के विरुद्ध सिन्धिया व होल्‍्कर की सहायता 
पाने हेतु जो समझोता किया, उसके अनुसार उन्हें आगरा व अजमेर का सूबा 
देने का बचन दिया गया था। किन्तु सम्राट द्वारा अब्दाली से समझोता (२३ 
बप्रेल) कर लिए जाने से उपयुक्त समझौता निरथेक हो गया था, देखें 
मण्नग्श०, ॥, १० २३७७-७८ 


है 5 8४ 8 


[ ८१ | 


यह सम्भव है कि जब जावेद ख़ान ने सूरजमल को शाही जागीर दिलाने का आश्वासन 
दिया, ' तब उसने वालु को जावेद के प्रयासों में शामिल होने की स्वीकृति देकर और 
उसके उपद्रवों के प्रति मौन सहमति व्यक्त करके घटनाक्रम पर प्रतीक्षा करना उचित 
समझा हो । 

२ जुलाई को वज़ीर सफ़दरजंग यमुना पार अपने डेरे से दिल्‍ली स्थित निवास 
स्थान को जाते हुए मार्ग में अंगूरी बाग में बेठे जावेद ख़ान से मिलने नहीं गया, जैसा 
कि शिष्टाचार के नाते उपसे अपेक्षित था। जावेद खान ने, जो अपने को सम्राट का 
एकमात्र प्रतिनिधि समझता था, इसे अपना अपमान समझा और बालू जाट को बुलाकर 
उसे सिकन्दराबाद की फ़ौजदारी प्रदान करके कुछ अनिष्टकारी निर्देश दिए। "बालू ने 
दिल्‍ली से लौटकर सिकन्दराबाद? पर आक्रमण कर, वहाँ के फ़ोजदार कमर अली 
को पराजित करके शाही जाग्रीर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ अनेक 
अत्याचार किए । 

सिकन्दराबाद के पीड़ित लोगों ने जब सम्राट से शिकायत की तो सफ़दरजंग 
ने जो उस समय दरबार में ही उपस्थित था, जावेद ख़ान से पूछा, “यदि आपने वालु 
को उस स्थान का फ़ौजदार नियुक्‍त किया है, तो वह वहाँ के लोगों को क्‍यों लूट 
रहा है और कत्ल कर रहा है । अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है 
तो मुझे उसे दण्ड देने के लिए वहाँ जाने दिया जाय ।* जावेद ने उत्तर दिया कि वह 
स्वयं ही वालु को दण्ड देगा | उसने नरसिह राम के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना 
सिकन्दराबाद रवाना की, जिसने वहाँ इस तरह से आक्रमण किया कि वालू वहा से 
बच निकले । वालु ने वहाँ से निकलकर लूट में प्राप्त हुए माल के साथ दतकोर * के 
क़िले में शरण ली, जो जावेद ख़ान की जागीर में था। बाद में शाही आदेश पर 
वज़ीर ने अपनी सेना वहाँ भेजी, जहाँ कुछ संघर्ष के बाद बालू यमुना पार करके 
सुरक्षित वल्लभगढ़ भाग निकलने में सफल हो गया । इस प्रकार बादशाह की निजी 
जागीर को, जो राजधानी के बिल्कुल पास थी, लुटने वालों को कोई सजा नहीं दी 
गई और सिकन्दराबाद के लोगों की न्याय की पुकार व्यर्थ गई ।*ं 


जावेद खान की हत्या (२७ अगस्त १७५२ ई०) 


वालु काण्ड ने वज़ोर को काफ़ी परेशान और जावेद के इरादों के प्रत्ति शंकित 
कर दिया था । अतः उसने उससे छुटकारे के लिए सहायतार्थ एवं विचार-विमर्श हेतु 


१, तारीखे आलसगीर सानी (सरकार प्रतिलिपि), पृ० ५८ 
२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २०१; फ़र्स्ट टू नवाब, पृ० १६७ 
३. दिल्‍ली से ३२ मील दक्षिण पूछ्वे में । 

४. चललभगढ़ से १५ मील पूर्व में 

५, ताराखे अहमदशाही, ३८, अ-४०भ; शाकिर ख़ान, पृ० ७१ 


| 
सूरजमल और माधोसिह को ससैन्‍्य बुलाया। वज्ञीर ने प्रत्यक्ष में तो यह प्रदर्शित 
किया कि वह शासन के मामलों में उचित प्रवन्ध के लिए सूरजमल को बुला रहा है, 
किस्तु उसका गुप्त उद्देश्य यह था कि जावेद के मामले में यदि सम्राट समर्थक लोग 
उपद्रव करें, तो वह उसकी सहायता से उसे दवा सके ।' जावेद से निपटने के लिए 
उसने वालु काण्ड को ही विपयवस्तु बनाना युक्तिसंगत समझा, अतः वज़ीर ने वालू 
को भी साथ में बुलाया । 


१४ अगस्त १७५२ ई० को सुरजमल जयपुर के प्रतिनिधि पेमसिंह के साथ 
ससन्‍्य दिल्‍ली पहुँच गया और खोजा सराय के समीप डेरा डाल दिया | वालू जाट भी 
यहाँ आकर सूरजमल के साथ हो गया । यहाँ वज़ीर सफ़दरजंग ने सूरजमल से संबंध 
सामान्य करने का गुय्त प्रयास किया, जो द्वितीय अफगान युद्ध के समय बिगड़ गए 
थे | स्रजमल ने आगरा सूबे में मराठों के विरुद्ध जाट हितों की रक्षार्थ कुछ निश्चित 
आएवासन मिलने पर ही वजीर के साथ जुलाई १७५० ई० की मैत्री-सन्धि को 
दोहराया । इस प्रकार वज़ीर-जावेद ख़ान के सत्ता संघपं में सूरजमल ने वजीर का 
साथ देने का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में बालु जाट को आवश्यक निर्देश 
दिए ।* 


वालु का मामला दरवार में प्रस्तुत करने के पूर्व जावेद ख़ान ने यह कहकर 
जाट से पहले मिलने का प्रयास किया कि जाटों ने पहले वजीर की अनुपस्थिति में 
उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझोता किया है, अतः इस वार भी उसके (जावेद) मारफ़त 
ही वार्तालाप किया जाय । किन्तु वजीर ने जावेद के प्रयास को सफल नहीं होने 
दिया और वालू जाट को दरबार में पेश कर दिया । खुले दरवार में बालु ने यह 
स्वीकार किया, “मैंने तो नवाब बहादुर (जावेद) के इशारे से यह लुटमार की है ।” 
यह सुनने पर नवाब का सिर शर्म के मारे झूक गया और उससे क्षमा मांगी? । परन्तु 
मामला यहीं पर शान्त नहीं हुआ और वजीर एवं जावेद के बीच कटुता वढ़ती गई । 


१. अहवाल सलातीन, पृ० ११६; बयान ए बाकया, इलियट जि० श॥, पु० ६८; 
टिक्फ्रीवाल की यह मान्यता सही नहीं है कि वजीर ने माधोसिंह के माफ़त्त 
सूरजमल को समझेीते के लिए प्रेरित एवं आमंत्रित किया । लेखक ने जिन ज्ञोतों 
का उल्लेख किया है, उनसे इसे तथ्य की पुष्टि नहीं होती है भौर न ही इस 
वात की अपेक्षा की जा सकती है कि वज्जीर, जो स्वयं सूरजमल के बहुत 
घनिप्ठ रह घुका था, उससे वार्तालाप के लिए माघो सिंह की सहायता प्राप्त 
करें, देखें, जयपुर एण्ड लेटर मुग़ल्स, पु० १७-१८ 

२. हिगणे दफ्तर, ।, पत्न, ७६ 

३- तारोय्रं अहमदशाही, पु० ४० व; शाफिर पान, पृ० ७१ 


[| पड | 


अन्त में सम्राट की सहमति से यह तय हुआ कि वज्ञीर और जावेद खान ' 
दोनों सम्मिलित रूप से वज़ीर के निवास पर सूरजमल जाट के साथ वार्तालाप द्वारा 
बादशाह से उसकी भेंट और समझोते का कार्यक्रम तय करें | इस वार्ता के लिए २७ 
अगस्त का दिन निश्चित किया गया । इस दिन जावेद ख़ान की हत्या के घटनाक्रम 
का वर्णन तारीख अहमदशाही का लेखक इन शब्दों में करता है, “२७ शब्वाल 
को वज़ीर ने अपने एक मुख्य अधिकारी इस्माइल वेग ख़ान को प्रातःकाल सूरजमल 
को बुलाने भेजा तथा जावेद खान को यह्‌ सन्देश भेजा कि वह आकर सूरजमल के 
साथ मामले तय करें। जावेद ख़ान ने वहाँ जाकर भोजन किया । दोपहर में सूरजमल 
आया और वहु उत दोनों से मिला । समझौते पर लम्ब। वार्तालाव चला | इस्माइल 
खान निवास स्थल के दरवाजे पर बंठा ताकि सूरजमल या जावेद ख़ान का कोई भी 
अनुयायी अन्दर प्रवेश न कर सकें। कुछ समय वाद सफ़दरजंग जाबेद का हाथ पकड़ 
कर उसे एक वुर्ज की तरफ़ ले गया, जहाँ सूरजमल के विपय में एकान्त में बातचीत 
की । तभी मुहम्मद अली जारी तथा वजीर के कुछ अन्य सशस्त्र सिपाही उस 
चुर्ज में आ गए । वज़ीर उठ खड़ा हुआ | मुहम्मद अली जार्ची ने पीछे से आकर यह 
चिल्लाते हुए जावेद के पेट में छूरा घौंप दिया कि नमकहरामी का फल भोगों ! 
दूसरे लोगों ने आकर अपनी तलवारों से उसका काम तमाम कर दिया । जावेद के 
सभी अनुयायी भाग खड़े हुए और भारी हंगामा मच गया । ऐसी अफवाह फैली कि 
वजीर ने सूरजमल की भी हत्या कर दी हैँ । सूरजमल के समर्थकों की भीड़ वजीर के 
निवास-स्थल के वाहर इकट॒ठी हो गई । तव वज़ीर के अनुयायियों ने जावेद के सिर 
को दरवाजे के बाहर फैंका और उसका सामान वाग के नीचे डाल दिया । सूरजमल 
भी हवेली के वाहर आया और इस्माइल ख़ान के निकट बंठा । हंगामा शान्त हो 
गया ।” 
जावेद ख़ान की हत्या पर राजधानी में कोई खुला विद्रोह नहीं हुआ । किन्तु 
इसके वाद सत्ता पर वज़ीर का शिकंजा कसता गया, जिसके फलस्वरूप पर्दे के पीछे 
पडयन्त्र बढ़े और जिसका अन्तिम परिणाम ग्रह युद्ध के रूप में सामने आया । 


सूरजमल को राजसो सम्मान और सथुरा को फोजदारी 
वबजीर सफ़्दरजंग इस समय अत्यन्त शक्तिशाली था और सूरजमल उसका 
घनिष्ठ सहयोगी, अतः उसे उचित पुरस्कार मिलना स्वाभाविक था। २० अक्तुबर 


१. तारीखे अहमदशाही, पृ० ४०च-४१अ; वयान ए वाकया, पृ० २७३; हिगणे 
दफ्तर, । पत्र, ७६; शाकिर ख़ान, पृ० ७१; सियार, ॥, पृ० ३२१८-२६; 
तारीखे मुजफ्फ़री, पृ० ६०-६३, अहवाल सलातीन, पृ० ११६; चहार गुलजार 
पु० ४०८ अ; काननूगों का यह कथन सही नहीं है कि जावेद खान को भोजन 
में जहर दे दिया गया, देखें, जाट, पु० दो 


[ पड ] 


१७५२ ई० को सूरजमल वजीर के साथ दरवार में गया, जहाँ सम्राट ने उसे 
कुवर वहादुर राजेन्द्र और उसके पिता वदनर्सिह को राजा महेन्द्र की उपाधि प्रदान 
की ।* इसके पश्चात्‌ सूरजमल को अपने प्रदेश को लोटने की स्वीकृति मिल गई 
किन्तु २२ तारीख को तालकटोरा के निकट तीन-चार हज़ार मराठा संनिकों के 
इकट्ठा होने के समाचार पर उसकी रवानगी स्थग्रित हो गई ।* ऐसा प्रतीत होता 
है कि आगरा पर सूरजमल के दावे और वज़ीर से उसके ग्रुप्त समझौते से आशंकित 
मराठों ने असन्तोप का प्रदर्शन एवं चेतावनी देने का प्रयास किया था। दिसम्बर में 
वजीर ने सूरजमल को मथुरा की फ़ौजदारी और खालसा भूमि में शाही जागीर 
प्रदान की । १४ दिसम्बर को सूरजमल अपने प्रदेश के लिए मथुरा को तरफ़ रवाना 
हो गया ।? इस प्रकार वज्जीर का समर्थन करने के पुरस्कार स्वरूप सूरजमल द्वारा 
अधिकृत शाही प्रदेशों पर उसकी सत्ता को बंध करार कर दिया गया | 


घसेरा के राव बहादुर सिह पर आक्रमण 

१७५३ ई० के प्रारम्भ में वजीर सफ़दरजंग ने कोईल के फ़ौजदार वहादुरसिह 
वड़गूजर को, जिसते दुर्ग से तोपें हटाने के सम्बन्ध में उसका आदेश नहीं माना था, 
दण्डित करने के प्रश्व पर सूरजमल को बुलाकर विवार-विमर्श किया । दोनों को 
उसकी मित्रता एवं निष्ठा में सन्देह हो गया था, अत: उस पर आक्रमण करने का 
निश्चय किया गया । वजीर ने शाही जादेश प्राप्त कर इस अशभियान्त की वागडोर 
सूरजमल को सौंप दी ।* फरवरी (१७५३ ई०) के प्रथम सप्ताह में सूरजमल इस 
युद्ध के लिए दिल्‍ली से रवाना हुआ और जवाहरसिंह को एक सन्देश भेजकर अधिक 
से अधिक सेना के साथ अलीगढ़ पहुँचने के लिए कहा | यमुना पार करने के वाद 
रास्ते में जवाहरसह आकर अपने पिता के साथ शामिल हो गया ।* १० फरवरी को 
सूरजमल ने अलीगढ़ पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया ओर बहादुरसिह 
को जाकर अपने पंतृक दुर्ग घसेरा* में शरण लेनी पड़ी ।९ 


१. तारीख अहमदशाही, पु० ४३ व; वैण्डल के अनुसार जाट मुखिया को मुगल 
सम्राट ने जयतिंह की भाँति राजा बना दिया था, देखें, सरकार, पतन, ॥।५ 
पृ० २७१ 

* तारीख महमदशाही, पृ० ४३ य 

- वही, पृ० ४५; तारीख आलमगीर सानी, पृ० ५८ व 

* सुजान चरिन्न, पृ० १०५-१०६; तारीख अहमदशाही में सूरजमल द्वारा धसेरा 
पर अआक्षमण किए जाने का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेय हूँ । 

५. सुजान चरित्र, पु० ११० 

६. दिल्‍ली से ४० मील दक्षिण में 

७. तारोग्े महमदशाही, पृ० ४७ अ; सुजान चरित्र, पृ० ११०-६११ 


९ (7० . 


[| ८५ |] 


सूरजमल ने अपने चारों सेनापतियों --सूरतिराम गौड़, भरथसिंह, दौलतराम 
ओर क्पाराम गरूजर के साथ घसेरा की मोर्चाबन्दी पर सलाह मशविरा किया | उसने 
उत्तर दिशा की ओर के मोर्चे का नेतृत्व जवाहरसिह को सौंपा । दक्षिण दिशा में 
वख्शी मोहनराम तथा सुल्तानसिंह एवं चीरनारायण सहित उसके भाई नियुक्त किए 
गए। बालू जाट को आवश्यकतानुसार किसी भी मोर्चे पर मदद पहुँचाने के लिए 
तैयार रखा गया । स्वयं सुरजमल ५,००० बन्दूकचियों एवं तोपखाने के साथ पूर्वी 
द्वार की ओर चला । उसके साथ उसका मामा सुखराम, मेड नरेश रतनसिंह, मीर 
मुहम्मद पताह, गोकुलराम गौड, रामचन्द्र तोमर, शिवर्सिह, हरिनागर सहित अनेक 
प्रमुख व्यक्ति थे ।' 


दूसरी ओर राव वहादुरसिह ने भी अपने 5८,००० सैनिकों तथा अन्न एवं 

शस्त्र के पर्याप्त भण्डार के साथ युद्ध की पर्याप्त तैयारियाँ कर ली थी । युद्ध के 

प्रथम दिन ही पूर्वी द्वार पर राव को पीछे हटना पड़ा और उसका भाई जालिमसिह 

तथा पुत्र अजीत्सिह घायल हो गए। राव ने लौटकर गढ़ के भीतर से शत्र्‌ पर 

भीषण गोलावारी की । रात्रि में सूरजमल ने अपने बेलदारों को खाइयाँ खोदने का 

आदेश देकर भोर्चों को दुर्ग के परकोटे तक ले जाने को कहा ।* इस प्रकार कई दिनों 
तक भीषण युद्ध चलता रहा । 


युद्ध की भीषणता एवं निरन्तरता के वीच अपनी प्रजा के दवाव से राव 
वबहादुरसिह ने अपने घायल भाई जालिमसिंह को सन्धि के लिए जाट राजा के पास 
भेजा | सूरजमल ते दस लाख रुपये और सारा तोपखाना व गोला वारुद सौंप देने 
की शर्ते पर मोर्चा उठाना स्वीकार किया, किन्तु हठीले राव ने तोपें छोड़ देने की 
शर्ते नहीं मानी । इसी वीच जालिमसिंह की मृत्यु हो गई । कुछ समय वाद राव के 
मानस को ट्टोलने के उह श्य से सूरजमल ने अपने दूत अमरसिंह को गढ़ के भीतर 
भेजा । बातचीत के मध्य वहादुरसिंह मे अमरसिह को कहा, “मैंने सदा सुरणमल का 
सांथ दिया है और वज़ीर के पक्ष में पठान युद्ध में भाग लेकर रुस्तम खान को मारा । 
फिर भी सूरजमल ने अकारण ही मेरे ऊपर आक्रमण किया है, अतः जब तक 
अन्न व वारूद का भण्डार है, मैं बिना युद्ध के दुर्ग सौंपने वाला नहीं हूँ | इस पर 
अमर सिंह ने कहा, “तूने हमारा मित्र बतकर मल्हार से मिलीभगत की, असद खान से 
भी युद्ध ठालने की तूने सलाह दी थी और दुर्ग से कुछ तोपें हटाने के प्रश्न पर तू 
वजीर का विरोधी हो गया और अब जालिमसिंह की मृत्यु के वाद भी तू अपना हठ 
नहीं छोड़ रहा है । सुरणमल, जिसने तुझे राजनैतिक संरक्षण दिया, तेरे पिता के 


* १. सुजान चरित्र, पृ० ११२-११३ 
३ ही, १० ११५-११६ 


[ 5६ ॥ै 


समान है, उससे युद्ध करके तुझे राजनेत्तिक अपयश एवं दुःख के अलावा कुछ नहों 
सिलेगा । 

अन्त में वहादुरस्िह ने छलपूर्वक कहा कि वह पूर्व में किए गए भुगतान के 
बायदे पर अमल करने को तैयार है, किन्तु उसके पास नक्कद नहीं है, अतः जाट माल 
लेकर चाहे तो रख लें अथवा दिल्‍ली ले जाकर किसी साहुकार से हुण्डी ले लें । दूत 
ने लौटकर सुरजमल को सारी बात बताई, तो उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । राव ने क्रिले से माल लादकर सुरजमल के प्रतिनिधि खेमानन्द के साथ 
दिल्‍ली रवाना कर दिया, साथ ही दिल्‍ली स्थित अपने पुत्र फ़तहसिह को छल-रचना 
के बारे में सुचित कर दिया । फ़तहसिह सारा माल अपने पास रखकर खेमानन्द को 
वकील बावूराव के पास ले गया । उसने उसे साहुकार से हुण्डी दिलाए विना, मात्र 
मीखिक आश्वासन द्वारा लौटा दिया ।* 

खेमानन्द ने लौटकर दिल्‍ली में जो नाटक हुआ उसके वारे में ,सूरजमल को 
बताया तो ऋद्ध होकर उसने अपनी सेना के सभी सोर्चो पर उसी राधि को शत्र 
पर भीपण आक्रमण करने के निर्देश भिजवाए । २२ अप्रैल की रात्रि को भीपण 
युद्ध हुआ ।) दूसरे दिन मीर मुहम्मद पनाह सहित १४५०० जाटों के खेत रहने के 
वाद ही जाट सेना दुर्य में प्रवेश पा सकी ।* इसी बीच दुर्ग की दीवारों पर जाटों के 
शोरगुल को सुनकर वहादुर्रमह ने जीहर करने का निश्चय किया। भौरतों का 
कत्लेआम करके राव अपने पुत्र अजीतर्सिहू के साव हताश सिपाहियों के दल के साथ 
अन्तिम युद्ध के लिए शत्रु पर दृट पड़ा । इस महत्वपूर्ण क्षण का प्रत्यक्षदर्शी विवरण 
प्रस्तुत करते हुए स्रजमल का दरवारी कवि सूदन वहादुरसिह के शौर्य का अत्यन्त 
निष्पक्षता के साथ वर्णन करता है ।* पिता व पुत्र अन्तिम क्षण तक चड़ते हुए मारे 
गए और २३ अप्रेल को घप्तेरा के दुर्ग पर जाट सेना का अधिकार हो गया ।' 


» सुजान चरित्र, पृ० (२७-१२६ 
- सुजान चरित्र, पृ० ३१२६-३१ 
० वही, पृ० १६३१-३२ 
४. सुजान चरितन्न, पृू० १४०-४१; तारीग अहमदशाही का लेखक १४०० जाठों के 
मारें जाने का उल्लेख करता है (पृ० भर व) । 
५. विधघाचल निकट बकाई बड़गुजर की 
घासर बजाई ग्रदपती राजु घर की ॥ 
अड राखी ऐड राखी मैंट रणपुती राखी 
राज रज राखि राहु लीनी सुरपुर की ॥ 
सुजान चरित्र, पृ० १५१ 
८ तारीसे अहमदशाही, प्रृ० ५८ ब; सुजान चरिय में पृ० १०५ से १५३ सके इस 
पुद्ध वा विस्तार मे वर्णव किया गया ॥£ । ह 


८ ४ शा 50 


[| ५८५७ ] 


तीन महीने तक लड़े गए इस युद्ध में जाट पक्ष को भारी क्षति उठाने के 
पश्चात्‌ ही यह विजय मिल पाई थी। वज़ीर के लिए लड़े गए इस निरथंक युद्ध को 
सूरजमल टाल सकता था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बहादुरसिह ने जाटों को शत्रु 
बनाने का कोई गम्भीर कार्य नहीं किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 
वज़ीर की अपेक्षा सूरजमल इस युद्ध के लिए अधिक उत्साही था, जो वहादुरसिंह 
की मैत्रीपूर्ण निष्ठा से सन्तुष्ट नहीं था और उसे अपनी प्रभुता की सीमा में लाना 
चाहता था । 
साम्राज्य के गृह-युद्ध में सूरजमल वजीर का पक्षधर (मार्च से नवम्बर 
१७५३) 

सूरजमल जब घसेरा के घेरे में व्यस्त था, उस अवधि में, राजधानी में उसके 
संरक्षक वजीर सफ़दरजंग के विरुद्ध घटनाक्रम तेज़ी से बदला । सम्राट अहमदशाह 
ने अपनी माता ऊधमवाई और मीरवरुशी इन्तिज़ामुह्दोला द्वारा शाही महलों से 
वज़ीर के प्रभाव को समाप्त करने के गुप्त प्रयासों को समर्थन दिया । मार्च १७५३ ई० 
में इन्तिजाम वज्ञीर के विरुद्ध खुलकर सामने आ गया! किन्तु सफ़दरजंग के 
लिए इमाद-उल-मुल्क (गाज़ीउद्दीन द्वितीय) गम्भीर षड़्यन्त्रकारी सिद्ध हुआ, जो 
उसकी वजह से ही इतना ऊँचा नायव मीरवरुशी के पद प्र) उठा था। १७ माचे 
को, जब तनाव चरम सीमा पर था, भौर एक वार इसके पूर्व भी वजीर ने इमाद 
के माध्यम से इन्तिज़ाम से समझौते का ब्य्थे प्रयास किया, किन्तु यह कृतघ्न व्यक्ति 
अपने क्ृपापात्र स्वामी के विरुद्ध इन्तिज़ाम से सांठगांठ कर चुका था । इन संकटप्रद 
दिनों में राजधानी स्थित अन्ताजी माणकेण्वर के नेतृत्व में ५,००० मराठा टुकड़ी 
का महत्व बहुत बढ़ गया । मराठा समर्थन पाने की वजीर सफ़दरजंग की आशावादिता 
मिथ्या सिद्ध हुई और सम्राट व इमाद मराठा राजदूत वापू महादेव हिंगण के माध्यम 
से मराठा सहायता पाने में सफल हो गए ।” 


१. हिंगणे दफ्तर, ॥॥, पत्र २३; तारीखे अहमदशाही, प्ृ० ४८ व तारीखे 
मुज़फ्फरी, पृु० ६६; इमाद, पृ० ६३; दिल्ली से अन्ताजी माणकेश्वर द्वारा 
पेशवा को लिखे २८ मा्चे १७५३ ई० के पत्र से पता चलता है कि आगरा 
सूबे को, जो जाट एवं मराठा दोनों के लिए समान प्रलोभन एवं महत्वाकांक्षा 
का कारण बना हुआ था, अपने घनिष्ठ सहयोगी सूरजमल के निरन्तर प्रयासों 
के वावजूद, सफ़दरजंग मराठों को भी अपने साथ रखने के उद्देश्य से, उसे 
दिए जाने से वराबर ठाल रहा था । किन्तु इसमें सफलता न मिलने पर, इस 
पत्र के अनुसार उसने अपनी वज़ारत का समर्थन करने पर आगरा की सनद 


सूरजमल को देने सम्बन्धी पत्र भेजा। दूसरी और सम्राट द्वारा वज़ीर के 
अवध व इलाहाबाद के सूबे दिए जाने के आश्वासन पर मराठें उसके साथ हो 
गए, देखें, ऐतिहासिक पत्र व्यवहार, पत्र, ८& हि 


[| 5८ | 


१७ मार्च को सफ़दरजंग से शाही महलों का नियन्त्रण छीव लिया गया और 
अगले दिन जब उसने निराशा के स्वर में सम्राट से यह कहा “जहाँपनाह का दिल 
इन दिनों मुझसे फिर गया है, अतः मुझे आप जहां चाहे जाने का हुक्म दे” तो सम्राट 
ने तुरन्त उसे इन्हीं शब्दों में बांध दिया और वज़ीर की आशा के धिरुद्ध उसे अपने 
सूधा अवध में जाने का आदेश दे दिय।। २६ मार्च को वजीर ने राजधानी से 
प्रस्थान कर नगर के वाहर खिज्ाबाद में पड़ाव डाला, किन्तु यहाँ पर वह बहाना 
बनाकर अपनी रवानगी स्थगित करता रहा |? यह विलम्वब इसलिए किया गया 
ताकि अपने समर्थक राजेन्द्र गिरि गोसाई व सूरजमल जाट के पहुँचने के वाद अगले 
क़दम पर विचार कर सके ।* 
गृह युद्ध का प्रारम्भ 

१ मई को १५,००० सेना के साथ सूरजमल के खिजाबाद पहुँचते ही 
सफ़दरजंग की निष्कियता समाप्त हो गई । अब उसने सम्राट को सन्देश भिजवाया 
कि इमाद और इचन्तिज़ाम को, जो उसका अनिष्ट चाहते थे, उसके पास भिजवा दें 
और नवाब कुदसिया (ऊधमवाई) से कहा जाय कि वह क़िले से निकलकर शहर 
में जाफ़र ख़ान की हवेली में ठहरे । इस पर सम्राट ने वजीर को प्रत्युत्तर भेजा 
कि उसे तो सूबा अवध जाने की छुट्टो दी गई थी । यह तमाम वातें, जो विद्रोह की 
है, मातुम होता है, सूरजमल जाट के आने से हुई हैं ।* 

सूरजमल के वजीर के शिविर में आ मिलने का तात्कालिक भ्रभाव यह हुआ 
कि भूतपूर्व मीरवरूशी सलाबत ख़ान, जिसे हाल ही में (३० अप्रेल) पुनः शाही सेवा 
में लिया गया था, यह सोचकर कि सफ़दरजंग की विजय की सम्भावना अधिक है, 
शाह मरदान की कन्र की तीर्थयात्रा के बहाने ४ मई को सफ़दरजंग के शिविर में 
आ मिला ।* 


१. तारीखे अहमदशाही, प्रृ० ४७ ब-४६ अ; राजधानी से प्रस्थान करने के पूर्वे 
२२ सा्च को वज्ञीर ने अब्दाली के प्रतिनिधि को विदा कर दिया, जो १२३ 
फरवरी को वाधिक कर लेने आया था और जिसे उसने रोक रखा था, देखें, 
सियार, ॥॥, पृ० ३२७ 

२. तारीखे मुजफ्फ़री, पृ० ७० 

३. जद्गुताथ सरकार (पतन, ), पु० २५६-२७४) और आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 
(फ़र्ट टू नवाब, पृ० २०८-२३२४) ने इस गशह युद्ध का विस्तार से वणन 
किया है । 

४. तारीखें अहमदशाही, पृ० ५५ व; सुजान चरित्र, पृ० १५६ 

५. वयान ए वाकया, इलियट, शव॥, पृ० ६६; अहवाल सलातीन, पृ० ११६ 

६. तारीखे अहमदशाही, पृ० ४२ व; सियार, ॥।|, पृ० ३३३; तारीख सुजफफ़ री, 
पृ० ७१; चहार गुलजार, पृ० ४०६ अ 


[ ८५5६ ] 


५ मई को राजेन्द्रगिरि ने वारापुला और इस्माइल ख़ान ने यमुना तट पर 
स्थित नगली गांव पर आक्रमण कर दिया, परिणामस्वरूप राजधानी में भय व्याप्त 
हो गया । सम्राट ने दृत भेजकर वीर को इन कार्यो क्रो रोक देने की सलाह दी, 
किन्तु वज़ीर ने, जिसकी शक्ति और उत्साह अब वढ़ गया था, उसे दुकराते हुए 
उत्तर भेजा, “सन्धि त्रेवल तभी हो रुकती है जब मीरबरुशी और द्वितीय बरुशी के 
पदों वथा लाहौर और मुल्तान की सूवेदारियों से तूरानियों को पदच्युत करके मेरे 
द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त किया जाय तथा इमाद व इन्तिज्ञाम को 
दरबार से निकाल दिया जाय, अन्यथा कल मैं उनकी हवेलियों पर आक्रमण करु गा और 
शाही क़िले पर भी मेरी दृष्टि है ।” सम्नाठ ने रक्षात्मक क़दम के तौर पर ८ मई 
को वजीर के पुत्र शुजाउद्देला को शाही तोपखाने से हटा दिया और युद्ध की 
तैयारियों के आदेश दे दिए ।* 


जादों द्वारा पुरानी दिल्‍ली की लुटद 


€ मई को सफ़दरजंग ने लुट का माल रख लेने की शर्ते पर सूरजमल और 
राएं न्रगिरि गोसाई को पुरानी दिल्‍ली पर हमला करने की स्वीकृति दे दी | जाटों 
ने लाल दरवाजे के निकट आबादी के क्षेत्रों में भयंकर लुटमार की, जहां पर 
अधिकांश सत्ता पक्ष के लोग ही रहते थे | आतंकित लोग शरण लेने के लिए शाहजहाँना- 
वाद (नई दिल्ली) के परकोटे के भीतर चले गए । दूसरे दिन (१० मई) सैय्यदवाड़ा 
व बीजल मस्जिद, तारका्गंज तथा जयसिहपुरा के निकट अब्दुलानगर में, जनता 
के संगठित प्रतिरोध के वावजूद, जाटों ने भारी लुटपाट की |? उसी दिन सायंकाल 
शाही सेना ने अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में ४,००० मराठा सेना के साथ वज़ीर 
को सेना के अग्रभाग पर धावा बोलकर राजेख्वगिरि गोसाई की सेना को तितर- 
वितर कर दिया । 

जाट निरन्तर ब्िल्‍ली को लूट रहे थे । उनके हमलों से केवल उन्हीं स्थानों 
की रक्षा हो पाती थी, जहाँ समय पर शाही टुकड़ियां पहुँच जाती थी अथवा जो 
शाही तोपखाने के पास थे। पुरानी दिल्‍ली और उसके आस-पास के लोग अपने 
प्राणों व सम्पत्ति की रक्षार्थ भागकर बड़ी संझ्या में नई दिल्‍ली पहुँचे और भय एवं 
परेशानी में बाजारों व गलियों में इधर-उधर भटक रहे थे । शरणार्थियों की भारी 
संख्या व परेशानी को देखते हुए सम्राट ने साहिवाबाद बाग, तीस हजारी वाग तथा 
तारीखे अहमदशाही, पृ० ५३ अ; सुजान चरित्र, पृ० १६५ 
तारीखे अहमदशाही, पृ० ५३ अ एवं व 
वही, १० ५३ व; दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ४१ 
फ़र््ट टू नवाब, पृू० २१९; सरकार, पतन, ।, पृ० २६२ 


>€ 20 “० 


[ ठप | 


१७ मार्च को सफ़दरजंग से शाही महलों का नियन्त्रण छीन लिया गया और 
अगले दिन जब उसने निराशा के स्वर में सम्राट से यह कहा “जहाँपनाह का दिल 
इन दिलों मुझसे फिर गया है, अतः सुझे आप जहां चाहे जाने का हुक्म दे” तो सम्राट 
ने तुरन्त उसे इन्हीं शब्दों में बांध दिया और वज़ीर की आशा के विरुद्ध उसे अपने 
सूबा अवध में जाने का आदेश दे विय। | २६ मार्च को वज़ीर ने राजधानी से 
प्रस्थान कर नगर के वाहर खिज्वावबाद में पड़ाव डाला, किन्तु यहाँ पर वह बहाना 
बनाकर अपनी रवानगी स्थगित करता रहा ।! यह विलम्ब इसलिए किया गया 
ताकि अपमे समर्थक राजेन्द्र गिरि गोसाई व सूरजमल जाट के पहुँचने के बाद अगले 
क़दम पर विचार कर सके ।* 
गृह युद्ध का प्रारम्भ 

१ मई को १५,००० सेना के साथ सूरजमल के खिजूबाद पहुँचते ही 
सफदरजंग की निष्क्रियता समाप्त हो गई ।* अब उसने सम्राट को सन्देश भिजवाया 
कि इमाद और इन्तिजाम को, जो उसका अनिष्ट चाहते थे, उसके पास भिजवा दें 
और नवाब कुदसिया (ऊधमबाई) से कहा जाय कि वह क़िले से निकलकर शहर 
मे जाफ़र ख़ान की हवेली में 5हरे । इस पर सम्राट ने वजीर को प्त्युत्तर भेजा 
कि उसे तो सूबा अवध जाने की छूुट्टो दी गई थी । यह तमाम वातें, जो विद्रोह की 
है, मालूम होता है, सूरजमल जाट के आने से हुई हैं ।* 

सूरजमल के वजीर के शिविर में आ मिलने का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ 
कि भृत्तपूर्व मीरवरशी सलाबत ख़ान, जिसे हाल ही में (३० अप्रेल) पुनः शाही सेवा 
में लिया गया था, यह सोचकर कि सफ़दरजंग की विजय की सम्भावना अधिक हैं, 
शाह सरदान की कन्न की तीर्थयात्रा के बहाने ४ मई को सफ़्दरजंग के शिविर में 
आ मिला ।* 


१. तारीखे अहमदशाही, प्ृ० ४७ ब-४६ अ; राजधानी से प्रस्थान करते के पूर्व 
२२ मार्च को वजीर ने अब्दाली के प्रतिनिधि को विदा कर दिया, जो १३ 


फरवरी को वाधिक कर लेने आया थ। और जिसे उसने रोक रखा था, देखें, 
सियार, !॥, पृ० ३२७ 

२. तारीखे मृजफ्फ़री, पृु० ७० 

हे. जदुनाथ सरकार (पतन, | पृ० २५६-२७४) और आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 
(फ़स्टं टू नवाब, पृ० २०८-२३४) ने इस गृह यूद्ध का विस्तार से वर्णन 
किया है । डे 

४. तारीखे अहमदशाही, पृ० ५२ व; सुजान चरित्र, पृ० १५६ 

हक वाकया, इलियट, ५॥॥, पृ० ६६; अहवाल सलातीव, 0० ११६ 

तारीख अहमदशाही, पृ० ५२ व; सियार, ॥॥, पृ० ३३३; तारीख मुजपकर 

१० ७१; चहार गुलजार, पु० ४०६ ज 


नदी ८ 
५ का 


[ ८६ ] 


५ मई को राजेन्द्रगिरि ने वारापुला और इस्माइल ख़ान ने यमुना तंट पं 
स्थित नगली गांव पर आक्रमण कर दिया, परिणामस्वरूप राजधानी में भय व्याप्त 
हो गया ।' सम्राट ने दूत भेजकर वजीर को इन कार्यो को रोक देने की सलाह दी, 
किन्तु वज़ीर ने, जिसकी शक्ति और उत्साह अब बढ़ गया था, उसे टुकराते हुए 
उत्तर भेजा, “सन्धि भेवल तभी हो सुकती है जब मीरबखुशी और द्वितीय बख्शी के 
पदों तथा लाहौर और मुल्तान की सूबेदारियों से तुरानियों को पदच्युत करके मेरे 
द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त किया जाय तथा इमाद व इन्तिज़ाम को 
दरबार से निकाल दिया जाय, अन्यथा कल मैं उनकी हवेलियों पर आक्रमण करु गा और 
शाही क़िले पर भी मेरी दृष्टि हैं ।* सम्राट ने रक्षात्मक क़दम के तौर पर ८५ मई 
को वज़ीर के पुत्र शुजाउद्दोला को शाही तोपखाने से हटा दिया और युद्ध की 
तैयारियों के आदेश दे दिए ।* 


जाटों द्वारा पुरावी दिल्‍ली की लुट 


£ मई को सफ़दरजंग ने लुट का माल रख लेने को शर्ते पर सूरजमल और 
राई न्द्रभिरि गोसाई को पुरानी दिल्‍ली पर हमला करने की स्वीकृति दे दी। जाटों 
ने लाल दरवाज़े के निकट आवादी के क्षेत्रों में भयंकर लुटमार की, जहां पर 
अधिकांश सत्ता पक्ष के लोग ही रहते थे । आतंकित लोग शरण लेने के लिए शाहजहाँना- 
वाद (नई दिल्‍ली) के परकोटे के भीतर चले गए । दूसरे दिन (१० मई) सैय्यदवाड़ा 
व बीजल मस्जिद, तारकागंज तथा जयसिंहपुरा के निकट अब्दुलानगर में, जनता 
के संगठित प्रतिरोध के वावजूद, जाटों ने भारी लुटपाठट की | उसी दिन सायंकाल 
शाही सेना ने अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में ४,००० मराठा सेना के साथ वजीर 
की सेना के अग्रभाग पर धावा बोलकर राजेन्द्रभिरि गोसाई की सेना को तितर- 
बितर कर दिया । 

जाट निरन्तर दिल्‍ली को लुट रहे थे। उनके हमलों से केवल उन्हीं स्थानों 
की रक्षा हो पाती थी, जहाँ समय पर शाही टुकड़ियां पहुँच जाती थी अथवा जो 
शाही तोपखाने के पास थे । पुरानी दिल्‍ली और उसके आस-पास के लोग अपने 
प्राणों व सम्पत्ति की रक्षार्थ भागकर बड़ी संख्या में नई दिल्‍ली पहुँचे और भय एवं 
परेशानी में वाजारों व गलियों में इधर-उधर भटक रहे थे । शरणाथियों की भारी 
संख्या व परेशानी को देखते हुए सम्राट ने साहिचाबाद वाग, तीस हजारी वाग तथा 
तारीखे अहमदशाही, पृ० ५३ अ; सुजान चरित्र, पु० १६४५ 
तारीखे अहमदशाही, पु० ५३ अ एवं व 
वही, पृ० ५३ व; दिल्‍ली क्रानिकल्स, पू० ४१ 
फ़रस्टं टू नवाब, पु० २१६; सरकार, पतन, |, पृ० २६२ 


का 


[ ६० ॥ै। 


अच्य कुछ हवेलियों को खाली करा दिया, जहाँ छोटे-बड़े सभी लोगों ने आश्रय 
लिया ।7 
कई दिनों तक चलने वाली इस ल्ुटपाट से लोगं' का जीवन, सम्माव और 
उनकी सम्पत्ति असुरक्षित हो गई थी । दरवेशों के मकान भी जाटों के 
अत्याचारों से नहीं वच सके ।* नगर के दरवाज़े तक लुटप।ट करके जाटों ने सभी 
मोहल्लों एवं मकानों को नष्ट कर दिया, जो पूर्णतया प्रकाशविहीन हो गए, तथा 
लाखों रुपयों की सम्पत्ति लुटी गई ।? बहुत से नागरिकों ने, जो भागकर जात्म रक्षा 
भी नहीं कर सकते थे, निराश होकर आत्म हत्या कर ली।* इस लुटपाठ और 
अत्याचार को दिल्‍ली के लोग बहुत अर्स तक “जाू-गर्दी” के नाम से याद 
करते रहे ।* 


युद्ध की विधिवत्‌ घोषणा 


१३ मई को सम्राट ने सफ़दरजंग को वज़ीर के पद से हटाकर उसके स्थान 
पर इन्तिजास को नियुक्त कर दिया तथा इमाद को मीरबखशी बना दिया । इसके 


१. तारीखे भहमंदशाही, पृ० ५४; चहार गुलजार, पृ० ४१० ब 
सुदन लिखता है-- 
गैं परयौ सरोर दिल्ली अपार । पुरलोग पुकारत बार बार । 
न्रजबीर हंकारत डार डार। फटकार खर्ग सेलनुउसार । 
सुजान चरित्र, पृ० १७१ 
एक अन्य स्थान पर सूदन इस लुट एवं हत्या की यज्ञ से तुलना करते हुए 
लिखता है--- 
धर्म-सुत-धाम जान जमुना निकट मान 
सर्वे सद जज्ञ कौ बनायौ ब्यौत पुर है। 
ओऔज की अग्रिन इन्द्रपुर सौँ अग्रिनकुण्ड 
होता श्री घूजान जजमान मनसूर है।। 


सुजान चरित्र, पृ० १०८० 
२, शाकिर ख़ान, पू० ७४, सियार, ॥॥, पृ० ३३४ 


३. तारीख अहमदशाही, पृ० ५५ ब, कवि सूदन लिखता है-- 
देस देस तजि लच्छिमी दिल्ली कियौ निवास । 
अति अधर्म लखि लूट मिस चली करन ब्रजवास ॥॥ 


सुजान चरित्र, पू० १७६ 
४. सियार, ॥|, पू० ३३३ ह 


४. इमाद, पृ० 5३; सुजान चरित्र में पृ० १६३ से १७६ तक इस लूट का अत्यन्त 
विशद एवं काव्यमय वर्णन किया गया है । 


[ ६१: | 


जवाब में स्रजमल की सलाह पर सफ़दरजंग ने भी एक ऐसे लड़के को, जिसे हाल 
ही में शुजाउद्दीला ने खरीदा था और जिसे कोई नहीं जानता था, कामबरूश का पोता 
बतलाकर अकबर आदिलशाह के नाम से सम्राट घोषित कर दिया। सफ़दरजंग 
ने स्वयं को उसका वजीर और सलावत खान को मीरबरुशी घोषित किया | इस 
प्रकार दोनों पक्षों की ओर से विधिवत्‌ यूद्ध का प्रारम्भ हो गया ।'* 


१४ मई को जाटों ने चारवाग, वाग-ए-कुलतात और हकीम मुनीम के पूल 
की ओर लूटपांट की । १५ मई को जाटों ने जयसिहपुरा को लूटा और अनेक स्थानों 
पर आग लगा दी ।* 


फीरोजश्ाह कोटला का युद्ध 


यह देखकर कि प्रतिदिन नई सेनाओं के आने से शाही पक्ष सुहृढ़ हो रहा है, 
सफ़दरजंग ने सुरजमल को बुलाकर कहा कि अब लूटमार बन्द करके वास्तविक 
युद्ध किया जाय ।? ताजा मन्त्रणा के अनुसार १६ मई को सफ़दरजंग ने जाटों के 
साथ दिल्‍ली पर जवंदस्त हमला किया । तालकटोरा और लालदरवाज़े के निकट 
तोपखाने को समक्ष भारी चुक़सान के बावजूद जाट डठे रहे और काबुली दरवाजे से 
पुराने नगर में प्रवेश करते समय सादिल ख़ान एवं राजा देवीदत को एक घमासान 
युद्ध में पराजित किया । १७ तारीख को सफ़दरजंग की सेना फ़ी रोजशाह के कोटलाएँ 
पर अधिकार करने में सफल हुई । इस्माइल खान ने फ़ीरोजशाह के किले पर तोर्पे 
चढ़ा दी और शाही किले पर गोले बरसाएं। निकट की खन्‍्दकों में मोर्चे डाले जाटों 
ने भारी संहार के वावजूद अद्भुत हृढ़ता दिखाई। दूसरी ओर नगर के दक्षिणी 
दरवाजे (दिल्ली दरवाजा) पर रखी तोपों से शाही खानजादों ने प्रत्याक्रमण करके 
कोटला की बहुत सी दीवार और बवुर्ज गिरा दिए ।* 


ऐसी स्थिति में सफ़दरजंग ने सूरजमल से इस प्रश्व पर विचार विमर्श किया 
कि निरन्तर आक्रमण के बावजूद दुर्ग क्यों नहीं टूट रहा है । सुरजमल ने सुझाव दिया 
कि इस बार तपती हुई रेत को छोड़कर नदी (जमुचा) की तरफ़ से हमला किया 
जाय। * ५ जून को इस्माइल खान ने नगर की प्राचीर पर धावा बोला । नए वजीर 


१. तारीख अहमदशाही, पृ० ४४ व, सुजान चरित्र, पृु० १६२; सियार, ॥॥, 
पूृ० ३३२, बयान ए वाकया, पृ० २७६, चहार गुलजार, पु० ४०६ व 

तारीख अहमदशाही, पृ० ५५ अ 

सुजान चरित्र, पृ० १८१ 

दिल्‍ली से तीन मील दक्षिण में । 

तारीखें अहमदशा ही, पू० ५५ अ एवं व, सुजान चरित्र, पृ० ८२-८८ 

 सुजान चरित्र, पृ० १८६ 


दूत दब 5 कण 2० 


[ ९२ ] 


इन्तिजाम की हवेली पर अधिकार करने हेतु नई दिल्‍ली की दक्षिणी प्राचीर के वुर्ज 
के नीचे तक खाई खोदकर बारूद बिछा दी गई । सुरंग के फटने पर बुर्जे गिर गया 
और शमनेक लोग मारे गए । तभी सफ़्दरजंग की सेना ने नदी की ओर से आक्रमण 
कर दिया | इमाद, नजीब और हाफ़िज बचख्तावर खान के नेतृत्व में शाही सेना ने 
साहसिक प्रतिरोध किया । जाटों व रुहेलों के बीच भीपण संघर्ष हुआ, जिसमें नजीब 
घायल हुआ और ४०० रुहेले सैनिक मारे गए । सफ़्दरजग के पक्ष को भी भारी हानि 
उठानी पड़ी । ६ तारीख को सूर्योदिय से पूर्व ही शाही सेना ने सफ़्दरजंग की सेना 
को कोटला से खदेड़कर उसके तोपखाने पर अधिकार कर लिया | इससे नगर के 
लोगों को वहुत राहत मिली और युद्ध की गति कमर हुई जाट सैनिक पुनः प्राने 
ढंग से नगर के चारों ओर एक स्थान से दूसरे स्थान का चक्‍कर लगा-लगाकर लूटपाट 
करते रहें । १२ जून को ईदगाह के निकट हुए एक संधणषं में जाटों को भारी 
नुकसान उठाना पड़ा ।) 
राजेन्द्र गिरि गोसाई की सृत्यु 

१४ जून को राजेन्द्र गिरि गोसाई और सूरजमल के सेवापति सूरतिराम गौड़ 
के नेतृत्व में शाही खाइथों पर भीषण हमला किया ग्रया। शाही दल के बदख्शियों 
व मराठों को भारी क्षति उठानी पड़ी । युद्ध की भीषणता के बीच एक गोली लगने 
से राजेनद्र गिरि गोसाई मारा गया और सूरतिराम घायल हुआ । इससे सफ़दरजंग 
का हौसला पस्त हो गया । सूरजमल ने ग्रोकुलराम गौड़ (सूरतिराम गौड़ का भाई) 
के नेतृत्व में दूसरी जाट सेना भेजी, परन्तु वह भी पराजित हो गई । * 

निर्भीक साधु राजेन्द्र गिरि गोसाई की मृत्यु, सफ़दरजंग के पक्ष के लिए 
भारी आधात सिद्ध हुआ । लगभग दस दिन तक युद्ध स्थग्रित रहा। इस बीच प्रतिदिन 
सफ़दररजंग के सैनिक उसका साथ छोड़ते जा रहे थे जबकि दूसरी ओर शाही शक्ति 
चढती जा रही थी ।? ऐसी स्थित्ति में सूरजमल भी हताश होने लगा और उसने 
सम्राट द्वारा क्षमादान एवं अपनी जमींदारी की सुरक्षा की शर्ते पर शान्ति की इच्छा 
प्रकट की ।४ किन्तु इमाद के विरोध के कारण यह शान्ति वार्ता सफल नहीं हो सकी | 


१. तारीखें अहमदशाही, पृ० ५दृब-५७छव; बयाव ए वाकया, पृ० २७६-८०; 
सरकार, पतन, ।, पृ० २६६-६७, सुजान चरित्र में इस युद्ध का वर्णन नहीं 
मिलता है । 

२. सुजान चरित्र, पू० १६०-१६३; तारीखे अहमदशाही, पु० ५६ अ; सियार, ॥॥॥ 
पूृ० ३३३ 

३. सरकार, पतन, $ पू० २६८ पा० टि० 

४. सआदत खान के भाई के पृत्र शेरजंग ने, जो सफदरजंग का साथ छोड़कर शाही 
पक्ष में आ गया था, २८ जून को सूचित किया कि सफ़्दरजंग की सेना दूट 
चुकी है और सूरजमल के अलावा अब कोई भी शक्तिशाली सरदार नहीं वचा 
है और वह भी दिल से सम्राट के पास आने को तैयार है, यदि उसे लिखित में 
जमींदारी की सुरक्षा के साथ क्षमादान किया जाय । इस उद्द श्य के लिए 
सूरजमल ने एक व्यक्ति वजीर के पास भेजा, सम्राट ने राजा देवीदत्त को 
सूरजमल से वारतों के लिए नियुक्त किया, देखें, तारीख़े अहमदशाही, पू० ६० 
अ एवं व्‌ 


[ ९३ | 


गढ़ी मेदान का युद्ध 

जुलाई में सूरजमल की सलाह पर सफ़्दरजंग की सेना सुरक्षितः स्थान के 
लिए तिलपत की ओर पीछे हटने लगी, ताकि खुले मैदान में युद्ध के लिए शत्र्‌ को 
बाहर लाया जा सके । इमाद को जब यह ख़बर लगी तो वह झरूहेलों व पठानों को. 
लेकर शात्र्‌ पर आक्रमण के लिए चल पड़ा | कुछ ही समय में शाही सेना सफ़दरजंग 
की सेना हारा छोड़ गए उस स्थान में फेल गई जो यमुना के पश्चिम से कालकादेवी 
की पहाड़ी चक था । शाही सेना के आने का समाचार सुनकर सूरजमल ने शत्र्‌ का 
सामना करते के लिए तत्काल वालू व जवाहर के नेतृत्व में अग्निम सेना रवाना 
की और स्वयं चार घड़ी बाद शेप सेना के साथ तिलपत से रवाना हुआ । २५ 
जुलाई को गढ़ी मंदान के निकट हुऐ भीपण युद्ध में जाट सेना रुहँलों की सेना को 
पराजित करने में सफल रही और उनकी सारी तोपें व शस्त्र छीन लिए गए । इस 
प्राजय से कुद्ध इमाद ने राजधानी को लौटकर अगले दिन सम्राट अहमदशाह 
से व्यक्तिगत रूप से यूद्ध में भाग लेने का आग्रह क्रिया, ताकि निर्णायक युद्ध लड़ा जा 
सके । किन्तु सम्राट ने इसे स्वीकार नहीं किया । 
यद्ध का अन्तिम चरण 

एक विशाल एवं व्यवस्थित तैयारी के वाद १६ अग्रस्त को दोनों पक्षों के 
बीच युद्ध पुनः शुरु हो गया । तुगलकाबाद से जसुना नदी की तीन मील लम्बी 
पंक्ति पर अनेक स्थानों पर भीषण संघर्ष हुआ । एक स्थान पर स्पॉोंसिह के नेतृत्व में 
जाटों व मराठों के बीच साहसिक युद्ध हुआ, जिसमें मराठं पराजित हुए । दूसरे स्थान 
प्र बदरुशी सनिकों ने जाट पुरोहित घमण्डीराम को घायल कर दिया। सूरजमल ने 
स्वयं इस स्थान पर पहुँचकर शत्र्‌ू को खदेड़ा और पुरोहितराज को लेकर अपने 
डरे पर लौटा । किन्तु शाही तोपखाने ने उस दिन खूब कहर ढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 
सफ़दरजंग की सेना को पराजय का मुह देखता पड़ा । 

एक बार फिर सफ़दरजंग व सुरजमल ने रक्षात्मक युद्ध के लिए पीछे हटने 
का निश्चय किया । वे फ़रीदाबाद छोड़कर वल्लभगढ़ की ओर लौटने लगे । सीकरी 
गाँव में उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया और वलल्‍लभगढ़ के दुर्ग में तोपें तैनात 
की । इमाद इनका पीछा करता हुआ १ सितम्बर को फ़रीदाबाद पहुँचा, जहाँ से 


विद्रोही केवल दो मील दूर थे । अति उत्साहित इमाद जब वल्लभगढ़ पर अधिकार 
करने की योजना बना रहा था, तभी नजीब खान रुहं ला, वहादुर खान बलूच भौर 
जैतागूजर बकाया वेतन के भुगतान की माँग को लेकर अपने मोर्चे छोड़कर दिल्‍ली 


१. सुजान चरित्र, पृ० १६९४-१६६९, तारीख अहमदशाही में इसका केवल संक्षिप्त 
उल्लेख है (पृू० ६६ अ एवं ७० अ) । 

२. सुजान चरित्र, पृ० २००-२०६ 

३. वललभगढ़ के आगे ५ मील दक्षिण में 


[ ह€ड | 


की ओर लौट पड़े । अगले दिन शाही तोपखाने के लोग भी राजधानी की ओर 
लीट पड़े ॥7 
शाही सेना में विद्रोह की स्थिति का लाभ उठाने के उद्दे श्य से ६ सितम्बर 
को सफ़दरजंव ने परित्यक्त क्षेत्र पुत: लेने के लिए इमाद पर आक्रमण कर दिया, 
किल्तु दिन भर के युद्ध के बाद भी उसे सकलता नही मिली । ७ से ११ तारीख 
तक सूरजमल के नेतृत्व में पांच-ठ: हजार जाट संतिकों ने किशनदास के तालाब 
से लेकर फ़रीदाबाद स्थित इमाद के डेरे के वीच रसद लाने-ले जाने वालों को बुरी 
तरह से लूटकर आतंक पैदा कर दिया । ११ तारीख को भी जब जाटों ने शाही डरे 
में अन्न बिल्कुल नहीं पहुँचने दिया, तो निराशा की मनोस्थिति में इमाद रात्रि में 
मोर्च छीड़कर दिल्‍ली पहुँचा) अगले दिन उसने सम्राद से घन एवं अतिरिक्त सेना 
की मांग की, किन्तु तीच घण्टे के विचार-विमर्श के वाद निराश होकर अपनी हवेली 
लौटा और कहने लगा, “भव तक जो कुछ मैं कर सकता था, वह मेने किया, अब 
सम्राट को आगे का कार्य किसों और को सौंपने दिया जाय । इमाद ने तब तक 
दिल्‍ली से बाहर निकलने से मना कर दिया, जब तक कि नजीब खाच और उसके 
सिषाहियों को बकाया वेतन दंग भुगतान न कर दिया जाय । इमाद की अनुपस्थिति 
का लाभ उठाकर सफ़्दरजंग तथा सूरजमल ने फ़रीदाबाद के आगे बढ़कर शाही 
मोर्चो पर हमला कर दिया और ख्वाजा वस्तावर खान की सराय, बदरपुर व अन्य 
स्थानों पर अन्न व शस्त्रों की भारी लूटमार की ।* 


शान्ति प्रयासों की चिफलता 


१२ सितम्वर को सूरजमल ने, जो इमाद को अपना प्रमुख शत्र्‌ समझत्ता 
न. इन्तिजाम के साथ उसके बढ़ते हुए मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, नए वज्ीर 
के प्यास एक वार पुनः शान्ति के सन्देश भेजा जो स्वयं इसके लिए उत्सुक था ।* 
सम्राट व इन्तिजाम ने, जो अब इमाद को ईर्ष्या एवं सन्देह की दृष्टि से देखने लगे 
थे, करन शान्ति वार्ता के लिए १४ तारीख को जुत्तफ़ल्लाह बेग को भेजा | सीकरी 
में सूरज्ञमल से वार्ता के बाद वह सफ़दरजंग के डेरे में गया । वजीर से वार्ता के 


७७-+०++----- 

१. तारीख अहंभरशाही, पृ० ७० व, सूदन के अनुसार रुहेलों व बलूचों के विद्रोह 
के पूर्व ही इमाद पी संयुक्त सेवा का (संभवत: १-२ सितम्बर) जाट सेना 
से एक भीषण युद्ध उमा था, जिसमें एक प्रमुख जाट सरदार वैरीसाल का पुत्र 
मुहकमर्सिह मारा ८ बया। और काफ़ी शौरय॑ प्रदर्शन के वावजूद बालू जाट को 
कभी लौटना पड़ा, सुजान चरित्र, पु० २०७-२१ १ 

२- तारीखें अहमदशाही, पृ० ७२ व 

३. तारीख अहमदशाही, पृ० ७२ व, हिंगणे दफ़्तर, ), पच्र , ८१ 


[ ६५ ] 


लिए सफ़दरजेग ने अपने दो वकील तथा सू रजमल ने अपना एक बकील लुतफ़्ल्लाह 
वेग के साथ भेजा गौर सूरजमल उसे बदरपुर तक छोड़ने आया ।' इसी बीच एक 
दिन फ़रीदाबाद के दक्षिण से सफ़दरजंग की सेना ने वर्तावर खान के नेतृत्व में शाही 
मोर्चे पर हमला कर दिया, जहाँ बहुत्त संघर्ष हुआ । जाटों ने भी जो लुतफ़ल्लाह वेग को 
छोड़कर लोठ रहे थे, रात्रि में फ़रीदाबाद के निकट यात्रियों एवं शाही सेवा पर 
आक्रमण कर दिया । शान्तिवार्ता के दौरान इन शन्न नापूर्ण कार्यवाहियों से सम्राट 
अत्यधिक नाराज़ हुआ और अनेक अमीर व सेनापति वज़ीर को दोपी ठहराने लगे, 
जो इस शान्ति वार्ता में मध्यस्थ था | किसी ने भी सफ़दरजंग के साथ तुरन्त शान्ति 
पर विश्वास नहीं किया। परिणामस्वरूप २२ सितम्बर को सन्धिवार्ता समाप्त कर 
दी गई ।* 

इसके साथ ही वज़ीर इन्तिज़ाम और मीरवरुशी इमाद के वीच सन्देह तेजी 
से बढ़ने लगा । इमाद ने सफदरजंग को कुचलने में अपने को अकेले असमर्थ पाकर, 
सूबा अवध व आगरा तथा फ़ौज का खर्च दिए जाने की शर्तें पर, मल्हार राव 
होल्कर एवं जयप्पा सिन्धिया को सहायत्तार्थ १५ दिन के भ्रीतर पहुँचने के लिए 
त्वरित सन्देश भेजा । दूसरी ओर सम्राट एवं बज़ीर ने, जो हृदय से शान्ति चाहते 
भे, इस कार्य में सहायतार्थ जयपुर के राजा माधोसिह को आमन्त्रित किया ।£ 
२९ सितस्बर का भीषण युद्ध 


इन घटनाओं से सूरजमल बहुत चिन्तित हुआ, जो सफ़दरजंग पक्ष का 
सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति था। छः महीने के लम्बे थकामे वाले युद्ध के अनुभव से 
उसने इस बात को भलोी-भांति समझ लिया था कि मराठा सेना आ जाने के वांद 
उनकी विजय की कोई संभावता नहीं रहेगी। इसीलिए उससे उनके आगमन के 
पूर्व एक निर्णायक एवं साहसिक आक्रमण की योजना बनाई | बकाया वेतन का 
भुगतान हो जाने पर २४ सितम्वर को नजीब ख़ान सहित विद्वोही सेनिक पुनः 
अपनी खाइयों में लौट आए थे और इमाद भी मोर्चे पर लोट आया था । इसी दिन 
जाटों ने फ़रीदावाद के पार मराठा मोचों पर रात्रि में सहता आक्रमण कर अन्ताजी 
पन्‍त को मार डाला ।४ 

२६ सितम्बर को सूरजमल के नेतृत्व में सफ़दरजंग की विशाल सेना ने 
शाही सेना के दाहिनी ओर मराठा खाइयों पर भीषण आक्रमण कर दिया । मराठा 
सैनिकों का भारी संहार हुआ, किन्तु इमाद एवं नजीब खान के उनकी स्हायतार्थ 


तारोखे अहमदशाही, पूृ० ७३ व, 
तारीख अहमदशाही, पृ० ७३ व-७४ंज 
सुजान चरित्र, १० २१२-१३ 

हिरण दफ़्तर, ।, पत्र ८२ 


व क दुण दुख 


| ६९६ | 


शीघ्र वहाँ पहुँच जाने और साहसिक युद्ध करने से अन्त में जाट सेना तितर-वितर 
हो गई । तोपखाने के एक अन्य युद्ध में मबभीत सफ़्दरजंग की सहायता करके 
सुरजमल ने उसे उसके शिविर में पहुँचाया ।! ३० सितम्बर को इमाद ने अपनी 
खाइयाँ वललभगढ़ के ड़ेढ़ मील उत्तर में माजेसर गाँव तक पहुँचा दी और इसप्तके 
एक मील पूर्व में सीही गाँव पर आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लिया गया । 
यहाँ पर बड़ी संख्या में जाटों का कत्लेआम हुआ । इमाद ने इस दोनों याँचों पर 
तोपखाने स्थापित करके जाटों के सुदृढ़ दुर्ग बल्लभगढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी 
और मराठों ने पड़ोसी जाट क्षेत्रों को लुटना शुरू कर दिया। १ अक्तूबर को वालु 
जाट ने शाही मोर्चो के निकट जाकर भयं+र आक्रमण क्रिया और शत्रु को बहुत 
क्षति पहुँचाकर अपने शिविर में लौटा। इस प्रकार निर्णायक्र युद्ध के अभाव में 
संघर्ष एक बार फिर छुटपुट अनिश्चित मुठभेड़ों में बदल गया ।* 
साधोसिह का आगसन और सन्धि 

छ: महीने से चल रहे जन-धन के विनाश ने युद्ध की अपेक्षा शान्ति की इच्छा 
को वढ़ाया । अक्तूबर के प्रारम्भ में सूरजमल ने इमाद से पुनः शान्ति वार्ता शुरू 
की । सूरजमल ने कुछ लाख रुपये पेशकश इस शर्त पर देने का प्रस्ताव रखा कि 
जो प्रदेश उसके अधिकार में है वे उसके पास रहने दिए. जाय । किन्तु इमाद उसे 
केवल वही प्रदेश देना चाहता था जो उसके पिता बदनसिंह के समय से उसके अधि- 
कार में थे और जो प्रदेश उसने हाल ही में हड़प लिए थे वे सब उससे वापस लेना 
चाहता था । इस कारण यह समझौता नही हो सका ।? बाद में १० अक्तूबर को 
माधोसिंह के दिल्‍ली पहुँचने के साथ ही समझौते की दिशा में कुटनीतिक गतिविधियां 
तेज हो गई । पहले १५ अक्तूबर और बाद में २३ अक्तूबर को सम्राट अहमदशाह 
और माधोसिह में काफ़ी मच्त्रणा हुई | सम्राट ने तीनों (सफ़्दरजंग, इन्तिज्ाम व 
इमाद) की कृतध्नता की शिकायत करते हुए संकट में साम्राज्य की रक्षा करने का 


१. सुदत लिखता है-- 
घरी अद्ध में ले वजीरे दिखायौ। लिखे सूर मनसूर हू जीव पायोौं ॥। 
कही आफरी आफरी सिंह सूजा। नहीं हिंद हिहू सरी तोहि दूजा । 
खुसबख्त मुझे करना जु तोहि । तो डेरनु दाखिल करी मोहि ॥ 
अब बड़ी फजर सो होंनहार । रब की रजा स्‌ करना विचार ॥॥ 
सूरज समझायों यो वजीर ॥ पुनि डेरतु लायी धीर धीर ॥ 
यौं त्ोपन्त की जंग में सुरज कियौ अवाद | 
ज्यों होरी झर बीच तें हरि राख्यो प्रहलाद ॥। 
सुजान चरित्र, पु २२६ 
२. तारीख अहमदशाही, पु० ७५-ब-७६ व; सुजान चरित्र, पृ २१३-२२२ 
३. तारीख अहमदशाही, पु० ७८ अ 


[| ६७ ] 


उससे आग्रह किया । एक वफ़ादार एवं अनुभवी सामन्‍्त की तरह उसने सम्राट को 
पूरी सानन्‍्त्वना दी ।* ' | 

शान्ति प्रयासों में २३ अवतूबर को ही तब गम्भीर मोड़ आया जब सफ़्दरजंग 
ने अकीवत महमूद को उत्त पन्नों की प्रतिलिपियाँ दे दी, जो सम्राट ने उसे 
वजीर के माफ़ त समझौता करने हेतु लिखे थे ! अकीबत से लेकर जब इमाद ने उन्हें 
सम्राट के पास भेजा, तो भयभीत अहमदशाह ने इमाद को सूचित किया कि ये पत्र 
जाली हैं । ऐसी स्थिति में इमाद ने स्वयं ही शत्रु. से समझौते की बातचीत प्रारम्भ 
कर दी | जब वज़ीर ने देखा कि शान्ति अब और अधिक समय तक नहीं रोकी जा 
सकती, तो इमाद के प्रयत्तों को सफल न होने देने के उद्दंश्य से उसने २५ अक्तूबर 
को खिज्ाबाद के वाग में सम्राट एवं सूरजमल की भेंट निश्चित की । सम्राट: वाग 
के स्थान पर माधोसिंह के साथ उसके डेरे में पहुंचा, जहां माधोसिंह ने सूरजमल के 
लिए क्षमा प्राप्त की। यहाँ सूरजमल के स्थान पर उसका वकोल सम्राट के सामने 
उपस्थित हुआ ।7 इस श्रकार शान्ति निश्चित कर ली गई भोर समझौते को वार्ता 
के लिए ६ नवम्बर का दिन तय. किया यया। इस बीच दरवार में स्थित मरांठा 
राजदूत पुरुषोत्तम महादेव हिंग्ण ने इस समझौते को रोकने का असफल प्रयास किया, * 
जबकि वज़ीर इस बात से खुश था कि इमाद द्वारा शान्ति सम्पन्न नहीं हो रही है । 

६ नवम्बर को वजीर इन्तिजाम माधोसिह के डेरे पर पहुँचा। कुछ समय बाद 
वल्‍लभगढ़ से सूरणमल भी अकीवत महंमृद के साथ वहाँ पहुँचा । इस वार्ता में 
माधोसिह के अलावा अकीवत और दीवान राजा तागरमल ने भाग लेकर वजीर और 
सूरजमल के बीच समझौता सम्पन्न कराया | सायंकाल वजीर अपनी हवेली को लौट 
गया । सूरजमल अगले पाँच दिन तक माधोसिह के डेरे में ही रहा ।* सफ़दरजंग के 


१, वही, १० 5०; पेशवा दफ्तर, हह़शा, पत्र, परे 

२. तारीखों अहमदशाही, प्रृ० परव-८३अ; दिल्‍ली क्रानिकल्स के अनुसार २५६ 
भकतूवर को ही बज्जीर सूरतमल से मिलने गया था (प्ृ० ४४)। तारीख 
मुजफ्फ़री ((० ८३) का लेखक कहता है कि पूरजमल ने क्षमादान के बदले 
५० लाख रुपये सम्राट को. देता स्वीकार किया था । 

३. पुरुषोत्तम हिंगणे ते सम्राट से कहा कि ८-१० दिन में मराठा सेना यहाँ पहुँचने 
वाली है, तव॒ तक वह सन्धि न करें। उसके बाद रघुनाथराव स्वयं ही 
सफ़्दरजंग एवं जाठ से निपट लेगा, देखें, हिंगणें दफ्तर, ।, पत्र, ८४, २ नवम्बर 
१७५३ ई० । ्््ि 

४, तारीख अहमदशाही, पृ० 5३ अ; दस्तुर कौमवार में इस भेंट-वार्ता का वर्णन 
इस प्रकार से किया गया 'है--मिति काती सुदी ११:ने भुकास तुरालकाबाद 
सरजमल जाट के सामे भेज्या--सो ले आया तब श्री जी (माधोसिह) सरह 
दरवार करी विराज्या तब सूरजमल जाट आय तसलीमात करी तब श्री जी 


[ €८ ] 


साथ यह समझ्षौता अस्पष्ट रूप से हुआ ६ ५ नवस्वर को माधोसिह का दुत्त फ़तहसिह 
सम्राट की ओर से उसके पास खिलमत ले गया और ७ नवम्बर को सफ़दरजंग ने 
सीकरी से अपने डेरे उठाकर अवध के लिए प्रस्थान किया (* 

११ सवम्वर को सूरजमल अपने पुत्र जवाहर को माधोर्सिह के पास छोड़कर 
सम्राट अहमदशाह तथा साधोर्सिह से विदा लेकर अपने प्रदेश के लिए रवाना हो 
गया । एक सप्ताह बाद जवाहरसिंह भाधघोसिह को लेकर कामाँ पहुँचा, जहाँ वदनसिंह 
से उनकी भेंट हुई । यहाँ से माधोसिह २० नवम्बर को डीग और २२ नवम्बर को 
भरतपुर पहुँचा, जहाँ सूरशमल ने उसका अत्यधिक सम्माव किया । यहाँ पर 
भमांधोसिह ने ४-५ दिन रुककर मराठा सेना के आगमन और पारस्परिक सम्वन्धों 
पर सूरजमल से लम्बा विचार-विमर्श किया ।* ह 
इसाद का जाट विरोधी अभियान 


सूरजमल के साथ सम्पन्न सन्धि से इमाद प्रसन्‍त नहीं था , अतः शह युद्ध की 
समाप्ति के साथ ही उससे दिल्‍्ल॑। के दक्षिण में जारों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया । 


ताजीमदीई"'" फेर आकबत महम्मद बख्शी याजदी खां जी का सू सिलया फेर 
विराज्या सो सूरजमल चांदणी के अगाडी का बांस कने तरफ़ दाहिणी बैठाया वाई 
तरफ़ दाहणी का वांस के वीच इकराम महस्मद बैठाया घडी आध बिराज्या फेर 
खिलवत में पधारया घड़ी १ विराज्या अर नवाब वजीर खानखाना जी आया को 
खबर सुणी तब सूरजमलहूजी तो खिलचत में ही वेठो राख्यो भर श्री जी फेर सरह 
दरवार आया विराज्या तब वजीर आयो तीनें डयोढ़ी वार ली के अच्दर पेसवा 
जाय वगल गीरी करी फेर मसनद परिआय विराज्या वजीर त्तरफ़ बैठयो घडी १ 
विराज्या नागरमल लूतकुला बेग ने सूरजमल कनें खिलवत में भेज्या फेर घड़ी आध 
पाले जसवन्तर्सिह, सरदारसिह, जंधर्सिह, नवलसिह पृथ्वीसिंह हाडा का बेटा ने 
खिलवत में भेज्या घड़ी आध पछे श्री जी वद्धीर ने लेखा सा डेरा में अन्दर 
पधारयाघड़ी १ विराज्या फेर सूरजमल ने भी बुलायों वीर सू मुलाजसत कराई 
श्री जी वा आकवत महम्मद दीवान नागरमल सारा मिल सूरजमल की तंकसीर माफ़ 
कराई घडी दोय विराज्या फेर वज़ीर ने सीख दीनी फेर सूरजमल ने भी सीख दीनी 
फेर घडी पाछे आकवत महस्मद ने सीख दीती अर त्तरफ़ सरकार की लसकर में 
डेरा खड़ा कराय दीया त्यां में सूरजणमल व आकवत महम्भद रात रहया ।” दस्तुर 
कौमवार, जि० श।, पु० ५६५-६७ 

१. तारीख' अहमदशाही, पु० ८४ व; दिल्‍ली क्रानिकल्स, पु० ४४; सियार, ॥॥ 
पृ० ३३५; शाकिर खान, पृ० ७४; फ्रॉैकलिन, दि हिस्द्री ऑफ दि रेन ऑफ शाह 
आलम, पृ० २ 

२. दस्तूर कौसमचार, श॥, पृ० ५६७; सुजान चरित्र, पृ० २९२२-२३ 


| ६६ ] 


इस समय उसे अपनी सेनाओं के वेतन भुगतान के लिए रुपयों की भी आवश्यकता 
थी । २४ नम्बबर १७५३ ई० को उसने अपने प्रधान सेनापति अकीबत महमूद को 
५०० ब्दंख्शी एवं २०० मराठा सवार देकर, फ़रीदाबाद तथा पलवल के 
शाही राजस्व की वसूली के लिए बालू जाट के पास भेजा | बालू पहले 
की तरह फ़रीदाबाद व पलवल, जो कि मीरबरुशी की जाग्रीर में थे, का प्रशासन 
अपने हाथ में रखना चाहता था | अतै: उसने भूमिकर एवं पेशकर देने के वजाय 
मुद्ध छेड़ दिया ओर बल्लभगरढ़ के दुर्ग से गोलाबारी शुरु कर दी । अकीवत की सूचना 
पर इमाद ने ३०० तोपों व ३००० बदंख्शी सैनिकों की कुमुक सहायतार्थ वहाँ भेजी । 
थोड़ी सी लड़ाई के बाद वालू ने अधीनता स्वीकार कर लो और सम्राट को भूमि- 
कर एवं पेशकश के जलावा इमाद को भी कुछ धन राशि देनी स्वीकार की। 
भकीबत फ़रीदाबाद से पलचल आ गया और वहाँ का प्रशासन ठीक करने में व्यस्त 
हो गया ।" 
बालू जाट की हत्या 

पलवल पहुँचकर अकीबत ने अपने कुछ व्यक्तियों को सूरजमल के पास शाही 
कर के भुगतान के लिए भेजा, किन्तु सूरजमल ने उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । 
राजस्व वसूली के दौरान अकीबत को पता लगा कि बालू के भय से किसान उसे 
राजस्व नहीं दे रहे हैं। इसी समय बालू के एक विरोधी सनन्‍्तोख राय कानूनगो ने, 
जिसे वालू ने पलवल से निकाल दिया था, अकीवत के पास आकर कहा कि जब तक 
वह बालू को समाप्त कर वल्लभगढ़ पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक वह 
फ़रीदाबाद एवं पलवल के क़स्बों पर उचित्त रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता । जब 
अकीबत ने एक थानेदार को फ़तहपुर भेजा तो बालू के उकसाने पर वहाँ के लोगों 
मे उसे वहाँ का अधिकार देने से मना कर दिया ।* 

इन घटनाओं से उत्तेजित अकीवत २६ नवम्बर को पलवल से फरीदाबाद 
हीते हुए वल्‍्लभगढ़ के निकट पहुँचा, और बालू को पेशकश की राशि के साथ निमंत्रित्त 
किया । बालू अपने पुत्र, दीवान और २५० व्यक्तियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा, 
जव अकीबत ने सम्राट एवं इमाद द्वारा ताकीद की बात करते हुए बकाया राशि 
की माँग की तो बालू ने दो दूक उत्तर दिया, “मैं अपनी जेब में रुपये लेकर नहीं आया 
हूँ, मैंने केवल यह वचन दिया था कि भूमिकर संग्रह करके खिराज दिया जायगा। 
अगर आप इस प्रदेश को मुझसे छीनना चाहते है, तो आपको युद्ध अवश्य करना 
पड़ेगा ।” दोनों के बीच कदु॒ वार्तालाप हुआ और बालू ने कोध में जैसे ही अपनी 
तलवार की झृठ पर हाथ रखा, बर्देख्शी सैनिकों ने, जो अकीबत की पालकी को घेरे 


१. तारीखे गहमदशाही, पृ० झ€अ-€० अ 
२. तारीखे अहमदशाही, पृ० ६६ भ 


[ १०० ] 


हुए थे, तुरन्त उसे काट डाला | थोड़ा सा युद्ध हुआ, जिसमें बालू का एक पूत्र, 
दीवान और नौ अच्य व्यक्ति मारे गए । अद्ध राचि तक बल्‍लभगढ़ की सेसा किले से 
गोलावारी करती रही और बाद में दुगे खाली करके भाग गई ॥”? 

इस प्रकार अकीबत ने अपने पित्ता (सुर्तजा ख़ान) की हत्या का बदला 
लिया । तोपखाने भौर शस्म्रागार के साथ वल्लभगढ़ के दुर्ग पर उसका अधिकार 
हो गया। सम्राट ने इमाद एवं अकीचत्त को पुरस्कार प्रदात किए और जब वालू 
का सिर उसके सामने लाया गया तो उसने उसे (१ दिसम्बर को), विद्योहियों 
को चेतावनी देसे के उहृश्य से फ़रीदाबाद के निकट एक खम्भे पर लटका 
दिया ।* 


फरीदाबाद पर शाही अधिकार 


दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में अकीवत ने फ़रीदाबाद के जिले से जाटों के 
अधिकार को तेज़ी से समाप्त करने का अभियान छेड़ा। उसने 'हथीन* ओर 
निकट्वर्ती गाव मितनौला को लुटा । यहाँ के किसानों ने उसका विफल प्रतिरोध 
किया । इसके बाद उसने पलवल के चारों ओर जाहों के मिट्टी के क्विलों पर 
आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया ।ए इसी समय चूड़ामन जाट का पुत्र 
समुहकम सिह अपनी पंत्तक जागीर की पुनंग्राप्ति के प्रयास में इमाद की शरण में भा 
गया था । इमाद ने सुरजमल के विरुद्ध हथियार के रूप में उसका प्रयोग करने की 
योजना बनाई, किन्तु वह इस मासले में सम्राट को अधिक प्रभावित नहीं कर 
सका ।* २७ दिसम्बर की जब अकोबत दिल्‍ली से पुत्र; फ़रीदाबाद पर अधिकार 
करने के लिए रवाना हुआ तो उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ! जाटों ने इस 
परिस्थिति का लाभ उठाकर गंढ़ी हथीन और कुछ अन्य गाँवों पर अपना अधिकार 
पुनः स्थापित कर लिया । ऐसी स्थिति में अकीबत मे इमाद को सवय॑ं युद्ध-स्थल 
पर आने का आग्रह किया ।* 


जवाहरसिंह को पराजय 
इमाद मल्हार राव के पुत्र खाण्डेराव होल्कर, जिसके नेतृत्व में अग्निम मराठ 


१. वही, पृ० ६१; दिल्‍ली क्रानिकल्स (पृ० ४५) और सुजान चरित्र (पू० २२५४-२६) 
में इस घटना का बहुत संक्षिप्त वर्णन है । 
तारीख अहमदशाही, प्‌ृ० ६२ 
पलवल से १२ भील द० पण० में 
तारीखें अहमदशाही, पृ० €३ व एवं ६४ व 
वही, पृ० १०२ व-१०३ अ 
तारीख भरहमदशाही, पृ० १०४ व 


ही व: 29 5 हुए 


[ १०१ ॥] 


टुकड़ी राजधानी में पहुँच चुकी थी, को लेकर जाटों को दण्डित करने हेतु वल्लभगढ़ 
की ओर चल पड़ा। खाण्डेराव ने होडल” में मुकाम किया और उसके दाहिने भाग 
के क्षत्र में जाटों के गाँवों तथा गढ़ियों पर आक्रमण किया । उसने गढ़ी हथीन और 
जोरगढ़ी पर अधिकार कर लिया। खाण्डेराव के नेतृत्व में मराठा सेनाएँ चारों 
ओर लूटमार करती हुई नन्दगांव” और वरसाना? तक पहुँच गई। यहाँ पर सूरजमल 
के पुत्र जवाहरसिह ने उनका सामना किया, किन्तु उसकी भीषण पराजय हुई । 
इन क्षत्रों को बुरी तरह से लूटकर, अपने थाने कायम करने के वाद खाण्डेराव 
अपने मुकाम होडल को लोटा ।* मराठों की एक अन्य दुकड़ी शिकोहाबाद से जाट 
थाने को हटाने में सफल रही ।४* 


अलीगढ़ पर अधिकार 


इमाद ने फ़ह अली खान को कोईल का फ़ौजदार नियुक्त करके वहां से 
जाट अधिकार समाप्त करने के आदेश दिए। प्रारम्भ में तो वह जाट सेना के भय 
से उस स्थान के लिए रवाना नहीं हुआ, किन्तु जब १०,००० सवार भौर इतनी 
ही पैदल सेना इकदठी हो गई, तो वह राजधानी से रवाना हुआ । यह सेना जाटों 
को खदेड़कर दिसम्बर के भन्त में कोईल व जलेसर पर अधिकार करने में सफल 
हुई ।' 

जनवरी १७५४ ई० के प्रथम सप्ताह में इमाद ने वल्लभगढ़ पर प्री तरह 
से अधिकार कर लिया और उसका नाम अपनी नई उपाधि निजाम-उल-सुल्क आसफ़जाह 
पर निजामगढ़ रख दिया । ५ जनवरी को अकीवत ने वल्लभगढ़ के ६ मील दक्षिण 
पश्चिम में गंगूला नामक स्थान से बालू जाट के भाई को खदेड़कर अपना थाना स्थापित्त 
कर लिया ॥४ 


घसेरा की विजय 


घसेरा के राव यहादुरसिह का पुत्र फ़नहसिह सूरजमल से अपने पिता का 
बदला लेने के लिए काफ़ी समय से इमाद की शरण में था। अब इमाद ने एक 


पलवल से १७ मील दक्षिण में 

होडल के १२ मील उ० द० में और कांमा के ८ मील पूर्व में 
नन्दर्गांव के ६ मील दक्षिण में और डीग के १२ मील उ० पु० में 
तारीखे महमदशाही, पु० १०५ भ; सुजान चरित्र, पृ० २२६ 
तारीख महमदशाही, पृ० १०५ व 

तारीख अहमदशाही, पृ० १०५ भअ-१०६ भ 

वही, पृ० १०६ 


&# 0 टूर ०५.७ ते अक 


[ १०२ | 


सेना के साथ उसे जाटों से घसेरा दुर्ग वापस लेने के लिए रवाना किया । ८ जनवरी 
को भयभीत जाट सेना मे इस दुर्ग की खाली कर दिया ।" 

इस प्रकार यमुना के दोनों तटों के जाठ प्रदेश इमाद के अधिकार में भा 
गए और मसथुरा, अलीगढ़ व आगरा तक जाटों को खदेड़कर उसने अपना शासन 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । १३ जनवरी को उसने एक विशाल सेना 
मेचात, अलीगढ़ और जलेसर में प्रशासन की पुनंच्यवस्था के लिए भेजी ।* मराठा 
सेनाओं के आ जाने से अब वह नई शक्ति एवं उत्साह के साथ सूरजमल से प्रतिशोघ् 
की योजना पर अमल करने लगा । 


२. तारोख अहमदशाही, ए० १०६ व-१०६ अ 
२६ वही, पृ० १०७ अ 


अध्याय-५ 


जाट--मराठा संघ 
(१७५४-१७५६६० ) 


7207 66960 0५ 4॥8]869॥ //५8 - 0प॒ंधावधां 


जाठट-मराठा संघर्ष 
(१७५४ ४-१७५४.६ है ०) 


जाट व मराठों का प्रथम सम्पर्क माण्ड एवं भोपाल के युद्धों में हुआा था, 
किन्तु इनका वास्तविक शक्ति परीक्षण वगरु के युद्ध (अगस्त १७४८ ई०) में हुआ, 
जहां पर मल्हार राव होल्कर ने राजपुताना में प्रवेश करने के बाद पहली बार 
सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति के वज़न को महसूस किया था। बगरू के युद्ध 
में जाट शत्रुता का बदला लेने के लिए होल्कर ने मई १७४६ ई० में चम्बल पार 
करके जाट प्रदेश पर हमला कर दिया । मराठा सेना ने जाट इलाक़ को बुरी तरह 
से उजाड़ना व जलाना शुरू कर दिया। फ्रतह॒पुर के निकद दोनों पक्षों के बीच एक 
अनिर्णयात्मक युद्ध भी हुआ । किन्तु संख्या, में विशाल मराठा सेना का दबाव जाठों 
पर निरन्तर बढ़ता गया । इस कारण सूरजमल ने वज़ीर से सहायता अथवा हस्तक्षेप 
का आग्रह किया 

इस मामले में बजीर ने उपेक्षा की नीति अपनाई, जो हाल ही में शाही भूमि 
पर जाटों द्वारा किए गए अवध क़ब्जों के कारण उनसे प्रसन्न नहीं था । इस कारण 
सुरञजमल ने विवश होकर मराठों को चौथ देना स्वीकार किया और उन्हें ६१,१०००० 
रुपये को हुण्डी तत्काल प्रदान की । * 


१. हिगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ३५ 

२. हियणे दपतर, ॥ पच्र, रे६. ३७, व ४०, जाटों की इस हुष्डी का 
(अविश्वसनीयता के कारण) नकद भुगतान संम्भवतः नहीं हो पाया, जैसा कि 
हिंयण के एक पत्र से बिदित होता है, देखें, हिंगणे दफ्तर, ।, पन्न, ४रे (४ मार्च 
१७५० ई०) | वाद में वज़ीर के साथ सम्पन्त मैत्री सन्धि (जुलाई १७५० ई०) 
से अथनी स्थिति सुदृढ़ ही जाने पर सुरजमल ने गराठों को चौथ देना स्थग्रित 
कर दिया था । बाद के वर्षो से सम्बन्धित मराठा पत्रों से इस सम्भावता की 
पुव्टि होती है कि सूरजमल ने उपयुक्त चौथ का भुगतान नहीं किया था, देखें, 
पेशवा दफ्तर, >5५॥, पत्र, ६३ 

१०४ 


[ १०५ /] 


दो वर्ष बाद १७५१ ई० में अफगानों के विरुद्ध सूरणमल और होल्कर को 
हम वजीर सफ़दरजंग के पक्ष में साथ-साथ लड़ते हुए पाते हैं । किन्तु लूठ की समाच 
प्रवृत्ति तथा विजय लाभ की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न पारस्परिक हितों के टकराव ने 
जाट व मराठों को प्रतिद्वन्द्दी वनगा दिया और दोआब में व आसपास के क्षत्र में, 
विशेषकर आगरा प्रान्त पर, पहली वार दोनों की गिद्ध हृष्टि पड़ी । विजय पुरस्कार 
(फ़तहगढ़ के युद्ध में) के रूप में मराठों द्वारा आगरा सूबे की माँग और वजीर द्वारा 
उनसे सहमति वी सम्मावना से शंक्रित सूरजमल, जो अपने राज्य के निकट होने के 
कारण आगरा सूवे पर अपना दावा अधिक न्यायसंगत मानता था, अफगान युद्ध की 
समाप्ति के पूर्व ही असन्तुष्ठ होकर अपने प्रदेश को लौट आाया था । 


५ जून १७५१ ई० को सूरजमल जयपुर गया" और माधोसिह के साथ 
लगभग दस दिन तक उसने बदली हुई राजनेतिक परिस्थितियों (विशेषकर आगरा 
पर मराठा दावे का वज़ोर द्वारा समर्थन) पर विस्तार से चर्चा की । दोनों में इस 
वात पर सहमति हुई कि वे सम्मिलित रूप से सम्राट के सम्मुख आगरा उन्हें दिए 
जाने के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार सूरजमल ने दिल्‍ली लौटकर 
सम्राट अहमदशाह से न्याय पाने के प्रयास शुरू कर दिए। मुगल दरवार में नियुक्त 
मराठा राजदूत वापू महादेव हिंगणे को जब सूरजमल की गतिविधि का पता चला, 
तो उसने आगरा पर माधोसिंह के दावे को समाप्त करने हेतु सुरजमल को माधोसिह 
से पृथक करने का पड़यन्त्र रचा। बापू हिंगणे ने सूरजमल से प्रस्ताव किया कि 
आगरा सूबे में जागीरी का जो ६-१० लाख रुपया उसे माधोसिह को देना है, वह 
उसका भुगतान न करे और अगर इस कारण माधोसिह उस पर हमला करता है, 
तो होल्कर जाट राजा की सहायता करेगा । इस प्रस्ताव से सहमत होने के एवज़ में 
वापू हिगण ने जाट राजा को एक लाख रुपया देने का प्रलोभन भी दिया। वार्ता 
जारी रखने के उहं एय से सूरजमल मोहनसिंह व रूपराम को राजधानी में छोड़कर 
जून के अन्त में अपने प्रदेश को लौट आया ।* किन्तु सूरजमल मराठा उद्देश्य को 
भांप चुका था, इसलिए वह बापू हिंगणें के ,जाल में नहीं- फंसा । वैसे भी 
अविश्वसनीय मराठा आश्वासन की तुलना में हाल ही में प्राप्त माधोसिह की 
मैत्रीपूर्ण सद्भावना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी । अतः कूटनवीतिक उद्देश्यों के 
लिए ही उसने अपने प्रतिनिधि राजधानी में छोड़ रखे थे। जब जावेद खान ने 
वजीर के विरुद्ध अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के प्रयास में. जाटों की मदद चाही, तो 
सूरजमल ने अपने हितों की रक्षा के लिए उचित उत्साह .प्रदर्शित किया । 

अफगान सन्धि फरवरी १७५२ ई० द्वारा मराठों को केवल अलीगढ़ तक 


१. दस्तूर कौमवार, जि० ९॥, पृ० ५६१ से ५६४ 
२. हिंगणे दफ्तर ,॥॥, पत्र १२ 


[ १०६ | 


के प्रदेश से ही सन्‍्तोष करना पड़ा, किन्तु दो महीने वाद ही वे अब्दाली के विरुद्ध 
सहायता करने के एवज़ में सम्पन्न सन्धि (२ अप्रैल १७४२ ई०) के अन्तगंत वजीर 
से आगरा दिए जाने की धारा सम्मिलित करवाने में सफल रहे थे । इसके अनुसार 
पेशवा को मथुरा की फ़ौजदारी सहित आगरा की सुवेदारी देना स्वीकार किया 
गया ।) यह बात अलग है कि वजीर के दिल्‍ली पहुंचने के पूर्व ही सम्नाद द्वारा 
अब्दाली से समझौता कर लिए जाने से उपयु क्त सन्धि निरर्थक हो गई थी । 

साम्राज्य के भ्रृह युद्ध में जाट और मराठों के लिए आगरा किस तरह 
कूटनीतिक दांव-पैंच का मोहरा बना, यह दिल्‍ली स्थित मराठा नायक अन्ताजी 
माणकेश्वर द्वारा पेशवा को लिखे गए पत्रों से स्पष्ठ है । मराठों ने, जो गाजीउद्दीन 
खान फिरोजजंग को दक्षिण की सूवेदारी (४ मई) दिलवाने में सफल हो गए थे, '' 
अक्तूबर में ग्वालियर, भदावर, कालपी आदि क्षत्रों से सूरजमल के सहायक गोहद 
के राणा तथा आगरा व मधुरा के तालुकों से सूरजमल के जाट तालुकेदारों को 
हटाकर निज्ञामुल्मुल्क के नायक नाजिमों को नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया । 
इस पर चिन्तित होकर सूरजमल ने, जो इस समय वेज्जीर का घनिष्ठ सहयोगी 
बना हुआ था, बालू जाठ के नेतृत्व में एक जाट सेवा को उपयुक्त इलाक़ों की ओर 
रवाना किया और स्वयं ने २० अक्तूबर को वज़ीर से इस प्रश्न पर विचार विमर्श 
किया ।? 

सूरजमल ने इस समय आगरा उसे दिए जाने के लिए वज़ीर पर काफ़ी 
दबाव डाला । जब दिल्‍ली स्थित मराठा सेनापति अन्ताजी माणकेश्वर को इस वात 
का पता चला, तो ऋद्ध होकर उसने २२ अक्तूबर को अपनी ४,००० मराठा सेना 
के साथ डेरों से बाहर निकलकर त्ालकठोरा के मैदान में अपने रोष का प्रदर्शन 
किया और मराठो ने सम्राट को दिल्ली से कुच करने की धमकी भी दी। इस पर 
वज़ीर ने सूरजमल की रवानगी को तुरन्त स्थग्रित किया और सम्राट ने भन्ताजी 
को यह कहकर शान्‍्त किया कि आगरा व अजमेर सूबा पेशवा को दिए जाने का 
करार क्रायम है ।* वाद में (दिसम्बर) वज़ीर ने, जो जाट व मराठा दोनों को 
वरावर सन्तुष्ट रखने की दुहरी नीति पर चल रहा था, सूरजमल को मात्र मथुरा 
की फौजदारी प्रदान करके मराठा समर्थन पाने का रास्ता भी खुला रखा ।* 


डेकफफफककशशूफण्ण्स्‍ञ ु़ु  :क्‍अॉौ-त+ज-ननतजाकि न न न ननी त  त-न--ज_०»-जन-- 


१. फ़स्ट दू नवाव, पृ० १६२ 

२. फ़रस्ट दू नवाब, पु० १६५ 

३. तारीख अहमदशाही, पृ० ४३ व 

४. वही, पृ० ४३ व; अन्ताजी का पत्र पेशवा को, १३ दिसम्बर १७५२ ई०, 
पेशवा दफ्तर, >5।, पत्र ४४ 

५. तारीखे अहमदशाही, पू ४५ भ॒ 


[ १०७ ] 


जसे-जसे सम्राट और वजीर के बीच तनाव बढ़ता गया, वेसे-वेसे वजीर 
पर जाट (सूरजमल) व राजपूतों (माधोसिह एवं वर्स्तासह) का अपने समर्थन के 
बदले में क्रशः आगरा व अजमेर के सूबे दिए जाने का दबाव बढ़ता गया, किन्तु 
वज़ीर मराठों को भी अपने साथ रखने के उ्श्य से इस मांग को बराबर टालता 
रहा। संघर्ष की स्थिति में राजधानी में स्थित अन्ताजी के नेतृत्व में ४,००० मराठा 
सेना का महत्व बहुत बढ़ गया और वजीर व सम्राट दोनों मे उसका समर्थन पाने 
के प्रयास तेज कर दिए। अन्तत: इमाद बापू हिंगण के द्वारा सम्राट एवं इन्तिजाम 
के पक्ष में इस मराठा टुकड़ी का समर्थन प्राप्त करने में सफल हुआ। तब सफ़्दरजंग 
ने पहली बार स्पष्ट रूप से अपनी वजारत का समर्थव करने के एवज में सूरजमल 
को आगरा की सनद दिए जाने सम्बन्धी पत्र लिखकर उसे तुरन्त दिल्‍ली बुलाया 
गृहू युद्ध के दौरान अनेक मुठभेड़ों में जाटों ने इस मराठा ढुकंड़ी पर अपनी संनिक 
श्रंष्ठता स्थापित की थी। युद्ध के अन्तिम चरण में सफ़्दरजंग एवं जाठदों को 
निर्णायक रूप से पराजित करने के लिए जब इमाद ने होल्कर व सिन्धिया को 
दक्षिण से आमन्त्रित किया, तब भी मराठो को आग्ररा सूचा विए जाने का प्रलोभन 
दिया गया था ।7 
इमाद की मराठों की मदद से जाटों को दण्डित करने की योजना 


गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही भूतपूर्व बजीर तो शास्तिपूर्वेक अपने प्रान्त 
अवध को लौट गया, किन्तु उसका प्रमुख सहायक सूरजमल एक गम्भीर सकट में 
फेस गया । गत गृह युद्ध में सफ़दरजंग का साथ देने के कारण यद्यपि सम्राट ने 
सूरजमल को विधिपूर्वक क्षमा कर दिया था, तथापि वह गाजीडद्वीन द्वितीय (इमाद) 
की घृणा का पात्र बन गया | अपनी अनुपस्थिति में सूरजमल के साथ सम्पन्न सन्धि 
को इमाद ने अपना अपमान समझाएँ और सूरजमल तथा वजीर इन्तिजाम के बीच 
नवस्थापित मैत्री को उसने शंका एवं ईर्ष्या की दृष्टि से देखा | इमाद ने, जो सूरजमल 
को सफ़दरजंग का साथ देकर शाहजहाँवाबाद फे समीपवर्ती प्रदेशों को लुटने की 
घृष्टता के लिए दण्ड देना चाहता था, मराठा सेना के आ पहुँचने का उपयोग सूरजमल 
पर आक्रमण करने और अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए करना निश्चित किया ।* 


१. अच्ताजी का पत्र पेशवा को, पेशवा दफ्तर, 5हझा, पत्र ५० (२४ जनवरी 
१७५३ ई०) और पत्र ५७ (मार्च १७५३ ई०) 

२. बन्‍्ताजी का पत्र पेशवा को, २८ मार्च १७४५३ ई०, ऐतिहासिक पतन्र व्यवहार, 
पत्र ८६ 

३. सुजान चरित्र, पृ० २१२-२१३ 

४, फ्रकलिन, शाह आलम, पृ० रे 

५. तारीख मुजपफ़री, पृ० ८३; सियार, ॥॥, पृ० ३३५; शाकिर खान, पृ० ७५-७६ 


4० अल 


नए वजीर इन्तिज्ञाम ने इमाद को सलाह दी कि वह फिलहाल सूरजमल पर आक्रमण 
करने की अपेक्षा उससे पचास लाख रुपये वसूल करके उसका उपयोग अपनी सेना 
को सुदृढ़ बनाने में करें ।' किन्तु ६०,००० मित्र सेना के आ पहुँचने के ग्रवे में इमाद 
ने इसे स्वीकार नहीं किया ! 

पेशवा के छोटे भाई रघुनाथराव के नेतृत्व में मराठा सेनाएं अक्तृबर के अन्त 
में जयपुर राज्य में प्रवेश कर चुकी थी और २१ नवम्बर को मल्हार राव होल्कर 
का पुत्र खाण्डेराव ४,००० सवारों के साथ दिल्‍ली पहुँचा |" सम्राट और वज़ीर की 
इच्छा के विरुद्ध खाण्डेराव ने मीरवरुशी के साथ यह कहकर मन्त्रणा की, “मल्हारजी 
ने सुझे मीरवख्शी के पास भेजा है, मुझे किसी दूसरे से कोई मतलब नही हैं। 
१० दिसम्बर को सम्राट ने वज्ीर के परामर्श पर खाण्डेराव को भेंट, खिलअत आदि 
भेजकर लौठाना चाहा, तो खाण्डेराव ने इसाद के परामर्श से यह कहते हुए सम्राट 
की इच्छाओं को ठुकरा दिया, “मैं बादशाह का दास नहीं है, जो वह मुझे खिलमंत 
दे। मैं यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा से सूरजमल के विरुद्ध मीरवख्शी की सहायता 
करने आया हूँ ।3 | 

इस प्रकार इमाद अपनी योजना के अनुसार खाण्डेराव के द्वारा मल्हार राव 
होल्कर को सूरजमल जाट पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने में सफल हुआ 
और मराठों ने भी जाट राज्य पर हमले में भाथिक लाभ देखा । व्सिम्बर १७५३ ई० 
के अन्तिम सप्तह और जनवरी १७४५४ ६० के श्रथम सप्ताह में इमाद एवं खाण्डेराव 
की सेनाओं ने एक सामूहिक अभियान छेड़ कर किस प्रकार दिल्‍ली के निकटठ्वर्ती 
इलाक़ों और मथुरा, आगरा व अलीगढ़ तक जाटों के अधिकार को समाप्त किया, 
इसका वर्णन पिछले. अध्याय में किया जा चुका है । 
मराठों के विरुद्ध साधोसिह के साथ सू रजमल का समझोता 

सम्राट के साथ सम्पन्न सन्धि के पश्चात्‌ मराठा सेनाओं के पहुंचने की ख़बर 
सुनकर सूरजमल और माधोर्सिह दिल्‍ली से तुरन्त (नवम्बर के प्रारम्भ में) अपने 
अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गए | लौठते समय माधो सिह ४-५ दिन तक (२२ से 
२४५ नवम्बर १७५३ ई०) भरतपुर में रुका, “ जहाँ सूरजमल के साथ पारस्परिक हितों 
के मामलों पर लम्बा विचार-विमर्श हुआ ) इस वार्ता का प्रसुख विषय मराठों का 
सम्भावित आक्रमण था। दोनों ने पारस्परिक म॑त्री व सहायता के समझौते को 


१. तारीख मुज़फ्फ़री, पृ० ८रे 

२. तारीख अहमदशाही, पृ० ८८ अ 

३. वही, प१्ृ० €्य व 

४. मोहनसिह, वाकया-ए-होल्कर (सरकार प्रतिलिपि), प्र० १० थे 

५. दस्तुर कौमवार, श॥, पृ० ५६० व ५६७; तारीख अहमदशाही, पृ० ८५६ व 


[ १०६ | 

दृहराया । सूरजमल ने अपनी तरफ़ से मराठों के साथ समझौते के लिए माधोंसिह 
को कुछ प्राथमिकताएँ बतलाते हुए कहा कि इनके अनुसार अगर मराठे समझौते के 
लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहु उसकी तरफ़ से ऐसे समझौते को स्वीकृति दे दें, 

अन्यथा नहों ।' मराठा सेनाएँ लगभग दो महीने . (£ नवम्बर १७५३ ई० से १५ 
जनवरी १७५४ ई०) तक जयपुर में रुकी और उन्होंने माधोसिह से १२ लाख 
रुपये तथा अन्य छोटी-मोटी रियासतों से चौथ वसूल की । यहाँ से मराठों ने इमाद 
के उकसाने पर और हाल ही में प्राप्त सूबा आगरा पर वास्तविक नियन्त्रण स्थापित 
करने के लिए जाटों के विरुद्ध प्रयाण करने का निश्चय किया । 


होल्कर के साथ शान्ति प्रयासों की विफलता 


सूरजमल ने अपने पुरोहित रूपराम कंटारी को इस समय युद्ध अथवा शान्ति 
की सम्भावना का पता लगाने के उदृश्य से, कुटवीतिक वार्ता के लिए जयपुर स्थित 
मराठा शिविर में भेजा । रूपराम ने अपने प्रथम सन्देश में ही जाट राजा को सूचित 
किया कि यह ६०,००० मराठा सेना जाटों से युद्ध की तैयारियाँ कर रही है, इस 
कारण पूरे प्रदेश में चौकसी रखना उचित होगा। मल्हार राव होल्कर ने रूपराम 
को बुलाकर कहा कि इस बार सू रजमल ने दिल्‍ली छझूब लुटी है, अतः वह खण्डणी 
के दो करोड़ रुपया दें, अन्यथा वह उसके प्रदेश पर शीघ्र ही आक्रमण करेगा ।3 
शान्ति के प्रयास में रूपराम चार लाख से बढ़ते वढ़ते चालीस लाख हपये तक देने को 
तेयार हो गया, किन्तु होल्कर इस वार युद्ध के लिए कृतसंकल्प था ।* वह इस बात 


१. सुजान चरित्र, पु० २२४; एक मराठा पत्र से उपयुक्त समझौते की पुष्टि होती 
है, जिससे पता चलता है कि जयपुर का सेन]पति हरगो विन्द नाटाणी, जो जयपुर 
की एक सेनिक टुकड़ी के साथ मराठा सेना में शामिल था, प्रत्यक्ष में तो कुम्हेर 
के घेरे में सहायता देने आया था किन्तु अध्रत्यक्ष रूप से वह घेरे को विफल कर 
“रहा था, देखें, पेशवा दफ्तर, 55४७॥, पत्र ६४ 

२. सूदनल के अनुसार इस समझौते के अनुसार माधोपिह ने अपने दीवान हरगोविन्द 
नाटाणी के नेतृत्व में एक सेना मराठों के साथ भेजी जो कि जाठों का शुभभेच्छु 
था, सुजान चरित्र, पृ० २२७ 

३. सुजान चरित्र, पृू० २२७; श्री कृष्णाजी शामराव, भाऊसाहेवांची वखर (पृ० ३) 
के अनुसार रघुनाथराव ने रूपराम से खंडणी का एक करोड़ रुपया माँगा । 

४. जयपुर का प्रतिनिधि मोहनसिंह आमेर-जाट राज्य की सीमा पर जलूथर स्थित 
मराठा शिविर से होल्कर एवं रूपराम की वार्ता के सम्बन्ध में अपने दीवान 
हरगोविन्द नाटाणी को इस प्रकार सूचित करता है, “सूरजमल की मर्जी रुपया 
पचास लाख ताई देवा की छे, ऐ ज्यादा चाहे छे वा राड (लड़ाई) ऊपर भी 
जीव राखे छ । आमेर रिकार्ड, पत्र, माघ कष्णा ११, वि० सं० १८१० 


[ ११० ! 


से विचलित था कि इस सारे क्षत्र में केवल जाट ही बचे हैं, जिन्होंने मराठा अधिकार 
की प्रतीक चौथ आज तक नहीं दी है ।' वह युद्ध हारा एक बार जाटों को नीचा 
दिखाना चाहता था और इसी कारण उसने जान बृश्कर ऐसी माँग रखी, जो जाठों 
को अस्थवीकार्य हो । जब रूपराम ने अपने स्वामी की होल्कर द्वारा दो करोड़ रुपया 
अथवा युद्ध की हठधमिता के विषय में सूचित किया, तो प्रतिक्रियास्वरूप सूरजमल 
ने भी अन्तिम रूप से चालीस लाख रुपये की पेशकश करते हुए साथ में पाँच गोले 
व बारूद भेजकर युद्ध की चुनीती को भी स्वीकार किया 7 


जाठ मराठा युद्ध 


१६ जनवरी १७५४ ई० को मराठा सेनाएँ जाट राज्य पर आकमण के लिए 
जयपुर से चल पड़ी और जयपुर तथा जाट राज्य की सीमा पर स्थित मौजा जलुथर 
पहुँचकर डेरा किया । यहाँ १६ तारीख को दिल्‍ली से खाण्डेराव और गंगाधर 
तांत्वा आकर शामिल हुए ।३ मल्हार के आदेश से खाण्डेराव जब अपनी ४,००० 
सेना के साथ दिल्‍ली से लौटते समय मार्ग में मेवात॒ व जाट इलाके को बुरी तरह 
से घुटने लगा, तो जवाहरसिह अपनी सेना के साथ उसका सामना करने पहुँच गया। 
समय से पूरठं ही एक बड़े संघर्ष की आशंका से चिन्तित मल्हार व सूरजमल दोतों मे 
अपने-अपने पुत्रों को युद्ध न छेंड़कर डेरों पर लौट आने की सलाह दी ।४ 

सूरजमल ने जयपुर से रूपराम द्वारा शत्र्‌ के सम्भावित आक्रमण की सुचना 
मिलते ही दिसम्बर (१७४५३ ई०) में अपनी प्रत्तिरक्षात्मक तैयारियाँ तेज़ कर दी 
थी | डीग, कुम्हेर, भरतपुर और बैर के दुर्गीं को युद्ध एवं रक्षा की साम्रग्नी से 
सुसज्जित कर लिया । मल्हार राव द्वारा चालीस लाख की पेशकश के प्रस्ताव की 
ठुकरा दिए जाने और जयपुर से कुच करने की ख़बर मिलने पर लगभग १६ जनवरी 
को डीग में ठृद्ध एवं रूण राजा वदनसिह की अध्यक्षता में एक संकटकालीन दरवार 
लगा ) बदनसिह के दोनों ओर क्रमशः सूरजमल और जवाहरसिंह बैठे थे । इस सभा 
में जाटों की चार प्रमुख डूगों (गोत्रीय पंचायत यथा सिनसिनवार, सोगरवार, खू टेल 
और चीथी सम्भवतः नौहवार) के प्रमुख सरदारों सहित अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति और 
राज्य के पदाधिकारी उपस्थित थे । इस सभा में जाट राज्य पर मराठा आक्रमण 
से उत्पन्न गस्भीर सकट पर खुलकर विचार विमर्श हुआ । अन्त में बदनसिह ने 
घोपणा की कि शान्ति के सभी उपाय समाप्त हो चुके हैं और अब केवल युद्ध द्वारा 


१. पेशवा दफ्तर, ऋ:श॥, पत्र, €३; सुजाब चरित्र, पू० २३७ 

२. सुजान चरित्र, पृू० २३७; भाऊ बखर पृ० हे; तारीख अहमदशाही, 
पृ० ९८ ब-१० अ 

रे. आमेर रिकार्ड, पत्र, माघ कृष्णा ११ वि० सं० १८१० (१६ जतवरी १७५४ ई०) 

४. सुजान चरित्र, पु० २३८-३६ 


[ १११ | 


ही राज्य की रक्षा हो सकती है, अत: वे सब लोग चारों दुर्गों से घनघोर 
युद्ध करें ।'* 


डीग से सूरजमल भरतपुर, कुम्हेर तथा वैर की रक्षा व्यवस्था का निरीक्षण 
करने हेतु रवाना हो गया । स्वयं बदनसिह ने जवाहरसिह और अपने मन्त्री गजसिह 
के साथ डीग के नौ प्रवेश द्वारों पर मोर्चाबन्दी का निरीक्षण किया और जवाहरसिह 
को नियमित रूप से भअऊ दरवाजे (कुम्हेर की ओर) पर रहने का निर्देश दिया। 
डीग दुर्ग के भीतर दो वर्ष के लिए खाद्य व शस्त्र सामग्री का संग्रह किया गया और 
दुर्ग की प्राचीर के वुर्जों पर तोपें जमा दी गई ।* सूरजमल ने भरतपुर पहुँचकर एक 
तेज़ सांडती सवार बेर भेजकर अपने भती्ज बहादुरसिह को वहाँ की मोचरविन्दी 
के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भेजे और स्वयं भरतपुर दुर्ग की व्यवस्था में लग 
गया । उसने चारों ओर मिद॒टी की दीवार पर मो्च बनाकर विभिन्न सरदारों की 
नियुक्ति की और बुर्जों पर तोपें स्थापित की । नववास की भोर क़िले की रक्षा का 
भार शम्भू के पुत्र को तथा पूर्वी द्वार का हरगोविन्द के चारों भाइयों को सौपा । 
वैर से वहादुरसिहु का जवाब आते ही भरतपुर दुर्ग का भार द्विजराज को सोपकर 
सूरजमल शीघ्रता से क्रुम्हेर की ओर चल पड़ा 


कुम्हेर का घेरा 


२० जनवरी १७५४ ई० को मराठा सेनाओं ने क्रुम्हेैर के निकट पिंगोर 
गाँव में अपना शिविर स्थापित करके जाटों के विरुद्ध युद्ध शुरु कर दिया ।* सूरजमल 
जो कुम्हेर दुर्ग के भीतर भारी मात्रा में खाद्यान्न एवं शस्त्र सामग्री जमा कर चुका था, 
एक शक्तिशाली सेना के साथ मराठा सेना का सामना करने के लिए मैदान में 
निकल आया, जहाँ एक भीषण युद्ध में दोनों पक्षों के सँकड़ों व्यक्ति मारे गए। 
विशाल मराठा सेता का मैदान में सामना करने में असमर्थ पाकर सूरजमल ने 
रक्षात्मक दृष्टि से अपने आपको कुम्हेर दुर्ग के भीतर बन्द कर दिया।* मराठा सेनाओ 
ने आगे वढ़कर क़िले के ठीक सामने अपने मोर्चे क्रायम कर लिए भर दुर्ग को चारो 
ओर से घेर लिया । यह घेरा लगभग चार महीने (१८ मई तक) चला । 

कुम्हेर मिट्टी का दुर्ग था, जिसकी दीवारें चौड़ी और खाईयाँ गहरी थी । 


१. सुजान चरित्र, प० २३६-४० 

२. वही, ० २४२-४५ 

३. वही, प्ृ० २४६-४७ । 

४. आमेर रिकार्ड, पत्र, माध कृष्णा ११ वि०सं० १८१० (१६ जनवरी १७५४ ई०); 
पेशवा दफ्तर>ऊशा, पत्र १०४ 

५. तारीख अहमदशाही, पृ० १०६ व 


| ११२ '] 


सूरजमल ने अपनी मुख्य सेना के हाथ इसकी इतनी सुदृढ़ मोर्चावन्दी की कि यह 
दुर्ग अभेद्य हो गया | मराठों ने हथनाल, शतुरनाल, बन्दूक व जेजाला आदि से आक्रमण 
प्रारम्भ कर दिया, जाटों ने भी दुर्ग की प्राचीर से तिरन्तर गोलाव्ारी की, जो १५ 
दिन तक चलती रही, किन्तु दुर्ग अजेय रहा । रेतीली भूमि होने के कारण मराठों का 
सुरंग लगाने का प्रयास सफल नहीं रहा । मराठों द्वारा अपती तीपों को चीचा 
करने पर गोला रेत में चला जाता था और ऊपर करने पर दुर्ग .को पार करके 
दूसरी तरफ़ उन्हीं को मोर्चों पर गिरता था । इस कारण घेरा लम्बा 
होता ग्रया, किन्तु मराठा सैनिक टुकड़ियाँ जाट प्रदेश में काफ़ी दुर-हुर तक फैज गई 
और कुछ ही समय में जाटों के चार दुर्गो (भरतपुर, कुम्हेर, वर व डीग) को छोड़कर 
लगभग सम्पूर्ण जाट प्रदेश पर मराठों का अधिकार हो गया ।: हे फरवरी को मराठ्य 
सरदार रामाजी ने जाट अधिकारियों को निकालकर आगरा शहर पर भी अधिकार 
कर लिया ।7 > 
मराठों हारा हाही तोपों को पने का असफल प्रयास 

कुछ समय बाद होल्कर के वुलाने.पर इमाद भी राजधानो से कुम्हेर के लिए 
रवाना हुआ । रास्ते में जब वह मथुरा में लूटपाट कर रहा था, तो पता चेलने पर 
मल्हार राव ने उसे ऐसा करते से रोका । इमाद अपने सहायक भकीबत के साथ 
भेवात में जाट गाँवों को लूटता हुआ मार्च के प्रारम्भ में कुम्देर पहुंचकर मराठा 
सेना में शामिल हो गया ।४ इमाद व मराठों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किले को 
लेने के दिन प्रतिदिन के प्रयास निष्फल होते गए और तब मराठों ने महसूस किया 
कि विना बड़ी तोपों के कुम्हेर दुर्ग को जीतना कठिन है ॥* अतः मराठों ने इमाद 
के द्वारा शाही तोपखाने की माँग की । इमाद ने अपने सहायक अकोबत महमुद खान 
को धुमधानी, किलाकशा, धूमक और भआलमसितानी नामक विशाल तोपें लाने के 
लिए सम्राट के पास भेजा ।* 

कुम्हेर दुरगे में बन्द सुरजमल के लिए यह ग्रंभीर चुनौती का समय था । केवल 
दुर्ग की रक्षा से ही जाट राज्य को भावी विनाश की आशंका से सुक्त नहीं किया 


१. भाऊ बखर, पू० ४ 

२. तारीख म्रुज़ञपफ़री, पृ० परे; चहार गुलजार, इलियट, श॥, पृ० १५४; 
फ्र कलिव, शाह आलम, पृ० ३ 

३. तारोख अहमदशाही, पृ० १११ व 

४. वही, पृ० ११४ अ; १५ मार्च को रघुनाथराव ने इमाद से एक लिखित समझीता 
किया, जिसके अनुसार जाटों का खज़ाना और लूट की सामग्री का चतुर्थाश 
उसको दिया जाना- तय हुआ, देखें, पेशवा दफ्तर, >६४॥, पत्र १०४ 

५. तारीख अहमदशाही, प० ११४अम 

६. शाकिर खात, पू० ७६; तारीख अहमदशाही, प० ११४ व 


जि 


| ११३ | 


जा सकता था ) अतः उसने सम्राट एवं वजीर इन्तिजाम को कुटनीतिक पत्र लिखे 
कि इमाद मराठों के साथ मिलकर साम्राज्य को नब्द कर रहा है। अगर उसकी 
महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू में ही नहीं कुचल दिया गया तो, उसकी सफलता 
उसका सिर घुमा देगी और जब वह अपने वृद्ध चाचा को वज्ञारत से एक तरफ़ धक्का 
देगा ओर सम्राट के साथ कटु व्यवहार करेगा तो उसके रास्ते में कौन रुकावट 
बनेगा ? सूरजमल ने शाही तोपखाने से इमाद को तोपें न देने का आग्रह करते हुए 
सम्राट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह सफ़्द रजंग तथा राजपृताना के राजाओं को 
आमंत्रित करके उत्तकी सहायता से सभी के समान शत्र मराठों को उत्तर भारत से 
निकाल बाहर करें।" 

वज़ीर इन्तिजामुद्दीला ने भी, जो मराठों के प्रति कुदृष्टि रखता था और 
अपने भत्तीजे की सफलता नहीं चाहता था, सम्राठ को चतुरतापृर्वक सलाह दी कि 
अगर मराठों की युद्ध सामग्री, सूरजमल से जीते हुए दुर्ग एवं विशाल सम्पत्ति तथा 
शाही तोपखाना दुर्दान्त एवं वेईमान इमाद के हाथों में सौंप दिए गए, तो उसकी 
महत्वाकांक्षाएं कल्पना की सभी सीमाओं को लांघ जाएगी ।* सम्राट ने वज़ीर से 
सहमति प्रकट की और जब अकीवत आगरा पहुँचा, तो वहाँ के क़िलेदार ने शाही 
आदेशानूसार तोपें देने से इतकार कर दिया।? १६ मा को अकीवत दिल्‍ली 
पहुँचा और जब वजीर ने तोपे देने से मना कर दिया, तो उसने विद्रोह भाव प्रदर्शित 
किया ।४ भीरु सम्राट इसाद की तानाशाही से भयभीत हो गया तथा अकीबत के विद्रोह 
ने उसके सन्देह को पुष्ट कर दिया । यहीं कारण था कि सुरजमल के पन्न एवं वज़ीर 
की सलाह ने उस पर जादू का कार्य किया । शाही मोहरयुक्त पन्र॒ जयपुर व जोधपुर 
के राजाओं तथा सफ़दरजंग़ को भेजे गए, जो सभी मराठों के हाथों बहुत हानि उठा 
चुके थे । इन पत्रों में उन्हें दक्षिणी कण्टकों से हिन्दुस्तान को मुक्त करने के लिए 
शाही झण्डे के नीचे अपनी सेनाओं को एकत्र करने के लिए कह्यू गया था ।* 


साण्डेराव की सृत्यु 
इसी बीच १७ माचे* को मल्हार राव होल्कर के इकलौते पुत्र ३० वर्षीय 


१. कानूनगों, जाट, १०६१; फ़स्टं टू नवाब, पू० २३७ 

सियार, ॥), पृ० २३६ 

वारीखें अहमदशाही, पृ० ११४ व; शाकिर खान स्पष्ट लिखता है कि सम्राट 

ने जाटों का लिहाज करके तोपें देने से इनकार कर दिया (तजकिरा, पूृ० ७६) । 

४. तारीखे अहमदशाही, पूृ० ११५४५ व 

फ़स्दे ट्‌ नवाब, पृ २३२७ 

६... कानूनगो ने खाण्डेराव की मृत्यु तिथि २७ फरवरी (जाट, पृ० ८६, पा० टि०) 
और मुकुन्द वामनराव बर्ब ने २४ मार्च (लाइफ ऑफ सूवेदार मल्हार राव 
होल्कर, पृ० ७० ) दी है, जो सही नहीं है । सरदेसाई द्वारा प्रस्तावित १७ मार्च 
ही अधिक तकंसंगत तिथि है (म० न० इ०, ॥, प_्रैं० ३८६) क्योंकि तारीखे 
अहमदशाही (पृ० ११७ अ) में १६ मार्च को अकीवत के विद्रोह के बाद ही 
यह सूचना दरबार में पहुँचने का वर्णन मिलता है, जबकि दिल्‍ली क्रानिकल्स 
(पृ० ४८) में १६ मार्च को यह खबर पहुँचने का वर्णन मिलता है । 


कद 


हा 


| ११४ | 


खाण्डेराव की मृत्यु से मराठा शिविर में सन्नाटा छा गया । घटना के दिन खाण्डेरारव॑, 
जो अपने मोचों दुर्ग की दीवार तक ले जाने में सफल रहा था, पालकी में बंठकर' 
खाईयों का निरीक्षण कर रद्दा था । अचानक दुर्ग से गोलावारी शुरू हो गई और 
एक जम्बूरे का गोला लगने से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई ।' फलस्वरूप युद्ध कुछ 
दिनों के लिए स्थग्रित हो गया । रघुनाथराव सहित अन्य सरदारों ने मल्हार राव 
को धीरज बँधाया और इमाद ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, “अब से आप 
खाण्डू के स्थान पर मुझे अपना पुत्र समझें ।”* सूरजमल ने भी मल्हार तथा 
खाण्ड राव के पुत्र मलराव को शोकसूचक बस्त्र भेजते हुए खेद व्यक्त किया ।* सम्राट 
ते भी शोक प्रकट किया । 

१ अप्रेल को युद्ध पुनः प्रारम्भ हो गया। उसी रात्रि को सुरजमल दुगें से 
बाहर निकलकर हरगोविन्द नाटाणी के डेरे में गया और लौटकर (संभवत्त: शन्त. खेमे 
में शान्ति की कोई सम्भावना न पाकर) किले के अन्दर से आक्रमण शुरू कर दिया, 
जिसमें अनेक मराठे मारे गए | मल्हार जो अपने पृन्न के अन्त्येष्टि कर्म करने. 
मथुरा गया हुआ था, ४ तारीख को लौटकर मराठा शिविर में आया ।* पुत्र के शोक 
में ऋद्ध मल्हार ने प्रतिज्ञा की कि, “सूरजमल का सिर विच्छेद करके कुम्हेर दुर्ग की 
मिट्टी यमुना में डालु गा, तभी मेर। जन्म साथंक होगा, अन्यथा मैं प्राण त्याग 
दूगा 

इस प्रकार प्रतिशोध की ज्वाला में मराठा सेनाओं ने दुगुने वेग से जाठों पर 
भीषण प्रहार शुरू कर दिए। होल्कर ने शाही तोपें न पहुँचने पर रुष्ट होकर 
अपने दीवान गंगराधर यशवन्त तांत्या को अन्य स्थानों से अधिक से अधिक तोपों 
की व्यवस्था करने के लिए कहा ताकि बह जाटों को नष्ट करने की अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कर सके । फतहसिह बड़यूजर को भेजकर खसेरा से तोप मंगवाई गई और 
राजश्री अप्पाजी को उज्जन से तथा मुजफ्फ़र खान गारदी को अपना तोपखाना 
भेजने के लिए लिखा गया | मालवा और इन्दौर से भी तोपखाना भेजने के सम्बन्ध 
में पत्र लिखे गए ।९ 


१. तारीख़े अहमदशाही,पृ० ११७; भाऊ बखर, पृ० ५; अहिल्याबाई को छोड़ 
खाण्डू को सभी पत्नियाँ (नौ) उसके साथ सती हो गई और उसका स्मारक 
वहीं दुर्गे के सामने मैदान में बना दिया गया (दिल्ली क्रानिकल्स, पू० ४5) णो 
आज भी गांगरतोली (कुम्हेर) में जाट शासकों को सदुभावना के प्रतीक के रूप 
में विद्यमान है । 

तारीखे अहमदशाही, पृ० ११७ ब 

वही, प० १२१ व 

वही 

वही, पृ० १२२ अ 

भाऊ बखर, पृ० ५ 

पेशवा दफ्तर, 22॥, पत्र ५६ 


कद सह ६ 2० २० 


[ ११४ ] 
स्‌रजमल को प्रतिरक्षात्मक कूटनोति' की सफलता 


यद्यपि सेनिक हृष्टि से जाटों ने विशाल मराठा सेना के मुकाबले में कुम्हेर 
की प्रतिरक्षा में तीन महीने तक अद्भुत घैय॑ एवं साहस का परिचय दिया, तथापि 
प्रतिशोध की उग्र भावता ने मराठा भुजा में जिस नवशक्ति का संचार किया उसका 
वज़न जाट भी महसूस करने लगे। हिन्दुस्तान में ऐसी कोई साहसी शक्ति नहीं थी, 
जो मराठों के विरुद्ध खुलकर उनकी सहायता के लिए अंगुली उठा सके | इस कारण 
सूरजमल को अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा | वह्‌ समझौते का इच्छुक था, 
किन्तु अब होल्कर का दुराग्रह उसके भार्ग में बाधक था । 

ऐसे अवसर पर सूरजमल की चतुर पत्नी हंसिया ने अपनी उपाय कुशलता 
से पति के निस्तेज जीवन में आशा का संचार किया । वह मराठा सरदारों की 
आपसी स्पर्द्धा और जयप्पा सिन्धिया की विश्वसवीयत्ता से अवगत थी । अतः शत्रु 
के शिविर में फूट डालने के उदहृश्य से एक राधि को उसमे रूपराम के पूत्र तेजराम 
कटारी को, सूरजमल की पगडी एवं उसके पतन्न के साथ, जयप्पा के पास पगड़ी 
बदलकर उसको मित्रता एवं संरक्षण पाने की याचना के साथ भेजा | जयप्पा ने 
सूरजमल की धरोहर को स्वीकार करके एक उत्साहवर्धंक पन्न के साथ अपनी पगड़ी 
भेजी और अपनी सदाशयत। के सर्वाधिक पवित्र प्रमाण के रूप में वेल भण्डार से पृष्प 
भेजे । इस समाचार के प्रकदठ हो जाए पर महल्दार राव अत्यन्त उदास हो 
गया । 

दूसरी ओर सूरजमल ने सियार के लेखक के अनुसार सम्राद एवं वजीर 
इन्तिज़ाम की पत्र लिखा कि अगर उन्होंने मराठा एवं मीर शहाबुद्दीन (इमाद) को 
अपनी योजना पर चलने दिया, तो एक समय आएगा जब वह ॒वज़ीर के पद के साथ 
साथ सिंहासन पर भी अपनी आँखें गढ़ाएया और सरकार बदलने का प्रयास करेगा, 
ताकि नया शासन उसके अनुकुल हो । इसलिए शाही हित में वह सलाह देता है कि 
इन परिस्थितियों में क्या यह उचित नहीं होगा कि सम्राट अपने मन्त्री तथा सेना के 
साथ, शिकार एवं शाही भूमि के निरीक्षण के बहाने से सिकन्दरा की तरफ़ बढ़, 
जहाँ पर शामिल होने के लिए अब्दुल मंसूर खान को बुलाया जाय, जो मराठों व 
मीर शहावुद्धीव को नष्ट करते हेतु साथ देने में नही चूकेगा । सूरतमल की योजना 


१. देखें चान्दावत, “कुम्हेर के घेरे में सूरजमल की प्रतिरोधात्मक कुटनीतिक 
योजना का स्वरूप,” राजस्थात इतिहास कांग्रेत का १२ वाँ अधिवेशन, 
१६७६ ई० 

२. भाऊ बखर, पृ० ५-६; गुलगुले दफ्तर, |, पत्र संख्या २१४५व २२७ से इसकी 
पुष्टि होती है।' 

३. सियार, ॥, पृ० ३३६; इसकी पुप्टि नवाव मुहब्बत खान के ग्रच्थ अलवार-ए- 
मुहब्बत (इलियट, ५॥॥, पृ० २८६) से भी होती है । 


[| ११६ | 


थी कि सम्राट अलीगढ़ पहुँचे और वहाँ तव तक रुकें, जब तक कि नवाब सफ़दरजंग 
वहाँ न पहुँच जाय ।अवध से आने वाली सेना के पहुँचते ही उसे तेजी से आगरा 
की ओर प्रयाण करना था, जहाँ कछवाहा एवं राठौड़ राजाओं को अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ उसके साथ मिलना था। योजना चम्बल पर घेरा बनाने की थी, 
ताकि शत्र्‌ बचकर नहीं जा सके । अगर मराठे कुम्हेर का घेरा उठाकर आगरा पर 
प्रयाण करते हैं, तो सूरणमल उनके पीछे से आकर सम्राट के साथ सम्मिलित हो 
जाएगा । 

सरजमल की यह सलाह सम्राट एवं वज़ीर द्वारा स्वीकृत कर ली गई ।* 
जब सभो ओर से उत्साहजनक जवाब आ गए तो सम्राट २७ अप्रेल को अपने हरम 
सेना व तोपखाने के साथ शिकार-ए-काफ़िले पर राजधानी से रवाना हुआ। ? 
सफ़दरजंग भी गंगा के किनारे मेहदीधाठ (कन्नौज के नीचे) पहुँचकर सम्राट के 
अलीगढ़ पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगा । परन्तु सम्राट जैसा कि निश्चय किया गया 
था, अलीगढ़ पहुँचकर सुदृढ़ दुर्ग में शरण पाने की अपेक्षा मृढ़तावश सिकन्दरांबाद 
(१७ मई) के पड़ोस में समय गंवाता रहा ।* फलस्वरूप वह सफ़्दरजंग के दल से 
प्रतिकूल स्थिति में हो गया । इस प्रकार सम्राट सूरजमल की सलाह के इस भाग 
पर विलम्ब एवं अनिच्छा से कार्य करता दिखाई दिया, जिसे वज्जीर एवं उसकी 
माता मलिका जमानी ने भी पसन्द नहीं किया । ४ 

सम्राट के शिविर की इन भन्त्रणाओं और अनिश्चय के समाचार मीर 
शहाबुद्दीन को मिल गए, जो अत्यधिक सतर्क जौर अपनी योजना पर घ्येयरत था ।* 
इमाद ने इन गतिविधियों का अवलोकन पूरी ग्रम्भीरता से किया और हील्कर की 
सहायता से वह सम्राट को परास्त करने के लिए तैयार हो गया । इसके परिणाम 
स्वछूप इमाद का ध्यान कुम्हेर से हटकर सम्राट की योजना को विफल करने में लग 


१. इस योजना का श्रष्ठतम वर्णन तारीख म्ुज़ञपफ़री (पृ० ८८) में किया गया 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि इमाद व मराठों को इस योजना का पता चल 
गया था और उन्होंने सूरजमल को कुम्हेर दुर्ग से बाहुर निकाल लाने के उहबं श्य 
से एक जवाबी योजना बनाई, किन्तु उसमें वे सफल नहीं हुए, देखें, हिंगणे 
दफ्तर, ॥, पत्र ६०, १६ अप्रैल १७५४ ई० 

२. सियार, ॥॥, १० ३३६; कंम्ब्रिज हिस्ट्री, पू० ४३६ 

३. सियार )॥, पृ० ३३६; सरकार, पतन, |, पृ० २८६ ह 

४. फ़स्ट दू नवाब, पृ० २३७-३८; तारीख अहमदशाही, पु० १२७ व; तारीख 
मुजफ्फ़री, पुृ० ८& 

५. सियार, ॥॥, पृ० ३२७ 

६. वही 


[ ११७ -] 


गया । इसी उह्ं श्य से उसने अपने षड़यन्त्रकारी दूत अकीबत को सम्नाट के शिविर 
में भेजा ।' इस धकार सूरजमल की उपयुक्त योजना ने इमाद पर दवाव का काम 
किया । 

दूसरी ओर भाऊ बखर के लेखक के अनुसार सूरजमल ने जयप्पा सिन्धिया 
को सन्देश भेजा, “आप कब तक मेरी परीक्षा करोगे ? या तो आप सहायता करने 
आओ या आक्रमण करके मुझे मारो ।” इस पर जयप्पा अपने सलाहकारों के साथ 
मन्त्रणा करने के पश्चात्‌ रघुनाथराव के पास गया और कहा, “दादा साहब मैं 
साधारण घुड़सवार हूँ, नमक हराम नहीं हूँ । ऐसी स्थिति में मैं जो कहूँगा, उसे आप 
पसन्द नहीं करंगे । इस समय जाटों से खंडणी लेकर इस अभियान को पूरा करो। 
अगर हम यहाँ एक स्थान पर लम्बे समय तक रहेंगे, तो भारी पड़ेगा ।” इस पर 
रघुनाथराव बड़ी दुविधा में फँस गया । उसने सखाराम वापू से इस प्रश्त पर सलाह 
मशविरा किया कि अगर शत्रु से समझौता करते हैं, तो मल्हार राव को खो बैठते हैं 
भौर नहीं करते हैं, तो अपनी बातें समाप्त होती हैं, इसका उपाय क्या किया जाय ? जब 
जयप्पा ने अपनी सेना के साथ कुच करने की धमकी दी, तो इस विकट समस्या पर 
वार्ता करने के लिए रघृताथराव होल्कर के पास गया और कहा, शिन्दे तो जा रहा 
है । तुम वरिष्ठ होने के नाते मुझे क्या सलाह देते हो ? मल्हार ने यह अनुभव किया 
कि उसके अकेले दुराग्रह करने पर सारे परिणामों की जिम्मेदारी उसी पर होगी 
और अगर वह रघुनाथराव की सलाह पर ध्यान नहीं देता है तो यहाँ भी उसे कोई 
लाभ नहीं है। यह सोचकर उसने रघुनाथरात्र से कहा कि वह उसके स्वामी है, और 
जिसमें वह प्रसन्न है, वह उसे स्वीकार है। इस प्रत्युत्तर का श्रष्ठ उपयोग करते हुए 
रघुनाथराव जयप्पा के पास आया और उसकी रवानगी को रोककर उसे जाटों के 
साथ सुलह करने की स्वीकृति दे दी । इस विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि 
कुम्हेर के दुर्ग में घिरे सुरजमल को गम्भीर स्थिति से उबारने में जय॒प्पा की भूमिका 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही । 
जाट-मराठा सन्धि (१८ मई १७५४ ई०) 

इस प्रकार सूरजमल की कुटनीतिक योजना ने घटनाक्रम को उसके पक्ष में 
इस तरह मोड़ दिया कि जाट सेना द्वारा कुम्हेर की अभूतपूर्व रक्षा के अन्तिम चरण 
में इमाद व मराठों का सक्तिय दवाव कम होने लगा और जब जाट राजा तीस लाख 
रुपयों के अतिरिक्त सम्राट को दी जाने बाली पेशकश की राशि इमाद व मराठों 
को देते को तैयार हो गया, तो १८ मई १७५४ ई० को दोनों पक्षों के वीच तुरन्त 


वही, पृ० ३३७; तारीख मुज़फ्फरी, प्‌ ६०, सम्राठ को धोखा देने के अकीवत 
के प्रयासों के लिए देखें सरकार, पतन, ।, पू० २८६-२६० 

२. विस्तृत विवरण के लिए देखें, भाऊ बखर पृ० ७ से ११ भीर वर्वे 
सृवेदार मल्हार राव होल्कर, पृ० ७१ से ७३ 


[ ११८ -] 


शांति स्थापित हो गई ।' अगले दिन इमाद व होल्कर मथुरा" तथा २२ मई को 
जयप्पा नारनौलर के लिए रवाना हो गए ! इस सन्धि से सूरजमल ने बहुत बड़ा 
राहत महसूस की, अतः उसने शाही खेमे की ओर जाने का विचार बदल दिया। 
२६ मई को होल्कर द्वारा सिकन्दरावाद के शाही शिविर १र आक्रमण गौर २ जुन 
को इमाद द्वारा मराठों की सहायता से वज्जीर एवं सम्राट की क्रमशः पदच्युति 
उपयू क्त घटनाक्रम की पृष्टि करती है । 

कुग्हेर का घेरा समाप्त होने पर सूरजमल की तात्कालिक समस्या जाट 
राज्य की पुर्नेव्यवस्था और खोए हुए भूभाग पर पुनः अधिकार करते की थी । 
यद्यपि इस घेरे के दौरान सूरजमल की सनतिक शक्ति को कोई विशेष हानि नहीं 
पहुँची थी, किन्तु मात्र चार दुर्गो को छोड़कर सम्पूर्ण जाट राज्य व्यवह्स्त: इमाद 
एवं मराठा सेनाओ के अधिकार में जा घुका था। यही कारण था कि ऐसी 
परिस्थिति में सिकन्दरावाद एवं दिल्‍ली में घटित घटवाओं (सम्राट एवं वजीर की 
पदच्युति) में पूर्व निश्चय के अनुसार भाग न लेकर सूरजमल ने उदासीनता का 
रुख अपनाया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसका राजनीतिक शत्रु इमाद वज़ीर 
का पद प्राप्त करके और अधिक शक्तिशाली बन गया । 


जाट-मराठा समझोता (अगस्त १७५४ ई०) 

अगस्त के प्रारम्भ में जाट पुनः सक्रिय हो गए । उन्होंने दिल्‍ली के निकटवर्ती 
इलाकों में लुटपाट शुरू कर दी और नरेला व सोनीपत के कई गाँवों में मराठों के 
साथ भी उनकी सुठभेड़ हुई ।* मराठों ने इस समय अपने विस्तार के लिए सूरजमल 
से समझौता कर लेना नीतिसंगत समझा । सूरजमल ने पिछले संघर्ष के अनुभव के 
आधार पर मराठों की तुलना में इसमाद को अपना प्रमुख शत्रु समझा, जो अभी भी 


१. तारीख अहमदशाही, प० १२८ अ। भाऊ वखर (पृ० ११) के अनुसार यह राशि 
साठ लाख रुपये थी जो सही नहीं है। तारीखे 'अहमदशाही और पेशवा 
दफ्तर (55), पत्र ६०) में यह राशि तीस लाख ही बताई गई है । कितच्तु 
सूरजमल ने इस राशि, का भी भुगतान नहीं किया, पेशवा दफ्तर, 35॥, 
पत्र 5८० व ८५५६ 

२. चारीखे अहमदणशाही, पृ० १९८ अ 

३. वारीख मूजपफफ़री [पृ० ६३) का वृतान्त भ्रान्तिपूर्ण है । मराठा पत्र से पता 
चलता है कि जयप्पा ने दिल्‍ली से नारनौल की ओर कुच किया था। इससे 
मालूम होता है कि दिल्‍ली में सम्राट परिवर्तन की क्रांति में सहायता देने के 

. वाद ही सभवत: वह नारनौल के लिए रवाना हुआ होगा, शिदेशाही इतिहासांची 
साधने, ।, पत्र, ११४ 
४. तारीख आलमगीर सानी, पृ० १६ थ्‌ 


| ११६ | 


जाट प्रदेशों पर अधिकार जमाए हुए था, जवकि मराठ जाट प्रदेश को खाली कर 
चुके थे। इस कारण सूरजमल ने भी इमाद से अपने प्रदेशों को मुक्त कराने के लिए 
मराठों के साथ समझौता कर लेना वुद्धिमतापूर्ण समझा | वैण्डल के अनुसार इस 
समझौते के अनुसार जाट राजा इस बात पर सहमत हो गया कि मराणों के युद्धों में 
वह उनका विरोध नहीं करेगा और उत्तर में जब मराठों की सेना का कुच होगा, 
तव वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा । उस समय आगरा सूवे का वड़ा भाग 
मराठों के हाथ में था। रघुनाथराव ने सूरजमल को यह अनुमति दे दी कि वह इस 
प्रदेश पर अधिकार कर सकता है| मराठा सूत्रों के अनुसार सूरजमल को इस 
प्रदेश में बादशाह के खालसा के महाल, वजीर की जागीरें तथा अन्य जागीरों पर 
अधिकार करने की स्वीकृति दे दी गई थी।* यह समझोता संभवत: अगस्त 
(१७५४ ई०) के अन्त में हुआ, जब होल्कर का दीवान गंगाधर मथुरा में सूरजमल से 
मिला था ।? 
होडल, पलवल और सेवात पर अधिकार 


मराठों को विश्वास में लेकर अब सूरजमल ने शाही अधिकार से अपने 


प्रदेशों की मुक्ति के लिए खुला संघर्ष छेड़ दिया। सितम्बर के प्रारम्भ में उसने 
होडल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। २७ सितम्बर को 
उसने वालू जाठ के पुत्र के नेतृत्व में एक जाट सेना पलवल पर अधिकार करने के 
लिए भेजी, जो वजीर की जागीर का महाल था। अगले दिन जाट सेना ने अचानक 
हमला करके पलवल पर अधिकार कर लिया । जाटों ने वहाँ के काजी को गिरफ्तार 
कर लिया और कानूनगो सन्तोपराय को, जिध्तने बालू जाट की ह॒त्या के लिए 
अमकीवत को उकसाया था, मौत के घाट उतार दिया 


यह समाचार मिलते ही वजीर गाजीउद्दीन (इमाद) उसी समय अपनी सेना 


के साथ मल्ह्वार राव होल्‍कर के पास गया और जाटों के विरुद्ध आक्रमण मे उसकी 
सहायता करने की प्रार्थना की । इस पर मल्हार ने उसे शान्त किया और अगले दिन 
वह वजीर को रघुताथराव के पास ले गया | रघुनाथराव ने वजीर को स्पप्ट जवाब 
दिया, “हमने सूरजमल के साथ सन्धि की है ! मैं अपने वचन से पीछे नहीं ह॒टूगा । 
आप धेय॑ रखिए, मैं सूरजमल को आपकी जागीर के महालों पर अधिकार न करने 
के लिए लिख देता हूँ ।* 


१. 


3328 37 कर 


सरकार, पतन, ॥), पृ० २७२; तारीखे आलमगीर सानी, प्र० २२ अ से इसकी 
पुष्टि होती है । 

हिंगण दफ्तर, ॥, पत्र १७६९ 

पेशवा दफ्तर, >झए॥, पत्र ११४ 

तारीख आलमगीर सानी, पृ० २२ अ 

चही, पृ० २२ अ 


[ -१२० .] 


इस बीच अकीयत ने बदंख्शी सेना तथा रिसलिदारों के नेतृत्व में सैनिक 
टुकड़ियाँ भेजकर मेवात के जिलों के गाँवों में राजस्व वसूली तथा लुटमार शुरू कर 
दी थी | इस पर अक्तूबर के मध्य में सूरणमल ने एक शक्तिशाली जाठ सेना को 
भेजकर शाही सेना को खदेड़ दिया और मेवात के अधिकांश क्षेत्र पर जांठों का 
पुन: अधिकार स्थापित हो गया । 
इमाद व सूरजसल फे बीच समझौते के प्रयास की विफलता 

इस समय वज़ीर अपनी सेनाओं में वकाया वेतन को लेकर विद्रोह तथा बढ़ते 
हुए शत्रुओं से परेशान था, अतः उसने सूरजमल से समझौता कर लेना हितकर समझा । 
बापू हिंगणे चाहता था कि जाट एवं वजीर के मामलात मराठों के माफ़ेत तय होने 
चाहिए। परिभामस्वरूप २२ अक्तूबर १७५४ ई० को जयसिह॒पुरा स्थित मराठा 
शिविर में यह वार्ता शुरू हुई । होल्कर के दीवान गंग्राधर तांत्या और सूरजमल के 
पुरोहित रूपराम कटारी ने वार्ता प्रारम्भ करते हुए वज़ीर से कहा कि बल्लभगढ़ 
सूरजमल को दे दिया जाय, जो पहले उसके पास था | वजीर के इचकार करने पर 
यह वार्ता भंग हो गई । * 
सूरजमल की निरन्तर सफलताएँ 


२८ अक्तूबर को सूरजमल ने एक शक्तिशाली अभियान छेड़कर आगरा के 
निकटवर्ती सभी परगनों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक भी महालर 
खालसा भूमि में नहीं बचा ।* इमाद ने बहादुर खान बलुच को जाटों द्वारा अधिकृत 
परगनों पर पुतः अधिकार करने के लिए भेजा, किन्तु वह जाट (अलग-अलग) सेना 
द्वारा खदेंड़ दिया गया ।* ऐसा लगता है कि कुछ ही समय बाद जाट सेना वल्लभगढ़ 
पर पुनः अधिकार करने में सफल रही । अलीगढ़ पर भी आक्रमण करके दुर्ग पर 
अधिकार कर ल्या गया और उसका नाम रामगढ़ कर दिया गया। अलीगढ़ को 
आधार बनाकर न केवल निकटवर्ती प्रदेश पुनः जाट राज्य में मिला लिए गए, वल्कि 
अब सूरजमल ने गंगा-यमुना के दोआब में आगे बढ़ता शुरू किया । यहाँ अन्ताजी 


माणकेश्वर के नेतृत्व में बढ़ती हुई मराठा सेना ने जाटों हवारा अतिक्रमण के व!वजद 
संघर्ष से बचने का प्रयास किया ।* 


१. वही, पृू० २२ व 

२. तारीख आलमगीर सानी, पृ० २६; सूरजमल के प्रति मराठों की नीयत साफ़ 
नहीं थी। वे चौथ की बकाया राशि के मामले में वज़ीर के साथ मिलकर जाठों 
पर आक्रमण करने के लिए भी सोच रहे थे, अतः यह सम्भव है कि वार्ता की 
विफलता में मराठों को भुभिका रही हो, देखें, हिगणे दफ्तर, ॥, पत्र १०८ 

- तारीख आलमगीर सानी, पृ० २८ व, हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र १७६ 

- तारीख आलमगीर सानी, प्रृ० २६ अ 


%- पशवा दफ्तर, #४ए७॥॥, पत्र ६३, हिंगणे दफ्तर, ।,.पत्र १७८ वे १७६ 


प्र श्0 


[ १११ ] 


इमाद के विरुद्ध शुजाउद्दोला से गठबन्धन 


के 


१७५५ ई० के प्रारश्भ में अवध के नवाब शुजाउद्यौला ने वजारत पर अपनी 
उम्मीदवारी के लिए समर्थन पाने हेतु अपने दृत अली कुली खान दागस्तानी को 
अपने वंशानुगत मित्र और इमाद के शत्र्‌ भरतपुर के जाद राजा सूरजमल और 
फ़ह खाबाद के अहमद खान बंगश के पास भेजा । दोनों की ओर से इस योजता में 
शामिल होने के उत्साहजनक समाचारों के बाद अली कुली खान दिल्‍ली में बैठकर इस 
पड्यस्त्र पर अमल करने लगा । वह किशनचन्द सूद और दीदाने खास के 
उपअधीक्षक संफुद्दीन मुहम्मद खाद को अपने विश्वास में लेने में सफल रहा । किन्तु 
वजीर को इस पड़यन्त्र की गन्ध मिलते ही वह मई में राजधानी लौट आया और 
शीघ्र ही संफुद्दीव को बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया । किशनचन्द के मकान 
पर आक्रमण करके उसे लूटा, परन्तु वह दचकर भाग गया । अब वजीर ने सूरजमल 
से निपटने का निश्चय किया जो कि आसान कार्य नहीं था।' 
बजीर का जाट विरोधी अभियाव और नागरमल के शान्ति प्रयास 

७ जूत १७५४५ ई० को वज़ीर मे नजीव खान रूहेला को एक शक्तिशाली सेना 
देकर दोआव से सूरजमल को निकाल बाहर करने के आदेश दिए । नजीब 
कुछ क्षेत्रों पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ, किन्तु एक बड़ा संघर्ष होने के 
पूर्व ही शाही दीवान राजा वागरमल ने शान्ति के लिए हस्तक्षेप किया। नागरमल 
ने अपने दृत सुजानर्सिह को नजीब के वकील मेघराज के साथ इस सन्देश के साथ 
भेजा कि वह वजीर को पेशकश की राशि देकर मामले का निपटारा कर दें। 
सूरजमल ने, जो वज़ीर पर भरोसा नही करता था, पाँच लाख रुपये इस शर्ते पर 
देने की पेशकश की कि जो परगने उसके अधिकार में हैं, वे उसके पास रहने दिए 
जाए, और सफ़दरजंग हारा उसे दी गई अठारह लाख की जागीर में उन्हें शामिल 
कर दिया जाय । वज़ीर ने इसे स्वीकोार नहीं किया और वार्ता भंय हो गई ।* 

१७ जून को इमाद ने पुनः नजीब को सेना देकर जाटों के विरुद्ध रवाना 
किया । नजीब शिकारपुर से फ़ खनगर पहुँचा । कुछ दिव बाद उसे पता चला 
कि सूरजमल ने णो दनकौर और खूुर्जा में पड़ाव डाले हुए था, एक सैनिक टुकड़ी 
को सिकन्दरावाद भेजा, जहाँ मराठों ने वह दुर्ग उन्हें सौप दिया। वज़ीर ने 
नजीव को पुरी शक्ति से सूरजमल के विछ्द्ध युद्ध छेड़ते के निर्देश भेजे और स्वयं 


१. ए० एज़० श्रीवास्तव, शुजाउड्रोला, ।, पूृ० २०-११; सरकार, पतन, ॥॥, 
पृ० सर्प । 

२. तारीख आलमगीर सानी, पू० ५६ व 

३- वही, पृ० ५७ अ; हियणे दफ्त र, ॥, पत्र १७६ 

४. तारीख आलमग्रीर सानी. पृ० ७ भ 


[ १५२ ] 


२ जुलाई को सम्राट के पास गया और उसे सूरजमल के विरुद्ध कुच करने का 
*आग्रह किया । मीरबस्शी, शस्सुद्दीला, सैय्यद नियाज खान, मीर आतिश, जलालुद्दीत 
खान तथा अन्य लोग भी वहाँ उपस्थित हुए । इमाद ने कामगार खान, तसदीक वेग 
'खान और सरहिन्द के फ़ौजदार को भी बुलावा भेजा । अन्त में यह निश्चय हुआ 
कि शाहज़ादा अली ग्रौहर, वजीर तथा अन्य सरदार जाट विद्रोहियों के विरुद्ध कुच 
करें। इसके बाद सम्राट आलमगीर द्वितीय अपने महलों में चला गया । वजीर ने 
पेशखाना व तोपखाने को तैयार करने के आदेश दिए ।' 


शान्ति समझोता (२६ जुलाई १७५४ ई०) 

जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तभी राजा नागरमल ने, जो यह नहीं 
चाहता था कि युद्ध हो, वज्चीर को शान्ति के लिए प्रेरित किया । ७ जुलाई को वह 
वजीर के दो विश्वासपान्नों इवाडुललाह एवं मुहम्मद आशिक के साथ यमुना पार 
करके नजीब के पास गया । उसी दिन नजीव अपनी २५,००० सेना के साथ 
फ़रु खनगर से दशना चला गया था, अतः नागरमल अगले दिन दशना जाकर उससे 
मिला । सूरजमल भी अपनी २०,००० सेना के साथ इस समय दशना के निकट 
पहुँच चुका था। नागरमल वी मध्यस्थता से नजीब व सूरजसल के वीच यहाँ पर 
कई दिनों तक वार्ता चलती रही । कुछ समय बाद वजीर भी आकर इस वार्ता में 
सम्मिलित हो गया। अन्त में २६ जुलाई को सन्धि सम्पत्त हुई, जिसकी शर्ते 
निम्नलिखित थी-- 

(१) सूरजमल के पास अलीगढ़ तथा अन्य वे परगनें (खालसा) बने रहेंगे, 
जिन पर हाल ही में उसने अधिकार कर लिया था । 

(२) इन प्रदेशों के राजस्व के रूप में २६ लाख रुपया देना तय हुआ। 
जावेद खान और सफदरजंग ने सूरजमल को पहले कुछ जागीरें दी थी, 
परन्तु उन पर कब्जा नहीं दिया था । अतः उन जागीरों के बदले वेवन 
के रूप में १८ लाख रुपये उपयुक्त राशि में से घटा दिए जायेंगे । 

(३) शेप आठ लाख रुपयों में से दो लाख रुपये सूरजमल ने तत्काल नक़द 
दिए और पचास हज्ञार रुपये प्रति मास शाही खजाने में जमा कराने 
का वचन दिया । 

(४) सूरजमल सिकन्दराबाद के दुर्ग को खाली कर देगा ।* 


प्‌, वही प० ४५७ 

२. सन्धि की घाराएँ तारीख आलमगीर सानी (पृ० ५५) में दी हुई हैं । सन्धि की 
तारीख दिल्‍ली क्रानिकल्स से ली गई है| मराठा सूत्र उपयुक्त शर्तों के अतिरिक्त 
एक ओर शर्ते का उल्लेख- करते हैं, जिसके अनुसार सूरजमल ने ५,००० सेना 
के साथ शाही सेवा करता स्वीकार किया, हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र १७० 


| १२३ | 


इस लिखित समझौते के अलावा अन्‍्तर्वेद से मराठा थानों को हटाने और 
मराठों को चम्बल पार खदेड़ने के प्रश्न पर भी दोनों पक्षों के वीच मौखिक सहमति 
हो गई ।! यद्यपि वज़ीर इस सहमति के प्रति ईमानदार नहीं था, फिर भी मराठों 
को जब इस समझौते की सूचना मिली तो वे अपने विरुद्ध एक बड़े राजनीतिक 
गठबन्धन की आशंका से भयभीत हुए । पेशवा ने दिल्ली स्थित अपने राजदूत हिंगणे 
वन्धुओं को लिखा कि वे इस वात क्री विस्तार से सूचना भेजें कि “करार के 
मुताबिक जाट का व्यवहार है अथवा नहीं और वह क्‍या मससूबा कर रहा है ।” साथ 
में उसने यह भी सलाह दी कि जो राजनीतिक स्थिति मराठों के विरुद्ध हो गई है, 
उसे जाट राजा के साथ बातचीत करके ठीक करें।* एक अन्य पत्र में पेशवा ने 
लिखा कि वे (हिंगर्ण बन्धु) जाट व नजीब की एकता को तोड़ने का प्रयास करें और 
बादशाह, वजीर, जाठ तथा शुजाउद्दोला के मराठा विरोधी समझौते को सम्भव न 
होने दें ।२ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुम्हेर की विपत्ति के एक वर्ष के भीतर ही 
सूरजमल अपने दोनों प्रमुख शन्तओं (इमाद व मराठ) से पृथक-पृथक समझौते संपन्न 
करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित, लाभप्रद एवं सुहृढ़ बनाने में सफल 
रहा । वह अपनी जागीरों की पुर्प्राप्ति और उन पर शाही मान्यता प्राप्त करने में 
सफल हुआ और भव अधिक आत्म विश्वास के साथ अपने राज्य विस्तार के प्रयासों 
में लग गया । 
मराठों फे विरुद्ध गोहद के राणा की सहायता 

भरतपुर के आगे आगरा व ग्वालियर के बीच में गोहद का छोटा सा 
राज्य था । यहाँ के जाटों ने भरतपुर के जाट राजाओं के समर्थन से अपनी स्वतन्त्र 


१. हिंगण दफ्तर, ॥, पत्र १५६ 

२. वही, जि० ॥, पत्र १७०: 

३. वही, जि० ॥, पत्र १५६ 

४. यहाँ का प्रमुख जाटों की देशवाल शाखा के वमरौजी परिवार से सम्वन्धित 
था, जो अपना वंश वृक्ष जेठसिंह से ढ़ ढते हैँ, जिसके पास ग्यारह॒वीं शताब्दी में 
बैराठ (अलवर के दक्षिण में) में भूमि थी ॥ बाद में यह्‌ परिवार ११६५ ई० के 
लगभग आगरा के निकट वमरोली गाँव में वस गया, जिस पर उसने वमरौली 
नाम धारण किया | मुसलमानों के विरुद्ध राजपूतों का साथ देने के कारण 
१५०४५ ई० में इस परिवार को: गोहद का प्रदेश और राणा की पदवी सिली 
थी । १८०६ ई० की ब्रिटिश सन्धि के अबुसार यह पूर्व में अधिकृत ग्वालियर 
और ग्रोहद को खोकर, धौलपुर, वाडी एवं राजाखेड़ा को मिलाकर घौलवुर 
राज्य में परितति हो गया । इसका मुख्यालय घधोलपुर आगरा के 
३४ मील दक्षिण में तथा ग्वालियर के ३७ मील उत्तर पश्चिम में है। देखें, 
हन्टर, इम्पी० गजे० जि० ।५, पृ० २७३६-७७, १८८४५ ई०, शेरिग, दि ट्राइब 
एण्ड कारट ऑफ राजस्थान, पूृ० ७६ | 


[ (श४ ] 


सत्ता स्थापित कर ली थी । मराठों के उत्तर भारत के प्रवेश द्वार घम्बल पर स्थित 
होने के कारण इस समय यहाँ के राणा भीमसिंह को अपने प्रदेश की रक्षा के लिए 
उनसे लगातार संघर्ष करना पड़ा । १७५४ ई० में अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में 
मराठा सेना ने मार्ग देने के बहाने उसके मुल्क को उजाड़ दिया और बहुत बड़े भूभाग 
प्र अधिकार कर लिया ।”? मराठा जाक्रमण से अपनी रक्षा के लिये राणा भीमसिह 
ने अपने स्वजातीय एवं पड़ोसी जाट राजा सूरजमल की मनी एवं संरक्षण प्राप्त 
किया १ 

१७५४ ई० के प्रारम्भ में जब सूरजमल ने जआागरा व दोआब में अधिकृत 
प्रदेशों की वापसी का अभियान तेज़ कर दिया था, उसी समय राणा भीम पभिह के 
नेतृत्व में गोहद के जाटों ने मराठों से अपने प्रदेश को मुक्त करा जिया और आगे 
बढ़ते हुए ग्वालियर के क़िले पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय सुख्य 
मराठा सेना दिल्‍ली के निकट तथा दोआव की ओर थी, इस कारण विट्ठल सदाशिव 
के नेतृत्व में एक मराठा टुकड़ी इधर भेजी गई, जिसने गोहुद के जाटों पर आक्रमण 
करके उन्हें पीछे हटने पर मज़बूर किया । इस पर राणा ने अपने सरदार फतहसिह 
को सूरजमल के पास सहायतार्थ भेजा । जुलाई में सूरजमल ने ५०० सवार और 
२००० पैदल उक्षके साथ रवाना कर दिए ।* हे 

भरतपुर की सेना के पहुँचते ही अगस्त में एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा 
सेना बुरी तरह से पराजित हुईं ।? दिल्ली से मराठा कुमुंक न आने के कारण विट्ठल 
सदाशिव को भारी रुपया खर्च करके अनेक जमींदारों को मिलाकर स्थानीय सेना 
तेयार करनी पड़ी । सेना की पुनंव्यवस्था के बाद जाटों से फिर भयंकर संघयपे छिड़ 
गया । सितम्बर में प्रमुख जाट सरदार फतहसिह के मारे जाने पर जाट सेना 
मंदानों से हटकर जंगलों की तरफ़ चली गई । किन्तु जाटों के छापामार संधर्ष के 
कारण विदृठल सदाशिव की सेना की स्थिति, विशेष रूप से आथिक दृष्टि से विपम 
होती गई । इसी समय दिल्‍ली से रघनाथराव ने मराठों को सन्देश भेजा कि वह 
कुमुक भेज रहा है, अतः वे अपनास्थान न छोड़े ।४ऐ 

दिल्‍ली से अतिरिक्त सेवा के पहुँचने पर गोपाल गणेश के नेतृत्व में एक 
मराठा ठुकड़ी जाटों को पराजित करके ग्वालियर के दुर्ग एर अधिकार करने में सफल 
रही । किन्तु गोहद का एक बड़ा भूभाग अमी भी जाटों के अधिकार में था, और 
उनके निरन्तर संधर्ष के कारण मराठा सेना इस क्षत्र से हटने की स्थिति में नहीं 


१. पेशवा दफ्तर, न्यू सिरीज जि० |, पत्र, १७५ 
२. पेशवा दफ्तर, जि० #55, पत्र ६० 

३. वही 

४, पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ४४ 


[| १२५ | 


थी।' अन्तत.- लम्बे अनिश्चित संघर्ष से परेशान राणा भीमसिह ने रूपराम कटारी 
के माध्यम से रघुनाथराव से समझौते के सम्बन्ध में सम्पक किया । विदूठल सदाशिव 
को जब पता लगा तो उसने रघुनाथराव को सतर्क करते हुए लिखा कि वह रूपराम 
की बातों पर विश्वास न करें।* ऐसा भ्रतीत होता है कि अन्त में सूरजमल, जिसका 
रघुनाथराव के साथ समझौता था, अपनी सदभावना का उपयोग करके नवम्बर 
१७५५ ई० के अन्त में मोहद के झगड़े को शान्तिपू्वंक निपटाने में सफल हुआ । 


घसेरा की पुनंविजय 


कुम्हेर के घेरे के दौरान मराठा सेना ने घसेरा जाटों से छीन लिया था और 
उसे उसके पेंतृक स्वामी बहादुरसिह वड़गूजर के पुत्र फतहसिह को सौंव दिया । 
सूरजमल के द्वारा घसेरा पर आक्रमण और अपने पिता की मृत्यु के समय दिल्‍ली 
में होते के कारण फतहसिह बच गया था । वाद में वह जादों के विरुद्ध इमाद का 
साथी बन गया था और कुम्हेर के घेरे में उसने मराठों के पक्ष में युद्ध किया था । 
६ नवम्बर १७५४ ई० को सूरजमल के पुत्र जवाहरसिंह ने यह प्रदर्शित करते हुए 
कि वह जयपुर के राजा माधोसिह से मिलने जा रहा है, मेवात से निकलकर अचानक 
घसेरा पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। फतहसिह अपने भ्राण 
बचाकर कामगार खान वबलुच की जमींदारी फ़रुं ख नगर भाग गया । जाट सेना ने 
दिल्‍ली से १२ कोस दूर सराय अलीवर्दीखान तक धावा बोला ।२ 


मराठों के विरुद्ध गठबन्धन के प्रयास 


१७५५ ई० में राजपूताना मराठा अतिक्रमण से पीड़ित था। उनसे 
छटकारा पाने के लिए मारवाड़ के राठौड़ राजा विजयसिंह ने, जो नागौर में मराठा 
सेनाओं से बुरी तरह से घिरा। हुआ था, ठोस राजनैतिक कायवाही शुरू कर दी थी । 
उसने मुग़ल सम्राट, नजीब, सूरजमल और माधोसिंह को उत्तर भारत से मराठों को 
निकाल बाहर करने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने का भाद्धान किया | सूरजमल ने, 
जो स्वयं साल भर पहले ऐसी ही स्थिति से ग्रुज़र चुका था और मराठों को अपना 
शत्र एवं दोआब में अपना मुख्य श्रतिद्वल्द्दी मानता था, इस प्रस्ताव का समुचित 
स्वागत तो किया, किन्तु वह सिन्धिया (जिसकी सहायता से उसने कुम्हेर के घेरे के 

कट से मुक्ति पाई थी) के विरुद्ध युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेने से वचना चाहता था। 


१. वही, हुए, प्र, 5७ 
२. वही, ह5५॥, पत्र, १०३ 
डे. तारीखे आलमगीर सानी, पू०६ १ 


| १२६ 


ऐसी स्थिति में सूरजमल ने नई मराठा कुमुक को सिन्धिया की सहायतार्थे मारवाड़े 
की ओर जाने से रोकने का निश्चय - किया । 

जयप्पा सिन्धिया की हत्या २५ जुलाई १७५४५ ई० से हृतप्रभ दत्ताजी व 
जनकोजी ने तुरन्त विभिन्न मराठा सस्दारों को सहायताथे बुलाया । साहसी मराठा 
सरदार अन्ताजी माणकेश्वर, जो इस समय बुन्देलखए्ड में था, शीघ्र रवाना हो 
गया । उसने पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार माधो्सिंह दिसम्वर १७५३ ई० और 
सूरजमल अगस्त १७५४ ई० को भी सैन्य शामिल होने के लिए लिखा ! किन्तु 
सूरजमल ओर माघोसिह, सभी के समान रूप से शत्रु मराठों को चम्बल के उस पार 
खदेड़ने और विजयसिंह की पहायता करने पर सहमत हो चुके थे । दोनों ने मन्त्रणा 
करके षडयन्त्र द्वारा इस मराठा सेसला को नागौर की ओर जाने से रोकने का निश्चय 
किया । ' 

प्रत्यक्ष में तो माधोंसिह ने अपने बख्शी के नेतृत्व में एक सेना और सुरजमल 
ने अपने पुत्र जवाहरसिह के नेतृत्व में १०,००० सेना, नवम्बर १७५५ ई० के 
अन्त में अन्ताजी की सेना में सम्मिलित होने के लिए चम्वल पर भेज दी, किन्तु 
गुप्त रूप से दोनों ने यह समझौता कर रखा था कि किसी स्थान पर अवसर पाकर 
ये संयुक्त सेनाएँ मराठों पर टूट पड़ेगी और उन्हें राजपुताना में विजयसिंह के विरुद्ध 
नागौर जाने से रोक देगी । ऐसा प्रतीत होता है कि गोहद के जाट राज्य में पहुँचते 
ही अच्ताजी को इस पड्यन्त्र का पत्ता लग गया । इस कारण उसने मारवाड़ जाने 
का विचार बदल दिया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मराठों को जाट व कछवाहों के 
प्रदेश में से होकर ग्रुज़्रना पड़ता, जो कि संभावित विपत्ति का कारण बन सकता 


१. पेशवा द्वारा हिंगणे बन्धु को लिखे एक पत्र से इस समय मराठों की स्थिति और 
जाटों के साथ उनके सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है ॥ वह लिखता है, 
“चादशाह बाहर निकला है, वजीर भी वाहर निकला हुआ है । माधोसिहू विजयसिह 
की मदद करेगा और जाट माधोर्सिह के शामिल होगा । ये सारे लोग, हमारा 
विपरीत समय देखकर अपनी-अपनी जगह पर उठ रहे हैं तथा डींग हाँक रहे 
हैं ।****““विजयसिंह के साथ मामलात ठीक ढंग से हों, इसलिए तुम वजीर 
से अच्छी तरह से बात करो । दामोदर पनन्‍त की तुमसे व जाटों से अच्छी 
मित्रता है । रघुताथराद ने जाटों पर. बहुत उपकार किया था, तब मामला 
कठिन हो यया था (क्षुम्हेर के घेरे में) उस समय जयाजी सिन्धिया ये मध्यस्थता 
करके उसे सुलझा दिया-था । ये सब बातें जाट मन में नहीं सोच रहा है । इस 
मामले में काय्ये करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, अतः तुम जाट को 
जोर देकर यह बात कहो, ताकि वह शमिन्दा हो । माधोर्िह के वहकाने से वह 
न वहके और उसके साथ शामिल न हो, ऐसा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते 
हो ? अधिक सम्भावना यहीं है कि तुमने जाट को पक्ष में कर लिया होगा ।” 
हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, १७१ 

२. पेशवा दफ्तर, ।॥, पत्र, ४४ व ५६ 


[| १२७ ] 


था | कद्ध होकर इस मराठा सेना ने गोहद के जाटों से संघपं मोल ले लिया, जिनसे 
हाल ही में . समझौता हुआ था और जिनकी २००० सेना सहायतार्थ उनके साथ 
सम्मिलित थी। जनवरी १७५६ ई० में मराठे गोहद के कुछ भूभाग को जीतने में 
सफल हुए और अन्तर्वेद की ओर चले गए। 

गोहद के मामले और सूरजमल द्वारा अन्ताजी की मारवाड़ पहुँचने से 
रोकने के षपड़यन्त्र के कारण जाट-मराठा समझौता (अगस्त १७५४ ई०) व्यवहारतः 
जनवरी १७५६ ई० में समाप्त हो गया | किन्तु इस वर्ष सूरजमल को अपने दोनों 
शत्रुओं इमाद व मराठों से कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, क्यींकि ये दोनों अधिकांश 
समय पंजाब में व्यस्त रहे । सूरजमल ने इस वर्ष का अधिकांश समय आन्तरिक 
व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपने ज्येष्ठ पुत्र जवाहरसिह के विद्रोह से निपटने में 
व्यतीत किया । 
अलचबर किले पर अधिक्कार 

भेवात में स्थित अलवर का क़िला वादशाही अधिकार में ओर अनिरुद्धमिह 
के तएलुक में थर | जयपुर के राजा साछोस्िह ते १७४६ ई० के प्रारम्भ में अपने 
५०० सिपाही भेजकर और वहाँ के क्रेलिदार को ५०,००० रुपये घूस देकर इस 
शाही क़िले पर अधिकार कर लिया । जब सूरजमल को यहें पता चला तो उसने 
दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जो मेवात के अधिकांश भुभाग पर 
अपना क़व्जा होने के कारण इस महत्वपूर्ण दुर्ग पर अपना अधिकार आवश्यक एवं 
उचित समझता था। उसने ५,००० सेना के साथ रूपराम कंटारी को रवाना 
किया, जिसने वहाँ पहुँचकर मार के प्रारम्भ में अलवर के क़िले को घेर लिया । 
बाद में जवाहरसिंह और फिर स्वयं सूरजमल भी वहाँ पहुँच गया। २३ मार्च को 
इस जाट सेना ने वलपूर्वक इस क्लिलि पर अपना अधिकार कर लिया” और माधोसिंह 
ने सूरजमल से अपने मेन्नी सम्बन्ध क्रायम रखते के उहं श्य से मामले को वहीं खत्म 
कर देना वुद्धिमत्तापूर्ण समझा । 
जवाहरसिह का विद्रोह 

७ जून १७५६ ई० को सूरजमल के पिता बदनसिह्द का डीम में देहान्त हो 
गया । इससे जाट राज्य के प्रवन्ध में कोई परिवर्तत नहीं आया, क्योंकि शासन 
संचालन का उत्तरदायित्व पहले से ही सूरजमल के हाथों में था । किन्तु जाट राज्य 
के सम्मुख जो नई विपत्ति सामने आई, वह जवाहरसिह की अधीरता एवं उसके 
दुबु द्धि सलाहकारों की अहितकारी सलाह का परिणाम थी । 


१. पेशवा दफ्तर, ॥, पन्न, ५४ व ५६; जि०एफ।, पत्र, ७६ 
२. पेशवा दफ्तर, >ऋएणा।, पत्र, १२८ एवं पेशवा दफ्तर, न्‍यू सिरीज़, ॥, पत्र, १८६ 
२६ मार्च १७५६ ई० 


[ १२८ ३ 


जवाहरसिह बड़ा दिलेर एवं पराक्रमी युवक था, बिन्‍तु वह हठी एवं उत्तावलां 
था। उसमें आत्म संयम तथा दृरदर्शिता का अभाव था । वह अपने पिता के शान्त 
स्वभाव के विपरीत उग्र स्वभाव का था। सूरजमल शक्ति और रुम्पत्ति से सम्पन्न 
होकर भी एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करता था, किन्तु जवाहरसिह 
का चरित्र ठोक इसके विपरीत था। वह बहुत विलाप्ती और अपव्ययी था ॥ उसे 
उसके स्वार्थी चादुकारों ने घेर लिया था और उन्होंने उप्ते अपने कठोर तथा 
मिततव्यथी पिता के विरुद्ध उकसाया। ये लोग उससे उसकी आय से अधिक व्यय 
करवाने लगे । जब सूरजमल ने जवाहरसिह के निकस्मे सलाहकारों को हटाना 
चाहा, तो उसने विद्रोह कर दिय्रा और डीग के दुर्ग में जहाँ वह उस समय रहता 
था, युद्ध की तैयारी करने लगा। आवेश में आकर जवाहरसिंह ने अपने पिता की 
सेना पर हमला कर दिया। पान्दरौरी के उत्तर दक्षिण में ग्रोपालगढ़ में घोर युद्ध 
हुआ, जिसमें गोली, भाला व तलवार से जवाहर के तीच घाव लगे और वह 
गिरफ्तार कर लिया गया । घावों के कारण उसकी एक भुजा सदा के लिए निर्वेल 
और एक टांग लंगड़ी हो गई । सूरजमल अपने स्नेह को रोक नहीं सका और उसे 
देखते गया । वह अपने साहसी एवं युद्धानुभवी पुत्र को खोना नहीं चाहता था । 
उसने उसे क्षमा केर दिया और इस प्रकार नवम्वर १७५६ ई० में यह ग्रह कलह 
समाप्त हो गया । 
मराठों के विरुद्ध शाही समर्थन पाने क्वा विफल प्रयास 

जब वजीर अहमद ख़ान वंगश के द्वारा शुजाउद्दौला को इलाहाबाद से हटाने 
का प्रयास कर रहा था, तभी यह प्रवल अफवाह फैली कि सूरजमल और शुजाउद्दौला 


१. वेण्डल, पृ० ७३; मीरात-ए-आफ़तावनुमा (सीतासऊ अ्रतिलिपि), पर० ३७७; 
मराठा सूत्रों से पता चलता है कि युद्ध के दौरान जवाहरसिह ने मराठा 
सहायता पामे का भी प्रयास किया था, पेशवा दफ्तर, >»शा, पत्र, 
२२६; कहा जाता है कि पिता पुत्र में मुख्य अवबन पैसों को लेकर थी । एक 
बार सूरजमल द्वारा रुपया देने से इतकार किए जाने पर जवाहरसिह ने 
खर्च के लिए अपने चाचा शोभारास से सात लाख रुपये उधार लिए, बृजेन्द्र 
वंश भास्कर, पृ० ६८-७०; वैण्डल एक प्रचलित कहानी का उल्लेख करता है 
जिसके अनुसार बदनसिह ने प्रेम के वश होकर -अपने पोते जवाहर को एक 
कागज दिया था, जिसमें छिपे हुए कोप की सुचना थी । जब जवाहर का घाव 
लाइलाज होने लगा, तव सूरजमल ने यह कागज उसके हवाले करने के लिए 
बेहुत अनुरोध किया । , किन्तु दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध थी । 
सूरजमल यह वात नहीं भूल सकता था कि वह एक किसान का पुत्र था मोर 
जवाहर भी यह नहीं भ्रूल सकता था कि वह राजा का पुत्र था, देखें, सरकार, 
पतन, ॥॥ पृ० २७३-७४ 


| १२६' ] 


| ने मिलकर पहले अहमद ख़ान को और बाद में वज़ीर को हटाने का निश्चय कियां 

है । इससे वज़ीर आशंकित हुआ और' उसकी इच्छानुसार राजा नागरमल ने 
सूरजमल को बुलाने के लिए अपने दूत सुजान ब्राह्मण को भेजा तथा नजीब ने अपने 
प्रभाव का उपयोग करके अहमद खान को शुजाउद्दीला के पक्ष में हाल ही में मिली 
इलाहावाद की सूबेदारी छोड़ने के लिए सहमत करा लिया ।' 

' किन्तु सूरजमल के लिए शुजाउद्दौोला की वज़ारत फा समर्थन गौण प्रश्न था, 
जिसका वह अपने प्रमुख शत्र_ इमाद के विरुद्ध राजनैतिक हथियार के रूप में काम 
लेना चाहता था । उसके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि संनिक दृष्टि से अधिक शक्ति 
शाली तथा आगरा व दोआवब में अपने राज्य विस्तार में मुख्य प्रतिद्वन्द्दी मराठों का 
कैसे मुक़ावलां किया जाय । कुम्हेर के घेरे में अपने विरुद्ध इमाद व मराठों के शत्र ता 
पूर्ण गठवन्ध्नन को सूरजमल भूला नही था और जब उसने मराठों को पृथक कर 
इमाद के घुटने टिका (दिए २६ जुलाई १७५५ ई० की सन्ध्रि) तो अब उसने मराठों 
से निपटने के लिए राजपुताना के राजाओं के साथ मिलकर उन्हें चम्बल के उस पार 
खदेड़ने की योजना पर सम्राट एवं वज़ीर को भी सहमत कराने का प्रयास किया । 

११ नवम्बर १७५६ ई० को सूरजमल वज़ीर से वार्ता करने के लिए दिल्ली 
से १४ मील दक्षिण में तिलपत आकर रुका, जहाँ नागरमल आकर उससे मिला ।* 
१३ नवम्बर को इस वार्तालाप में वजीर का दूत तजीब भी शामिल हो गया। वार्ता 
के दौरान सूरजमल ने नजीब को कहा, “हम जमीदार हमेशा ही सम्र।टों की सहायता 
से खुशहाली में रहने के आदी रहे हैं । किन्तु अब मराठा सेनाएँ इन क्षत्रों में आकर 
सभी की सम्पत्ति एवं सम्मान को लूट रही हैं तथा छोटे व बड़े सभी जमींदारों को 
परेशान कर रही हैं। जोधपुर, जयपुर वं अन्य स्थानों के कई राजा इस बात पर 
सहमत हो चुके है कि मराठों को नर्मदा के उत्तर में प्रवेश करने से रोका जाय और 
जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, वहाँ से उन्हें निकाला जाय, 
ताकि वहाँ पर पुनः शाही अधिकार स्थापित हो ।” सूरजमल ने सुझाव दिया, 'में भी 
अपनी पुरानी जमीदारी को छोड़कर शेष सभी परगने शाही सत्ता को सौंप दूंगा, 
जिसके बदले वज्जीर मेरे साथ आगरा चलें और मराठों से मालवा एवं गुजरात छीनने 
में मेरी सहायता करें ।३ 

सूरजमल उत्तर में बढ़ते हुए मराठा हस्तक्ष प का प्रमुख कारण वजीर इमाद 
द्वारा उनके समर्थन को मानता था, इस कारण वह इमाद की मराठों पर निर्भरता 


को समाप्त करना चाहता था ! किन्तु ऐसा प्रस्ताव इमाद कभी स्वीकार नही कर 
सकता था, जो हमेशा मराठों की छाती से बच्चे की तरह चिपका रहता था और उसे 


१. तारोख॑ आलमगीर सानी, पृ० परे अ 
२. तारीख आलमगीर सानी, पृ० ८र व 


३ वही, पृ० 5३ व 


| १३० |] 


आशंका थी कि वैसी स्थिति में उसे नजीब तथा सूरजसमल पर अधिक निर्भर रहना 
पड़ेगा, जो पद एवं प्रतिष्ठा में उससे काफ़ी नीचे हैं। इमाद अपने विरोधियों के 
विरुद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तथा अब्दाली के आक्रमण के ख़तरे का 
सामना करने की लिए मराठों की स॑ंतिक सहायता अनिवायं समझता था | इस कारण 
उसने सूरजमल के अस्ताव को ठुकरा दिया ।'* 

इस प्रकार १७५६ ई० के अन्त में जब भारत पर अब्दाली के आक्रमण की 
काली छाया मंडरा रही थी, उस समय हिन्दुस्तान की विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ 
आपसी प्रतिद्वन्द्रिता में लिप्त थीं। नजीब इस आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर रहा था 
और उसके विरोधी इमाद के समर्थक मराठे इस समय बहुत दूर दक्षिण में थे, जबकि 
राजधानी के निक्रट स्थित सूरजमल इस आशंका से अनजान इमाद व मराठा विरोध 
की अपनी राजनीतिक योजना पर ध्येयरत था । शो 


१. तारीख आलमगीर सानी, पू० ८ 


अध्याय-६ 


स्रञ्ममल और अब्दाली 
(१७५६-१७५८ ई०) 


7205 66860 0५ +8]69#॥ 97५8 - एपगंधावां 


सूरजमल ओर अब्दाली 
(१७५६-१७५४८ है ०) 


नवम्बर १७५६ ई० में कन्धार के बादशाह अहमदशाह दुर्रानी ने हिन्दुस्तान 
पर चौथी बार आक्रमण किया । म्ुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय, जो वज्ौर इमाव- 
उल-मुल्क की महंत्वांकाक्षाओं का बन्दी बन चुका था और अमीर उल उमरा 
नजीवबुद्दीला ने अपने क्ष्‌द्र स्वार्थों की पूति के लिए वज्ीर तथा उसके मराठा 
सहायकों के विरुद्ध अव्दाली को आमन्चरित कर" हिन्दुस्ताव के अफगानों द्वारा उसके 
समर्थत का आश्वासन दिया । मुग़लानी बेगम के विरुद्ध इमाद के अत्याचारों ने 
अव्दाली को वजीर को शीघ्र दण्डित करने का अचसर विया। ३१ अकक्‍्तृबर को 
अब्दाली का दूत कलन्दर वेग खान सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ | अव्दाली के 
आने की आशंका से वजीर घबड़ा गया, उसने नजीब ख़ान से सहायता की याचना 
की, किन्तु ८ नवम्बर को उसने बज्जीर का अपमान करते हुए उसे ठुकरा दिया।* 


१. फ्रॉंकलिन के इस आरोप में कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है कि वजीर ग्राज़ी- 
उद्दीन द्वितीय से छुटकारे के लिए जाट ने भी अब्दाली को आमन्त्रित किया 
था (शाह आलम, प्ृ० ५) । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूरजमल वीर इमाद 
को अपना शत्र्‌ समझता था और उसे हटाने के लिए शुजाउद्दोला के साथ 
मिलकर प्रयास भी कर रहा था, किन्तु इस प्रश्त पर उसकी नज़ोब से, जो 
राजघानी में अब्दाली के हितों का रक्षक था, सांठगांठ का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता, यद्यथि इमाद व मराठे, नजीब एवं सूरजमल के समान शन्त्‌ थे । यह 
सम्भव है कि इस समान उह्ं श्य की पूर्ति के लिए अव्दाली को आमच्त्रित करने 
के अपने गुप्त पड्यन्त्र में शामिल करने के लिए ११ नवम्बर (१७५६ ई०) की 
वार्ता में उसने सूरजमल का मानस टटोलने का प्रयास किया हो, किन्तु उसमें 
उसे सफलता नही मिली, जैसा कि बाद की घटनाओं और नजीब के एक वक्तव्य 
से स्पष्ट है। वह कहता हैं, “इस वक्‍त बादशाही उमराब शत्र से मिलकर अपनी 
इज्जत बचाए हुए हैं, सिर्फ शुजाउद्दोला को वबजीरी का दुःख है," ४ एवं 
सूरजमल जाट तो अवना नहों है" "******* अब एक ही उपाय है कि कन्धार का 
वादशाह अब्दाली एक शक्तिशाली व्यक्ति है” । भाऊ बखर, पृ० २६ 

२. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ८शू व 

१३२ 


[ १३३ ] 


यद्यपि यह आश्चयें का विषय है कि ११ नवम्बर को नजीब एवं बज़ीर के 
दूत की सूरजमल से वार्ता के दौरान अब्दाली के ख़तरे के प्रश्त पर विचार नहीं - 
हुआ, फिर भी जदुनाथ सरकार" और गण्डासिह” की इस मान्यता के समर्थन में, 
कि इस वार्ता में सूरजमल ने यह सुझाव दिया था कि वज्ञीर के नेतृत्व में संयुक्त सेना 
पहले मराठों को खदेड़े और बाद में अफ़गान आतक्रान्ता का मुकाबला किया जाय, 
कोई मूल प्रमाण नहीं मिलता । इस वार्ता का एकमात्र समकालीन प्रामाणिक स्रोत 
तारीखे आलमगीर सानी है,' जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इमाद को चज़ारत 
से हटाने के शुजाउद्दोला एवं सूरजमल के पड़यन्त्र की अफवाह से चिन्तित वज़ीर ने 
सूरजमल से समझौता वार्ता करने के लिए तागरमल के द्वारा उसे आमन्त्रित किया 
था और जो वार्ता हुई उसमें सुरणमल का सुझाव मराठों को नरमंदा पार खदेड़ने में, 
वज़ीर के नेतृत्व में शाही सेना को शामिल करने तक ही सीमित था, जिसे वज्ीर 
ने अपनी मराठा मित्रता को हृष्टिगत रखते हुए ठुकरा दिया था। इस सम्बन्ध में 
आशीवार्दीलाल श्रोवास्तव की यह टिप्पणी अधिक युक्‍क्ति-संगत है कि, “यहाँ पर 
सूरजमल के व्यवहार के बारे में अभी भी कुछ मनिश्चितता बनी हुईं है ।* 

इस मान्यता को कि उस समय साम्राज्य पर अब्दाली के आक्रमण का ख़तरा 
मंडरा रहा था और इस कारण वार्ता में इस विषय पर अवश्य विचार हुआ होगा, 
स्पप्ट प्रामाणिक उल्लेख के अभाव में स्वीकार करना कठिन है ।* इसके विपरीत 
यह सम्भावना अधिक प्रवल है कि धूर्त नजीव के बहकावे में आकर वजीर ने इस 
समय तक अब्दाली के आक्रमण की आशंका को गरम्भीरता से महसूस नहीं किया 
होगा । 
दिल्‍ली में भगदड़ 

९ दिसम्बर को जब राजधानी में ख़बर पहुँची कि अब्दाली को सिन्धु पार 
किए १३ दिन हो गए हैं, तो उसके इरादों के विपय में किसी को भ्रम नहीं रहा । 
१६ तारीख को जब यह समाचार पहुँचा कि अब्दाली पंजाब में बटाला व अदीनानगर को 
लूट रहा है, तब वजीर ने नागरमल की सलाह पर उसी दिन मराठों, सुरजमल और शुजा- 
उद्दौला को बुलाने के लिए पत्र भे ने ।* अगले दिन दिल्‍ली में आतंक छा ग्या। अब्दाली 


१. सरकार, पतन, ॥, पृ० ५१ 
गण्डासिह, अहमदशाह दुर्रानी, पू० १७०-७१ 

२. तारीख आलमगीर सानी, पृ० ८२ व-छ्४ अ 

४. शुजाउद्दोला, |, पृ० २४ 

५. ११ नवम्बर को यह वार्ता हुई थी, जबकि दिल्‍ली में अब्दाली के आक्रमण की 
पहली ख़बर ६ दिसम्बर को पहुँची थी । 

६. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ७४-७५ 


[ १३४ ] 


के आक्रमण से भयभीत राजधानी के अधिकाश उच्च घराने के लोग सूरजमल के प्रदेश 
मथुरा व आगरा की ओर भागने लगे | हसन ख़ान के नेतृत्व में अब्दाली की अग्निम सैनिक 
टुकड़ी के सरहिन्द पर अधिकार की खबर से दिल्‍ली में भगदड़ मंच गई और ३० दिसम्वर 
को राजा लक्ष्मीनारायण, खुशालचन्द, और नागरमल भी मथूरा भाग गए |) इसी 
दिन अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में तीन हजार मराठा सवार वज़ीर के बुलाने पर 
राजधानी पहुँचकर यमुना के पूर्वी तट पर डेरा डाल घुके थे। वजीर के आदेश से 
इस मराठा सेना ने भागने वालों के रास्ते रोककर उन्हें पुन: दिल्‍ली में धकेला और 
इस प्रयास में अनेक लोगों को लुटा । इसके विपरीत जाटों का व्यवहार अधिक सदृ- 
भावपुर्ण रहा । यद्यपि जाटों ने भी बदरपुर से मथुरा तक प्रत्येक चौकी पर लोगों से 
पु गी के रूप सें कुछ रुपया वसूल किया, किन्तु भारी भीड़ के बावजूद सकड़ों लोगों 
को मथुरा व निकटवर्ती इलाक़ों में आश्रय भी प्रदान किया ।* 

१६ जनवरी १७५७ ई० को अब्दाली के डेरे दिल्‍ली के निकट नरेला में लग 
गए और १७ तारीख़ की रात्रि को नजीब खान वज़ीराबाद से नदी पार करके लुनी 
में जहान ख़ान के डेरे में पहुँच गया । अब लोग स्पष्ट रूप से जान गए थे कि वह 
विदेशी आक्रान्ता से मिला हुआ है । १€ तारीख को सूर्योदय के पुर्वे ही इमाद भी 
धुपके से अव्दाली के वज्जीर शाह वली खान के डरे में पहुँच गया, जहाँ अव्दाली के 
सम्मुख उपस्थित होने पर उसे घृणा के साथ लताड़ा गया। अहमदशाह ने इमाद को 
कहा कि उसके विरोधी इन्तिजाम मे वज़ा।रत के पद के बदले में दो करोड़ रुपया 
देने को कहा है, परन्तु यदि वह (इमाद) उस पद को चाहता है, तो केवल एक 
करोड़ रुपये में भी वह देने दो सहमत है । इमाद मे उत्तर दिया, “मैं दिल्ली से एक 
करोड़ कंकड़ भी इफट्ठे नहीं कर सकता, फिर रुपये की तो वात ही क्या ? इस पर 
अव्दाली ने उसी समय उसे वजारत से हटाकर, एक फ़रमान जारी करके इन्तिज्ञाम 
को वजीर नियुक्त कर दिया | इमाद को अपने साथ बनन्‍्दी वनाए रखा, ताकि वह 
अपने मराठा मित्रों को न बुला सके ।3 
अन्ताजोी साणकेश्वर की पराजय ह 

१६ जनवरी को प्रात:काल लोगों को ज्ञात हुआ कि नजीब आक्रमणकारियों 
से मिल गया है, वजीर भाग गया है और मराठे पीछे हट गये हैं। धिदेशी 
आक्रान्ताओों से बचाने के लिए साम्राज्य की राजधानी में एक भी रक्षक नहीं रहा 
था। २१ जनवरी को जहान खान.ने सरवर खान के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी 


१. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ७५; तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ८४ व; पेशवा 
दपतर, *%5, पत्र, €६ 

२. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ८७ अ-ण८ अ' 

३- सरकार, पतन, ॥, पृ० ५६-५७; गण्डासिंह, दुरनी, पर० १५५८-६० 


[ १३५ ] 


फ़रीदाबाद का रास्ता अवरुद्ध करने भेजी, किन्तु मराठों व जाटों ने उसे पराजित 
कर दिया ।? एक फरवरी को दुर्रानी के सेनापति जहान खान के नेतृत्व में २०,००० 
सशक्त सेना ने फ़रीदाबाद के निकट अन्ताजी की मराठा सेना और सहयोगी जाट 
सेमा पर भयंकर भाक्रमण किया। लगभग एक हज़ार व्यक्ति खोने के बाद अन्ताजी 
किसी तरह से रास्ता निकालकर सूरजमल के प्रदेश मथुरा की ओर भाग गया । 
अफगान सेनिकों ने फ़रीदाबाद के कस्बे को आग लगा दी और लगभग ७००-८०० 
जाट व मराठा संँनिकों के सिरो के साथ लौठे, जहाँ दुर्रानी ने उन्हें प्रति सिर आठ 
रुपया इनाम दिया । अन्ताजी माणकेश्वर के साहसिक प्रतिरोध की इस निर्णायक 
पराजय के बाद, जब तक शाह भारत में रहा, मराठों ने उसके साथ शक्ति परीक्षण 
का दुःसाहस नहीं किया । न्‍ 
सुरजमल को नीति 

अब्दाली के इस आकमण के दौरान हिन्दुस्तान की शक्तियों में एकमात्र 
सूरजमल ही ऐसा व्यक्ति था, जिसने मित्रविहीन होते हुए भी राजनीतिक सूझ-वुझं, 
साहस एवं नीति कुशलता का प्रमाण दिया । शक्तिशाली विदेशी आक्रान्ता के विरुद्ध 
सूरजमल की नीति और व्यवहार को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखनी 
होगी कि इस समय वह साम्राज्य के वद्धीर और शक्रितशाली मराठों की शन्रुता से 
लूझ रहा था? भौर राजपूताना के शासक विशेष रूप से माधोसिह, जो पिछले 


१. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ७८; एठले दफ्तर (सीतामऊ संग्रह), जि० ।, पत्र, ३० 
२१ जनवरी १७५७ ई० के अन्ताजी माणकेश्वर के इस पत्र से पता चलता 
है कि इस मराठा सेना की संख्या १२,००० थी ! 

२. दिल्‍ली क्रानिकल्स, प्ृ० ८१-८२; पेशवा दफ्तर, #४।, पत्र, ६९; तज़किरा- 
ए-इमाद,उल-सुल्क (ग्रण्डासिह द्वारा उद्ध,त), पृ० २०१-२०५ 

रे. इस सम्बन्ध में रघुनाथराव को भेजी गई अन्ताजी की निम्न सूचना बहुत 
महत्वपूर्ण है। वह लिखता है, “गाजुद्दीत खान तुम्हारा पगड़ी वदल भाई है, 
इसलिए उसे पकड़कर अठक के पार ले जाते है, तो उसका बदला लिया 
जायगा और अब्दाली डूब जायगा ।"*“" वर्तमान में सुरजमल से झड़प न 
करें। यह हो जाने (अब्दाली का मामला) के वाद, दिल्‍ली और दिल्‍ली का 
तोपखाना अपने हाथ में आ जाने के बाद सूरजमल से बात करेंगे । इस समय 
इस झगड़े को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए ।"” "४: खानखाना (इन्तिज्ञामद्दीला), 
जाट व शुजाउद्दौला ये एक होकर मराठों के प्रति दवाव रखते हैं | स्रजमल 
को आपका और गाजुद्दीन खान का बहुत भय है ॥ गाजुद्दीन खान बादशाह का 
तोपखाना लेकर स्वामी (आपके) के साथ शामिल होकर जाटों को नप्ट करेगा ॥” 
पेशवा दफ्तर, 550, पत्र, १०० (फरवरी १७५७ ई०) । 


[ १३६. । 


कुछ समय से मराठों के विरुद्ध गठबन्धन के लिए उस पर दवाव डाल रहे थे, इसी 
उ्दं शय के लिए अब्दाली का स्वागत करने की तेयारियाँ कर रहे थे । हमें यह भी 
नहीं भूलना चाहिए कि चतुर नजीब ने अपने विदेशी स्वामी को साम्राज्य की 
कमजो रियों और हिन्दुस्तानी शक्तियों की जानकारी देते हुए यह अवश्य बता दिया 
होगा कि अफगान आक्रान्ता का प्रतिरोध करने की सामथ्य केवल मराठों व जाटों 
में हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विरीधी हैं । 
१७ जनवरी को शत्रु खेमे में खुला पलायन करने के बाद हिन्दुस्तान पर 
अब्दाली के अभियान का मार्गदश्शक सही अर्थो मैं नजीव ही था & 
भवतृवर १७५६ ई० में जब नजीब अव्दाली को हिन्दुस्तान पर बाक्रमण 
का निमन्त्रण दे रहा था, तब इस भावी खतरे से अनजान सुरजमल अपने विरोधी 
मराठा समर्थक साम्राज्य के वजीर को हटाने का प्रयास कर रहा था और ११ 
नवम्बर की वार्ता में नजीब ने सूरजमल की इस अन्दरुती इच्छा को भलीभांति 
भांप लिया था कि वह वज्जीर इमाद को उसके पद से हटाना चाहता है और मराठों 
को नरमंदा पार खदेड़ना चाहता है। अब्दाली के लिए ये सूचनाएँ निश्चित रूप 
से उत्साहवर्धक रही होंगी और जब जनवरी १७५७ ई० में वह राजधानी के निकट 
पहुंचा, तब॒ मुख्य मराठा सेना रघुनाथराव के नेतृत्व में संघर्ष को टालने के लिए 
उत्तर की ओर रेंग रही थी। कन्धार से अव्दाली और दक्षिण से मराठा सेनाएं 
एक साथ रवाता हुई थीं और दिल्‍ली की समान दूरी को देखते हुए दोनों सेवाओं 
को वहाँ लगभग साथ-साथ पहुँचना चाहिए था। जब दूरस्थ प्रान्त जोधपुर, जयपुर 
आदि के शासकों ने भयभीत होकर समरपंण कर दिया, तो विशाल अफंग्रान सेना 
(साठ-सत्तर हज़ार) के मुकाबले १५,००० जाट सेना के साथ सूरजमल राजधानी के 
ठीक पड़ोस में होने के नाते क्या रुख अपना रुकता था ?" 
यह सही है कि शाह के दिल्‍ली के निकट पहुँचने पर सूरजमल ने एक 
अघीनता सूचक पत्र भेजा था, जैसा कि सामिन हमें बतलाता है * और खानखाना 
इन्तिज्ञामुद्दौला व नजीबुद्दीला द्वारा शाह को अस्तुत उस याचिका का अनुमोदन 
सूरजमल ने भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि शाह अगर मल्हार के पुत्र 
१. इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राजा केशवराज पेशवा को लिखता है, 
“आमेर व जोधपुर के राजा तो अब्दाली के नौकर कहलाते हैं। उन्होंने ही 
उसे यह कहकर बुलाया कि हमें मराठों से छुटकारा दिलाओ, हम तुम्हारी 
नोकरी करते रहेंगे । वे अब्दाली से झगड़ नहीं सकते । एक केवल जाट है । 
परन्त वह अकेला क्या कर सकता है ? पँसा देकर रूमझौता करके वह अपने 
भुल्क की रक्षा कर लेगा )” पेणवा दफ्तर, 5४ ॥ पत्र, १०१ 
९. गण्डासिह, दुर्रनी,,पृ० १७२ 


[ ए३७ | 


और रघुनाथराव के पगड़ीवदल भाई वज्जीर इमाद को सन्‍्दी वनाकर अठक पार 
भेज दे और इन्तिजाम को वज़ीर पद सांप दे, तो वे सव मिलकर शाह को दो करोड़ 
रुपया देंगे ।। परिस्थितियों को देखते हुए और शक्ति सन्तुलन के विशाल अन्तर 
को ध्यान में रखते हुए सूरजमल आवश्यकता पड़ने पर धन देकर शाह से छुटकारा 
पाना चाहता था, किन्तु वह अन्य लोगों की भाँति कायरतापूर्ण समपंण के पक्ष में 
नहीं था । इसीलिए उसने अपने साहसी पुत्र जवाहरसिह को वल्लभगढ़ में तैनात 
करके स्वयं ने मथुरा के निकट मुडसान में डेरे लगाकर शाह की गतिविधियों प्र 
नज़र रखने का निश्चय किया। | 

रण जनवरी को शाह ने दिल्‍ली में प्रवेश किया और शीघ्र ही रुपयों के 
लालच में नगरवासियों को लूटना शुरू कर दिया ।* जब नजीब ने उसे बतलाया 
कि ने केवल सूरजमल जाट के पास अपार धन है, वल्कि दिल्‍ली के अधिकांश 
सम्पन्न व्यक्तियों मे भी अपने सारे माल-असबाव के साथ उसके राज्य में शरण ले. 
रखी है, तो २१ जनवरी को भअब्दाली ने अपने दूत पुरजमल के पास इस सन्देश के 
साथ भेजे कि वह शाह के समक्ष उपस्थित होकर नजञ्ज राता पेश करें और उसके 
झण्डे के नीचे सेवा करें। उसे यह भी कहा गया कि वह नागरमल सहित दिल्‍ली 
के सम्पन्न शरणाथियों को तुरन्त लौटा दें। इस पर सूरजमल ने कुटनीतिक भाषा 
में निम्न उत्तर भेजते हुए शरणाथियों को लौटाने से इनकार कर दिया, “जब श्ग्नणी. 
जमींदार शाही दरवार में उपस्थित हो चुके हैं, यह गुलाम भी शाही देहलीज का 
घुम्बन करेगा । में राजा नागरमल और दूसरे लोगों को कंसे भेज सकता हूँ जिन्होंने 
मेरे पास शरण पाई है ? *? सुरजमल ने सन्धि की शर्तों पर बातचीत के लिए 


१. इन दो करोड़ रुपयों के भार के बहन के बारे में यह तय किया गया था--- 
५० लाख इन्तिज़ाम, ५० लाख सूरजमल, ५० लाख अमीर-उमरा और ४५० 
लाख नगर निवासियों से लेकर दिया जायगा, देखें, पेशवा दफ्तर, जि० 
४5४७), पत्र, १६६ और जि० >ऊा, पत्र, ६६; अब्दुल रशीद, तजीवुद्दौ ला, 
पृ० ४७9 । 

२. दिल्‍ली में प्रवेश के बाद रुएयों की वसूली के लिए जब अब्दाली ने इमाद व 
इन्तिज़ाम के घरों की तलाशी लेनी चाही, तो उन्होंने ऐसा न करने का निवेदन 
करते हुए कहा कि आप जाट के ऊपर प्रयाण करें, वहाँ से हम आपको पांच 
करोड़ रुपया विलचाएंगे, देखें, पेशवा दफ्तर, #5॥, पत्र, १०५ 

३. दिल्‍ली क्रानिकल्स, प्रृ० 5१; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १७२: फ्रेैकलिन लिखता 
है कि दिल्‍ली में प्रवेश करते ही अब्दाली ने सभी राज्यों को पत्र भेजे कि वे 
आकर शाह को नज़राना भेंट करं । जण्ठों के अलावा सभी ने आज्ञापालन 
किया, अत: उनके (जाटों) विरुद्ध उसने हथियार उठाने का निश्वय किया, शाह 
आलम, पृ० ६ 


आक्रान्ता के डेरे पर अपना दूत भेज दिया, साथ ही अफयान मन्त्री को दो लाख 
रुपये घूस में दिए, ताकि टालमटोल द्वारा कुछ समय निकाला जाय ' 
अब्दाली को ब्रिरुद्ध जाठ-पराठा हृष्टिकोण 

यद्यपि २१ जनवरी एवं १ फरवरी १७५७ ई० को अफगान सेना के 
विरुद्ध मराठा सेना के संघ॑ में जाट सेमिक टुकड़ी भी सम्मिलित थी, किन्तु वह 
केवल अपने प्रदेश फ़रीदाबाद की रक्षार्थ थी, जाट और मराठों में अभी तक कोई 
स्पष्ट समझौता नहीं था । २१ जनवरी की मुठभेड़ के पश्चात्‌ भी अन्ताजी विशाल 
अफगान सेना के मुकाबले अपनी छोटी सी मराठा सेना के साथ आक्रान्ता का 
साहसिक प्रतिरोध करते के निश्चय के साथ दिल्‍ली के निकट डटा रहा । साथ ही 

वह इस तथ्य को भल्लीभांति समझ ग्रया था कि अब केवल जाटों के सहयोग से ही 
आक्रान्ता का प्रतिरोध और मराठा हितों की रक्षा सम्भव है। इसी उरदेश्य से 
अन्ताजी ने २१ जनवरी को अपने सूवेदार निम्वर्यंक मुकुन्द को पत्र देकर सूरजमल 
के पास भेजा ।* 

१ फरवरी को फ़रीदाबाद में जहान ख़ान से पराजित होने के वाद ४ तारीख़ को 
अन्ताजी माणकेश्वर सूरजमल के पास मथुरा गया और उत्त पर इस वात के लिए 
बहुत दबाव डाला कि वे दोनों वापस लौटकर अफगान सेना पर संयुक्त आक्रमण करें । 
अनुभवी जाट राजा ऐसे अव्यवहारिक एवं विनाशकारी सुझाव से सहमत नहीं हो 
सकता था। उसने अन्ताजी को दो टूक उत्तर दिया, “ईरान का बादशाह ५०,००० 
फ़ौज लेकर हिन्दुस्तात आया और उसने हिन्दुस्तान की बादशाही जीत ली, तब तक 
एक ने भी उस पर गोली नहीं दागी और न एक भी मरा तो फिर मेरी क्या चात 
है , मैं उधर नहीं आ सकता ।॥3 सूरजमल जो यह जानता था कि अव्दाली का मुख्य 
लक्ष्य मराठ हैं और जब तक सुख्य मराठा सेना उत्तर में पहुँचकर अब्दाली से युद्ध 
करने का स्पष्ट निर्णय नहीं कर लेती, उसके पूर्व ही अन्ताजी की तुच्छ सेना के साथ 
शक्तिशाली अब्दाली को अपना शत्र बना लेना राजनैतिक दृष्टि से अहितकर और 
जाटों के लिए विनाश का कारण वन सकता है । इसके अलावा मराठों, जिनके साथ 


१. सरकार; पत्तन, ॥, पृ० ७१ 

२. २१ जनवरी १७५७ ई० को लिखा गया अन्ताजी का पत्र, एठले दफ्तर, ।, 
पत्र, ३० 

३. पेशवा दफ्तर, ४४॥, पत्र, ६६ 

४. शेजबल्कर की यह मान्यता तथ्यों के विपरीत है कि इस समय अब्दाली से 
अपने राज्य की रक्षा करने और दुर्गों को बचाने के लिए भन्‍्ताजी के संरक्षण 
का सूरजमल ने पुरा-पुरा लाभ उठाया था। देखें, पानीपत : १७६१ (हिन्दी 
अनुवाद), पृ० ६१ 


[ १३१६ ] 


उसकी शत्र्‌ ता चल रही थी, के व्यवहार के प्रति पूर्ण आएवस्त हुए बिना, तत्काल 
उनका पक्ष ग्रहण करके वह कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था ॥ किन्तु अन्ताजी ने 
अपनी जोर से जाट राजा को पूर्ण आश्वस्त करने का भरसक प्रयास किया । मराठों 
की विपरोत राजनीतिक परिस्थिति में अब्दाली के आक्रमण की गम्भीरता को सही 
अर्थो में समझते हुए इंस मराठा सरदार ने जाट सैन्री की आवश्यकता एवं उपयोगिता 
पर ज़ोर देत्ते हुए रचुनाथराव को लिखा, “सूरजमल ने ढाई महीने से मुइसान में मोर्चे 
लगा रखे है । हमने उसके घर में अपने आदमी रखे हुए हैं, और सुवेदार को उसके 
पास छोड़ रखा है, ताकि वह उसके पास मित्रता में बना रहे । उसे (सुरजमल) कह 
दिया है कि उसकी सरकार के सारे मामले तय कर देंगे । अब्दाली है, तब त्तक 
सूरजमल की हिम्मत नहीं कि वह दिल्‍ली की तरफ़ जाए, उसके पास पैसा भी बहुत 
है, इस कारण हिन्दुओं का परम हू पी (अव्दाली) उसे कभी छोड़ेगा नहीं ।'"'।"*०- 
शुजाउद्दौला को मीरबुख्शी की खिलअत भेजी, उसको यहाँ आने में एक महीना 
लगेगा । दोनों एक होने पर अपने लिए भारी हो जाएगे | जाट व शुजाउद्”ोला अपनी- 
अपनी जगह फुसे हुए हैं. इसलिए आपके आते के पहले ही यदि अव्दाली कूच करके 
निकल गया, तब भी पीछा करते के लिए आप दिल्‍ली जरूर आइए । बीच में जाटों 
में न फंसे । 

न्ताजी के प्रयासों का फल सामने आया और सुरजमल ने अब्दाली के 
खतरे पर विचार विमशे करते हुए इस मराठा सरदार की साफ़-साफ़ शब्दों में: 
बताया, अब्दाली ने मुझको पत्र लिखा कि भेंठ व नज़राना पेश करने जाओ और 
अधिक्ृत प्रदेश को छोड़कर चाकरी करने आओ । किस्तु मैं नतो शाह करे सामने 
उपस्थित होना चाहता हुँ और न ही उससे लड़ना चाहता हूँ । वकील भेजकर पैसों के 
बारे में बातचीत करने में मैंने १५ दित निकाल दिए हैं। अगर आप दक्षिण से: 
मराठा सेना के शीघ्र पहुँचते का भरोसा दिलाते हैं, तो मैं दरबार में लाख दो लाख 


रुपया खर्च करके कुछ और समय तिकाल सकता हुँ। तत्र तक अगर आपकी फ्रौज 
आ जाती है, तो मैं उसका साथ देने को तैयार हैँ और अब्दाली को एक कौडी पैसा 
भी नहीं देने वाला हूँ। यदि १५ दित में आपकी फौज नहीं आई तो मैं उसे पैसा 
देकर समझौता करके उसकी चाकरी स्वीकार कर लूुगा' - 

सूरजमल द्वारा व्यक्त किए इस स्पष्ट दृष्टिकोण और व्यवहारिक सुझाव पर 
मराठों ने ईमानदारी से अमल नहीं किया | जहाँ तक अन्ताजी माणकेश्वर का भ्रश्न 
है, उसमे इस अवधि में लिखे गए पत्रों द्वारा पेशवा और रघुनाथराव को सही स्थिति 
से पूर्णतया अवगत करा दिया था और मराठा सेनाओं के शीघ्न पहुँचने के बारे में 
निरन्तर लिखता रहा | ऐसे ही एक पत्र में अन्ताजी पेशवा को सूचित करता है, 


१. पेशवा दफ्तर, £४।, पत्र, १०० 
२. १० फरवरी १७५७ ई० को पेशवा को लिखा गया अन्ताजी का पत्र, पेशवा 
दफ्तर, ह5।, पत्र, ६६ ५3 


[ १४० ] 


“सूरजमल अपना मुल्क छोड़कर किसी सुदृढ़ स्थान पर अपना मोर्चा लगाकर बैठेंगा 
अथवा नजीब खान के हाथ से पैसा देता है, यह देखना है। यदि श्रीमंत राजश्री 
दादा साहव बगेरह सरदार यहाँ जल्दी नहीं पहुँचते हैं और दो महीनों में जाट राजा 
का मामला त्तय हो गया और सब मिल गए तो बहुत बड़ा संकट हो जायगा ॥”"** 

शमशेर वहादर, नारोपन्त, गोविन्दपन्त की फ़ौज दस हज़ार और हमारी दस हज़ार 
इस प्रकार दीस हजार फ़ौज एकन्न होने पर भी जाट आज शक्तिशाली है। जाट को 
हमने घुलवाया, तो उसके प्रदेश की हम रक्षा करंगे। परन्तु यह्‌ सोचकर यदि हम 
पहले निकलते है, तो जाद का हमारा साथ रहना मुश्किल है। अस्तवेंदी में यदि वह 
चला गया तो भी ठोक होगा । यदि सब तमाशा देखने लग गए तो सारा तमाशा 
ही हो जायगा, यह किसी के समझ में नहों आ रहा है । यदि सूरजमल पैसा देकर 
उसका मौकर नहीं होता है, तो हम उससे मिलकर एक महीने तक रोकने क्री कोशिश 
करगे, जब तक कि श्रीमंत सरदार आ जाय । यदि जाट ने धीर धारण न किया 
और वह जाकर मिल गया तो फिर हमारी ताकत कब तक चलेगी ? हम कितनी 
देर तक रोके रहेंगे ? 


दूसरी और रघुनाथराव इस सारी स्थिति से अवगत होने के चावजूद अपने 
पन्नों में अब्दाली के विरुद्ध प्रतिरोध की किसी स्पष्ट योजना के अभाव 
में केवल जाट को रोके रखने की बात लिखता रहा और स्वयं दिल्ली पहुँचने में 
विलम्ब करता रहा ।* जाट राजा द्वारा बाद में किए गए अब्दाली के सफल प्रतिरोध 


से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि रघुनाथराव शीक्रतापुवेक आगे बढ़ता और 
ईमानदारी के साथ जाटों के सहयोग से विदेशी आक्रान्ता का मुक़ाबला करता, तो 


देश को भयंकर विनाश एवं दुर्दशा से बचाया जा सकता था। किन्तु रछुनाथराव 
बोर होल्कर ने जानवूक्षकर आगे बढ़ते में देरी की, क्योंकि अब्दाली से युद्ध करने 
की उनकी इच्छा नहीं थीं । सम्भवत: उन्होंने यह सोच लिया था कि जब अब्दाली 
जाट वर्गरह को कुचलकर चला जायगा, तव दिल्‍ली पहुँचकर वे आसानी से अपने 


ना 


१. पेशवा दफ्तर, 55ै।, पत्र, १०५ 

२. रु८ मार्चे (१७५७ ई०) को, जिस दिन जाट प्रदेश से शाह की सेनाओं की 
वापसी हुईं, रघुनाथराव ने वापू हिगणे को, जो उस समय भरतपुर दुर्ग में शरण 
लिए हुए था, लिखा “शाह के विरुद्ध सुरजमल वलपूर्वक डटा हुआ है, इस वात 
से हमें प्रसन्‍्तता है । हमारा जाट और अन्य राजे रजवाड़ों को मिलाकर पठानों 
से मुक्कावला करने का विचार हैं। इत्तवी फ़ीज जमा होने में एक महीना लग 
जायगा, उस समय तक तुम जाट को उत्साहित करके उससे अच्छा मेलजोल 
रखना घी *इस वक्‍त हम जयपुर के तालुके में आ गए हैं । हिंमण 
दफ्तर, ॥, पत्र, १६५ 


| १४३ ॥ 


राजनैतिक विरोधियों को परास्त करके साम्राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ले 
सर्कंगे। 
अब्दाली का जाट विरोधी अभियान 

फरवरी के तीसरे सप्ताह में जब अब्दाली जाटों पर आक्रमण का निश्चय 
कर चुका था, चारे की तलाश में गए उसके एक अग्रिम सेन्य दल पर जवाहरसिह 
ने पाँच-छ: हज़ार सवारों के साथ वललभगढ़ से निकलकर आक्रमण किया और 
१५० घोड़े छींनकर ले गया । यह सुनकर ऋद्ध शाह ने उसी रात्रि को अब्दुल समद 
ख़ान को तुरन्त घटना स्थल की ओर भेजा । उसे निर्देश दिया गया कि वह एक या 
दो कोस दूर घात लगाकर रहे और वहाँ से एक सौ सवार शज्न्‌ के विरुद्ध सम्पर्क 
साधते के लिए भेजें, तब पीछे हटकर युद्ध करते हुए उन्हें उस छिपे स्थान तक ले 
आए । इस प्रकार से जवाहरसिह लगभग पूरी तरह से जाल में फेंस गया, उसके 
अनेक व्यक्ति मारे गए और छींना हुआ कुछ हिस्सा बरामद हो गया। किन्तु जाट 
राजकुमार चतुराई से इस उलझन से बाहर निकलकर वल्लभगढ़ के दुर्ग में जा 

हुँचा । अफगान सैनिकों ने अनेक गाँवों को नष्ट किया और ५०० सिरों 

के साथ दिल्‍ली लौदे ।' 
वललभगढ पर अधिकार 

२२ फरवरी को अहमदशाह ने जाटों पर आक्रमण के लिए दिल्‍ली से कुच 
किया । दो दिन उसने खिंज्ाबाद पड़ाव किया, जहाँ इमाद उसके साथ हुआ । 
बदरपुर होते हुए २६ फरवरी को शाह वलल्‍लभगढ़ के निकट पहुँच गया ।* ऐसा 
लगता है कि पहले शाह का विचार सीधे मथुरा की तरफ़ निकल जाने का था, किन्तु 
२६ तारीख की रात्रि को जत्र जाटों ने शाह की सेना पर हमला करके अनेक लोगों 
को मार डाला और घायल कर दिया, तो अब्दाली ने वल्लभगढ़ को जीतने का 
निश्चय किया ,? इसी रात्रि को अब्दाली ने अपने सेनापति जहान ख़ान और नजीब 
को बीस हज़ार सेना के साथ, इस निर्देश के साथ आगे रवाना किया कि “इन दुष्ट 
जाटों के प्रदेश को रॉद डालो । उनके प्रत्येक कस्बे और जिले को लूटो और लोगों को 
मौत के घाट उतार डालो | हिन्दुओं के पवित्र नगर मथुरा को तलवार से बिल्कुल 
साफ़ कर दो । आगरा तक एक भी स्थान मत छोड़ो |” शाह ने अपनी सेना को 
एक सामान्य आदेश दिया कि वे जहाँ भी पहुँचे, छूब लुटे और मारें। लुट की 


सम्पत्ति उनकी मानी जायग्री और काफिरों के सिर काटकर लाने वाले को प्रति 
सिर पाँच रुपये दिए जाएँगे ।ऐ 


कानुनगों, जाट, पृ० ६८-६६; यण्डा सिह, दुर्राती, प० १७३ 

दिल्‍लो क्रानिकल्स, पृ० ८७; तारीखे आलमगीर सानी, पु० १०३ अ 

वही, पृ० ८८; वही, पू० १०३ व 

ग्रुलाम हसन सामिन, हालात-ए-अहमदशाह्‌ अव्दाली, इरविन कृत अंग्रेजी अनु- 
वाद, इण्डियन एण्टीक्वेरी १६०७ ई०, पू० ५८-५६ 


५० ८० ट० 


| १४३२ ] 


जवाहरसिह, जो र८ फरवरी की रात्रि को किले में पुनः दाखिल हो ग्रया 
था, के नेतृत्व में जाटों ने बहुत बहादुरी से क्लिलि की रक्षा की | जाटों के शौर्य 
और साहस को देखकर शाह भी ठिठका । उसने चार हजार सुसलों को याहया ख़ान 
के नेतृत्व में शाही तोपथाना लाने के लिए दिल्‍ली भेजा और स्वये ने वल्लभगढ़ 
के घेरे का निर्देशन किया । अफय्रान आक्रान्ता के पास पाँच उन्नत नालसुख बाली 
वोपें थी, जिनसे एक विशेष क्रिस्सम का गोला बरसाया जाता था। लोहे के दो 
अद्धं गोले परस्पर ढले हुए होते थे, जो 'रूसि पर गिरते ही खुल जाते थे । इन पांच 
तोपों के कीण निरन्तर बदलकर दुर्ग पर ऐसी विनाशक भअग्निवर्षा की गई कि 
उन्होंने दुर्ग प्राचीर से चलाई जाने वाली बन्दुकों और जम्बूरों वर पूर्ण नियन्त्रण 
पा लिया ! तीन दिन के भीपण युद्ध के वाद जाटों का यह दुर्ग, जो उनके अपने 
सुदृढ़ दुर्गों में सवसे कमज़ोर था, अरक्षित हो गया । फलस्वरूप ३ मार्च की रात्रि 
को अंधेरे का लाभ उठाकर जवाहर॑त्तिह क्रेजिलवाश की वेशभूपा पहनकर खाई 
में उत्तर पड़ा और शाह के सैन्य दल के बीच से अयबना रास्ता पारकर अपने कुछ 
साथियों के साथ यमुना की ओर बच निकला | ४ तारोख को प्रात-काल अफगान 
सेना ने दुर्ग पर हमला करके अधिकार कर लिया भर क़िले में सेकड़ों लोगों को 
मौत के घाट उतार दिया । दुर्ग में उनको १२,००० रुपया नकद, सोने चांदी के 
चतंन, १४ घोड़े, ११ ऊंट भौर भारी मात्रा में अनाज तथा कपड़ों का भण्डार 
मिला ।' 
चोमुहा का युद्ध 
अहमदशाह भअब्दाली के दिल्‍ली से रघाता होने की सूचना मिलने पर 
जवाहर्रासह को मथुरा में तैनात कर सुरजमल डीग, कुम्हेर और भरतपुर के क़िलों 
की मोचविन्दी में लग गया श्रा ।॥ २६ फरवरी की रात्रि को नजीव के निर्देशन में 
ओर जहान ख़ान के नेतृत्व में २०,००० अफगान सेना मथुरा के लिए रवावा हो 
घुकी थों । सम्भवत्तः इसकी सूचना जवाहर सिंह की मिल गई थी, अतः वह ५,००० 
जाट सेना के साथ आक्रमणकारियों का रास्ता रोकने के लिए मथुरा के ८ मील 
उत्तर में चौमुहा गाँव के बाहर पहुँच गया । मराठों ते हिन्दुओं की पविन्न नगरी 
की रक्षार्थ रक्त की एक बूंद भी नहीं वहाई । अन्ताजी माणकेश्वर, शमशेर बहादुर, 


१. सामिन, पृ० ५८-५९; तारीखें आलमग्रीर सानी, पृ० १०३ व त्तजकिरा ए 
इमाद, पु० २४०; सियार, ॥॥, पू० ३५२; गण्डासिह, दुरनी, पृु० १७६; 
४ माचं॑ को शाही तोपखाने की भारी तोपें बड़ी कठिनाई से घसीटकर जब 
दिल्‍ली दरवाजे तक पहुँचाई गई, तभी वललभगढ़ पर शाह के अधिकार वा 
समाचार वहां पहुँच गया, देखें, दिल्‍ली क्रानिकल्स, पु० ८८ भौर तारीख 
आलमंगीर सानी, पृ० १०५ अ 


[ १४३ ] 


नारोशंकर आदि मराठा सरदार पहले ही आगरा की ओर पलायन कर चुके थे ।* 
सम्भवत: रघुताथराव के अनिश्चयात्मक रुख और जाटों के साथ किसी स्पष्ट 
समझौते के अभाव में ये मराठा सरदार दक्षिण से नई सेना के आने के पूर्व युद्ध का 
कोई ख़तरा नहीं उठाना चाहते थे । परन्तु जाट किसानों ने हढ़ निश्चय कर लिया 
था कि आक्रमणकारी उनको लाशों पर होकर ही ब्रज में प्रवेश कर सकेंगे । २८ 
फरवरी को सुर्योदिय से लेकर &€ घण्टे तक घोर संग्राम हुआ । अल्प संख्या में होते 
हुए भी जाटों ने प्राणों की बाजी लगाकर अद्भुत शौय का परिचय दिया । दोनों 
पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए और अनेकों घायल हुए । अन्त में बची-खूची जाट 
सेना के साथ जवाहरसिंह वललभगढ़ के दुर्ग में चला गया और अफगान विजेता ने 
मथुरा में प्रवेश किया । * 


मथुरा को लुटमार ओर नरसंहार 

जदुनाथ सरकार के शब्दों में “हिन्दुओं का वेथलेहम आतक्रान्ताओं के सामने 
निस्सहाय पड़ा हुमा था ।” १ माच को प्रातःकाल अफगान सेना एकाएक आरक्षित 
मथुरा नगर में घुस गई, जबकि किसी को इसकी आशंका नहीं थी । दो दिन पूर्वे 
खेली गई होली का रंग छूटा भी नहीं था कि हिन्दुओं क॑ खुन से श्रीकृष्ण की 
जन्मस्थली पुनः लाल हो गई । चार घण्टे तक लूट, हत्या व बलात्कार का नंगा 
नाच होता रहा। यहाँ क॑ अधिकांश निवासी ब्राह्मण-पुरोहित वर्ग के थे, जिनमें 
प्रतिरोध की शक्ति नहीं थी । जो थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने अपने युप्तांग 
दिखाकर पैगम्बर के अनुयायी होने का विश्वास दिलाकर, अपने प्राणों की रक्षा 
की । मुत्तियों को खण्डित करके गेंद की तरह पैरों से इधर-उधर उछाला गया । 
मथुरा नगरी होली की तरह जलने लगी । तीन हज़ार लोगों के रक्त से तृप्त होकर, 
नजीब को नगर निवासियों से एक लाख रुपया वसूल करने का आदेश देकर, जहाव 
खान उसी रात्रि को वहाँ से कुच कर गया । 

लूट और हत्या के बचे-खुचे कार्य को नजीव ने पूरा किया। तीन दिन तक 
उसके सैनिकों ने मकानों को खोद-खोद कर लुटा और अनेक पाशविक कारें किए । 


१. पेशवा दफ्तर, हझा, पत्र, १०७ 

२. तारीख आलमगीर सानी का लेखक दोसों पक्षों के १०-१२ हज़ार सैनिकों 
के मारे जाने का उल्लेख करता है (पृ० १०६ अ), जो अतिशयोक्तिपूर्ण लगता 
है। राजवाड़े द्वारा संग्रहित एक पन्न के अनुसार “जाटों की ५००० सेना 
मथुरा नगर में अब्दाली की सेना से बड़ी वीरता के साथ लड़ी | परल्तु शत्रु 
की अधिक संख्या के कारण हार गई । ३००० जाटों ने वीरगति प्राप्त की 
और २००० जाट भाग निकले ।” भराठांच्या इतिहासांची साधनें, जि० ॥, पतन्न, 
६३; सज़किरा ए इमाद, पु० २४० 


| १४४ ] 


वह बहुत सी सुन्दर स्त्रियों को पकड़कर ले मया। अनेक औरतों ने यमुना नदी 
और घरों के कुओं में कुदकर अपमान से वचने के लिए मृत्यु का सहूर्प आलिगन 
किया । जो ऐसा न कर सकीं, उन्हें मृत्यु से भी अधिक दारुण दुःख झेलना पड़ा । 
माताओं की चिल्लाहट, जिनके वक्षस्थलों से बच्चों को ऋर सतिकों ने हत्या के 
लिए छीन लिया था, और अपमानित स्त्रियों के आर्तत्ताद से जलती हुई गलियाँ 
गूज उठी थीं । 

गुलास हुर्सेन सामित के अनुसार, जो इस वीभत्स नरसंहार के लगभग 
१४ दिन वाद मथुरा गया था, “नरसंहार के बाद स्रात दिन तक जगुना का पानी 
लाल और फिर सात दिन तक पीला रहा । तट के समीप मैंते बवैरागियों और 
साधुओं की अनेक कुटियाँ देखी । प्रत्येक कुटी में एक नर मुण्ड और एक मरी हुई 
गाय का सिर पास-पास रखे हुए थे। दोनों का सुख मिलाकर रस्से से बांधा गया 
था । एक स्थान पर खण्डहरों के ढेर के बीच से रंगता हुआ एक नंगधडंग व्यक्ति 
बाहर आया जो उपय क्त हत्याकाण्ड का शिकार था और अब तक उस हादसे से 
सम्मल नहीं पाया था, उसने शुलाम हुसेन के सामने खड़े होकर दीनतापूर्चक खाने 
के लिए कुछ मांगा ।) १५ दिन वाद तक विद्यमान इस भयावह स्थिति रे ही 
नरसंहार वाले दिव की भयानकता का अचुमान लगाया जा सकता है । 
गोकुल ओर वृन्दावन में ऋत्लेआम 

६ मार्च को जहान खान पूरे रास्ते लुट और हत्या का खैल खेलता हुआ 
मथुरा के ७ मील उत्तर में वृन्दावन जा पहुँचा ! यहाँ शान्त और निरपराध वेष्णव 
भक्तों का घोर संहार हुआ । सामिन ने यहाँ का वर्णन करते हुए लिखा है, “जहाँ 
कहीं टकटकी लगाओ, सिर्फ़ कटे हुए सिरों के ढेर नज़र आएंगे । भारी संख्या में पड़े 
हुए शवों और छितरे हुए खूब के कारण मार्ग बहुत कठिताई से ही निकल पाता है । 
एक स्थान पर जहाँ हम पहुँचे, हमने २०० मृत बच्चों का ढेर देखा । एक भी मृत क 
शरीर पर सिर नहीं था--हवा में सड़ान्ध ओर दुर्गन्‍्ध इतनी थी कि मुह खोलना 
व सांस लेना काफ़ी कष्टदायक था । बोलते समय प्रत्येक को अपने सुह व नाक को 
रूमाल से ढकता पड़ता था ।* 


१. सामित, पु० ६०-६२; तारीख आलमगीर सानी, पृ० १०६ ञ एवं १०६ व; 
सियार, ॥॥, पु० ३५२; पेशवा दफ्तर, जि० *झ।, पत्र, १०७ तथा जि० 5४५॥, 
पत्र, १५२; राजवाड़े, ॥ पत्र, ६३; सरकार, पतन, ॥, पृ० ७३-७४; कानूनगो, 
जाट, पु० १०३-१०४; गण्डासिह, दुर्रानी, पूृ० १७७-७८ 

२. सामित्र, पृ० ६२; इस हृत्वाकाण्ड से ब्रज का भकत कवि बुन्दावनदास किसी 
तरह से बचकर भरतपुर पहुँच गया। यहाँ रचे गए अपने काव्य 'हरि कला 
वेली' में उसने इस आक्रमण एवं विपत्ति का उल्लेख किया हैं, ब्रज का 
सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१४ 


[ १४५ " 


इस बीच अहमदशाह अब्दाली वल्लभगढ़ से मन्द गति से विचरण करते हुएं 
मुख्य सेना के साथ १५ मार्च को मथुरा पहुँचा । यहाँ मृत लोगों की दुग्गेन्ध से बचने 
के लिए उसने जमुना पार करके पश्चिमी तट पर नगर से दक्षिण-पूर्व भें छ: मील 
की दूरी पर महावन में अपना शिविर स्थापित किया । उसके दो मील पश्चिम की 
ओर गोकुल स्थित था, जो वललभ सम्प्रदाय का आसन और नागा साधुओं का 
आश्रय स्थल था । धनलिप्सा में उसने सेना की एक टुकड़ी गोकुल को लूटने के लिए 
भेजी । नागा वेरागी भभूति लगाए त्रिशूल, चिमटों के साथ अपनी देव प्रतिमा की 
रक्षार्थ मोकुल के वाहर आ डठे । एक भीषण युद्ध में लगभग २,००० वैरागो 
इतने ही शत्रुओं का संहार करके वीरगति को प्राप्त हुए । जब बंगाल के सूवेदार 
के वकील जुगलकिशोर ने शाहू को विश्वास दिलाया कि गोकुल एकमात्र नागा 
साधुओं का आश्रयस्थल है और उन्तके पास अधिक धन नहीं मिल सकता, तब 
अव्दाली ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और गोकुल बच गया 
आगरा की लूट 
अब अब्दाली मे जहान ख़ान और नजीब को लुट और नरसंहार के कार्य से 
डेरे में वापस बुलाकर धन प्राप्ति के लिए आगरा भेजा, जहाँ राजधानी व अन्य 
स्थानों के अनेक सम्पन्त लोगों ने शरण ले रखी थीं। भफगान नरेश की योजना 
थी कि मथुरा व आगरा से दोतरफ़ा आगे वढ़कर जाटों के शक्तिशाली दुर्ग डीग 
कुम्हेर व भरतपुर को छीना जाय अथवा सयूरजमल को बहुत बड़ा खिराज देने के 
लिए बाध्य. किया जाय । संभवत: इसी समय उसने एक करोड़ रुपयों की मांग 
करते हुए सूरजमल को एक पत्र भी लिखा। २६ मार्च को प्रातःकाल जहान खान 
ते आगरा पर धावा बोल दिया । नगर के प्रमुख व्यक्ति उससे मिलने बाहर आए 
और निष्कृति धन के रूप में ५ लाख रुपया देने का वादा किया। किन्तु जब 
निश्चित समय के भीतर धन एकच्र होना कठिन दिखाई पड़ा तो आक्रान्ता शहर में 
घुस पड़े और लूट तथा ह॒त्या शुरू कर दी, जिसमें २००० व्यक्ति मारे गए। आगरा 
दुर्ग को लेने के अफगान सैनिकों के प्रयास मिर्जा सफुल्ला के उत्कृष्ट बचाव के 
कारण व्यर्थ रहे, जिसने दुर्ग की तोपों से गोलावारी का संचालन इतनी अच्छी तरह 
से किया कि आक्रमणकारियों का आगे बढ़ना असंभव हो गया । फिर भी जहान 
खान वसूली की आशा में आगरा में रुका रहा | बड़ी कठिनाई से स्थानीय अधिकारी 


१. सामसित, पृ० ६१९; महावन के शिविर एवं ग्रोकुल पर आक्रमण के श्रान्तियु्ण 
तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए देखें, सरकार, पतन, ॥), पू० ७४ पा० टि० 
२; भाऊ बखर के अनुसार वृन्दावन (गोकुल होना ड्राहिए) में ०,००० वेरागी 
मारे गए (पृ० ३१); एक मराठा पत्र के अनुसार वैरागी सब काम आ गए, 


किन्तु गोकुलताथ की प्रतिमा बच गई, राजवाडे, ।, पत्र, ६३ 


[ (१४६ ] 


वेंगाल के जगत सेठ के मुनीम सामलदास से उसे एक लाख रुपया दिलवा सके । 
२३ मार्च को उसे शाह का एक अत्यावश्यक संदेश मिला, जिसमें उसे शीघ्र मथुरा 
पहुंचने के लिए कहा गया । इस कारण निष्कृति धन की पूर्ण वसूली किए बिना ही 
जहान खान को सेवा २४ तारीख को यहाँ से लौट गई ।* 
अत्याचारों को विभीषिका 

अब्दाली की सेनाएँ जिधर से भी ग्रुजरी, उधर ही अपनी वर्बर पाशविकता 
को ऋर निशानियाँ पीछे छोड़ गई । दिल्‍ली से आगरा तक प्रत्येक गाँव उजड़ 
गया ।* हे मार्च के शाह के लूटमार एवं कत्लेआम के आदेशानुसार प्रत्येक सवार 
लूट के माल को धोड़े पर लादकर उस पर लड़कियाँ व दास बिठा देता था | इनके 
ऊपर कटे हुए सिरों की गठरियाँ रख देते थे ( फिर ये सिर भाले पर टठाँग कर वज़ीर 
के सम्मुख पुरस्कारार्थ पेश किए जाते थे। इस प्रकार लुट और संहार नित्य हुभा 
करते थे । ये घटनाएं आगरा के तमाम रास्ते में होती रही तथा प्रदेश का कोई भी 
भाग इनसे नहीं बचा । इसी श्रकार प्रत्येक सैनिक ने अधिक से मधिक पशु इकट्छे 
कर, उन पर लूट का माल लादा और सोना चाँदी के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं फेक 
दी गई ।3 
अब्दाली के शिविर सें महासारी 

जब निर्दोप लोगों पर अफगान कहर ढा रहे थे, तब प्रकृति मे अपना प्रकोप 
दिखाया । शाह का डेरा बृन्दावन से नदी के नीचे की ओर १३ मील की दूरी पर 
महावन में लगा हुआ था। अब भीषण गर्मी प्रारम्भ हो गई थी, इस कारण नदी 
(जमुना) का जल भी काफ़ी नीचे चला गया था । इसमें मारे हुए भीर आत्मघात करके 
मरे हुए लोगों की विधा जली एवं अधजली लाशें भरी हुई श्री, जिन पर तोन 
सप्ताह की सूर्य की अचण्ड गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाया । ऊपरी स्थानों, दृन्दावन, 
मथुरा आदि स्थानों, जहां कत्लेआम हुमा था, को घोता हुमा नदी का जल अब्दा ली 


१. सामिन, पृ० ६५; तारीखे आलमगीर सानी, पू० १०६ ज; तारीख मुग्ेफ्फ़री 
पृ० १२१; सियार, ॥, 7० ३५२; पेशवा दफ्तर, ४, पत्र, ११६; 
राजवा्े, ।, पत्र, ६३ 

२. तारीबों आलमगीर सानी, पृ० ११४ व; चैण्डल लिखता है, “सूरजमल ने दुर से 
अपने प्रदेश ब्रज॒ की इस घोर विपत्ति को देखा | दुर्रानियों जौर रूहेलों को 
पाशविकता ते मिलकर इसे भस्मीभूत और रक्तरंजित कर डाला था । उन्होंने 
किसी पर दग्मा नहीं की । इस अवसर पर आगरा नगर और उसके रामीपस्थ 
स्थान ऐसे नप्ट कर डाले थे जैसे पहले कभी नहीं हुए। उसके करुण चिह्न इस 
समय भी दिखाई देते है ।”” सरकार, पतन, ॥, पू० ७६, पा० टि० 

३. सरकार, पतन, ॥, पृ० ७६-७७; पेशवा दफ्तर, &24, पत्र, १०८ 


| १४७ ] 


के डेरों में पहुँच गया । इस दूषित जल के परिणामस्वरूप महावन में हैजा फैल गया 
और प्रतिदिन १५० सेनिक मरने लगे। इमली, जिसका पानी हैजे में लाभदायक 
बताया गया, का भाव १००) रुपये प्रति सेर हो गया । घोड़ों का थी भारी नुक़सान 
हो रहा था | ऐसी स्थिति में बचे हुए सैनिक शीघ्र अपने घरों को लौटने के लिए 
चिललाने लगे। इससे अव्दाली विवश हो गया । उत्तने आगरा से जहान खनन एवं 
नजीब को बुलाने के लिए तेज सवार रवाना कर दिए और मुग्रल सम्राट को यू(चत 
किया कि वह वापस लौठ रहा है। 


सूरजमल का साहसिक एवं कूटनीतिक पतन्न व्यवहार 


जब ब्रज में अपनी प्रजा पर अफगान सेना द्वारा भीषण अत्याचार हो रहे थे 
और अब्दाली की ऋर सेनाऐं विनाश की आँधी फैलाते हुए साक्षात्‌ मृत्यु की भाँति 
निरन्तर सूरजमल की ओर बढ़ती जा रही थी, तब भी जाट राजा ने अपार धेय॑े 
एवं साहस का परिचय दिया । जहाँ एक ओर उसने झाँसा देने और टालमटोल के 
लिए शत्र्‌ के खेमे में दूत वार्ता जारी रखी, वही दूसरी ओर वह डीग, कुम्हेर और 
भरतपुर मे जोरदार सैनिक तैयारियां भी कर रहा था ।* जब अब्दाली की एक 
करोड़ रुपये मॉग की चिट्ठी आई, तब सूरजमल ने रूपराम कटारी से सलाह 
मशविरा किया । रूपराम ने अपने स्वामी से कहा. “देशी शत्र्‌ (मराठे। नर्मदा पार 
करके आवे तब तक रुकना बहुत मुश्किल है । उसे (अब्दाली) मेज़बानी के बतौर 


डा 


१. तारीख आालमगीर सानी, पृ० १०६ व एवं ११४ व; सामिन, पृ० ६४-६४; 
बेण्डल, पृ० ७६; सियार, ॥॥, प्ृ० ३५२ 
२. तारीख आलमगीर सानी का लेखक इस तैयारी का विस्तृत विवरण देते हुए 
लिखता है, “सूरजमल जाट के पास चार क्रिले बहुत ही मजबूत है, जिनकी 
दीवारे काफ़ी ऊँची और चौड़ी है। उनके चारों और इतनी गहरी खाईयां 
खुदवाई है कि जमीन से पानी उबलने लग गया था। उन चारों क़्िलों के 
आसपास एक दूसरे क्िले इस तरह वनवाए किवे परकोटे की तरह उन चारों क्रिलों 
को बीच में रखते थे । अन्दर से बाहरी क़िलों पर पहुँचने के पूर्व दो तीन कोस 
की दूरी पर मरहले (पड़ाव) तैयार किए और वहाँ पर रहकलें, वन्दुकची, 
सवार, सामान, उठाने वाले मजदूर आदि तैयार रहते । क्लिलो के अन्दर अन्न, 
घी, तेल और घोड़ों के लिए इतना चारा इकट्ठा किया कि कई वर्षो तक 
चलता रहे । युद्ध सामग्री, बड़ी व छोटी तोपें, रहकलें, सीसा, वारूद वर्गरह 
इतना जमा किया कि दुर्भाग्य से अगर कोई विशाल सेना चारों क्िलों का घेरा 
डाल दे, जिसका सोचना विचारना भी समझ के बाहर है, तो वर्षों के घेरे के 
बावजूद उन क्रिलों को लेना कठिन है ।” तारीख आलमगीर सानी, पृ० ११४ भ 


[| (४८ ] 


दस लाख रुपया दे दिया जाय । अगर वह इन्हें स्वीकार कर ले तो उत्तम अन्यथा 
युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए | तब तक श्ात्र्‌ अपने दरवाजे पर पहुँच जाएंगे ।”* 

जब अब्दाली मथुरा के उत्तर में लगभग १६ मील पर शेरगढ़ पहुँचा, तो 
उसने सूरजमल से जो कुछ भी प्राप्त हो सके, लेने का अन्तिम प्रयास किया । उसने 
बंगाल के सेठ जुगल किशोर और एक अफगान अधिकारों को एक धमकी 
भरे पत्र के साथ सूरजमल के पास भेजा कि अगर उसने नज़राना पेश करने में 
निरन्तर टालमटोल की तो डीग, कुम्हेर और भरतपुर के उसके तीनों दुर्ग भूमिसातु 
करके धूल में मिला दिए जाएँगे और उसके प्रदेश की जो भी दुर्गति होगी, उसकी 
पुरी ज़िम्मेशरी उसी को होगी। किन्तु जाट राजा भयभीत नहीं हुआ । उसने कुटनीतिक 
शब्दों में उत्तर भेजकर अपने साहस एवं सूझवृक्ष का परिचय दिया। सूरजमल ने 
लिखा : “हिन्दुस्तान के साम्राज्य में मेरी कोई महत्वपूर्ण स्थिति एवं शक्ति नहीं है ॥ 
मैं रेगिस्तान में रहने वाले जमींदारों में से एक हूँ और मेरी इस मह॒त्वहीनता की 
वजह से, इस युग के एक भी सम्राट ने मेरे मामलों में हस्तक्ष प करना उपयोगी नहीं 
समझा । अब आपके समान एक शक्तिशालो सम्नाट ने मुझ से युद्ध के मैदान में आमने 
सामने मिलने एवं विरोध करने का निश्चय किया है। अपनी सेनाओं को एक मामूली 
व्यक्ति के विरुद्ध लाना, यह अकेला कार्य ही शाह की महानता एवं प्रतिष्ठा के लिए 
अपयशकारी होगा और (लोकानुमान में) मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक होगा 
तथा स्वयं मेरे लिए गवे का विषय होगा । दुनियाँ यह कहेगी कि अत्यधिक भयमग्रस्त 
होकर ईरान व तूरान के सम्राट ने एक अपने जमींदार के विरुद्ध अपनी सेनाओं का 
प्रयाण किया | अकेले ये शब्द ही ताज प्रदान करने वाले आप महामहिम के लिए 
लज्जा का विपय होंगे । इससे भी बढ़कर प्रश्न यह है कि अन्तिम परिणाम अनि- 
श्चितता से पूर्णतया मुक्त नहीं होगा | अगर इस सारी शक्ति एवं सामग्री के साथ 
आप मुझ जैसे कमज़ोर व्यक्ति को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं, तो आपको क्‍या 
यश्ञ प्राप्त होगा ? (मेरे बारे में) वे केवल यहीं कहेंगे, 'उसे दुर्बेल व्यक्ति की क्‍या 
शक्ति और स्थिति थी ?” किन्तु अगर दैवी निर्णय से, जो किसी को भी ज्ञात नहीं है, 
घटनाएँ दूसरा मोड़ ले लेती हैं, तव क्या होगा ? आप महामहिम के बहादुर सैनिकों 
ने ग्यारह वर्षो के दौरान जो शक्ति और ग्रुरुता हासिल की है वह एक क्षण में लुप्त 
हो जायगी । 

“यह आश्चर्य का विपय है कि आप जैसे विशाल हृदय महामहिम ने इस 
छोटी सी संमावना पर विचार नहीं किया ओर इस सारी मण्डली तथा विशाल सेना 
के साथ आपने इस साधारण एवं महत्वहीन अभियान पर कप्ट उठाया। जहाँ तक 
कत्लेआम और मेरे तथा मेरे प्रदेश के विनाश के लिए जारी किए गए हिंसा एवं 


२१. भाऊ बखर, पु० ३७ 


[ १४९ || 


धमकी भरे आदेश का भ्रश्न है, योद्धाओं को उस हिसाब पर कोई भय नहीं है । यह 
भलीभाँति ज्ञात है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणभंगरुर जीवन में विश्वास 
नहीं रखता है | जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जीवन की पचास सीढ़ियाँ पार कर 
चुका हूँ और शेष के लिए कुछ भी नहीं जानता हूँ । इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं 
हो सकता कि मैं शहादत के घूट का पान करूँ, जो जल्दी या देर से बहादुर सैनिकों 
को योद्धाओं की कर्मभूमि में करता है, और यादगार के रूप में युग के इतिहास 
पृष्ठों पर मेरा तथा मेरे पूर्वजों का नाम रह जायगा कि एक साधारण किसान 
इतने बड़े शक्तिशाली सम्नाट से, जिसने शक्तिशाली राजाओं को अधीन बनाया, बरा- 
बरी से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया । और ऐसा ही हृढ़निश्वय मेरे विश्वसनीय 
साथियों एवं अनुयायियों के हृदय पटल पर अंकित है। फिर भी अगर मैं आपके 
देवी दरवार की देहलीज पर उपस्थित होने का निश्चय करूँ तो मभेरे मित्रों का 
सम्मान मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता । इन परिस्थितियों में न्याय के स्रोत 
आप महामहिम अगर मुझे क्षमा कर दें, जो एक तृण के समान ही कमज़ोर है, और 
अपना ध्यान अधिक महत्व के अभियान की ओर परिवर्तित करें तो आपके गौरव एवं 
प्रतिष्ठा को कोई नुक़सान नहीं होगा । 

“आपके क्रोध का कारण मेरे तीन क्रिलों, जो आप महामना के सरदारों के 
द्वारा मकड़ी के जाले की भाँति कमजोर मानते गए है, के बारे में सच्चाई का पता 
तो वास्तत्रिक संघर्ष के बाद ही चलेगा । ईश्वर क्ृपा से वे सिकन्दर के परकोटे की 
तरह अपराजित सिद्ध होंगे ।”* 


१. तज़किरा ए इमाद, पृ० २४३-४४; गण्डासिह, दुर्रानी, पृू० १८१-८रे 

कद्रतुल्लाह अपने ग्रथ जाम-ए- जहांनुमा में सूरजमल जाट और अहमदशाह 
अब्दाली के इस पन्न व्यवहार को इस प्रकार सक्षिप्त रूप मे लिखता है “अपने विशाल 
कोप, सुदृढ़ दुर्गों, असंख्य सेना और भारी मात्रा में युद्ध सामग्री के कारण सूरजमल 


ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और अपने को युद्ध के लिए तैयार किया | उसने शाह 
के दूत को कहा आपने अभी तक भारत नहीं जीता है । अगर आपने एक अनुभव 
हीन बच्चे (इमाद उल मुल्क गाज़ीउद्दीन),) जो दिल्‍ली पर अधिकार रखता है, पर 
नियन्त्रण कर लिया है तो इसमें गव॑ की कया वात है? अगर आपकी कोई 
महत्वाकांक्षा है तो मुझ पर आक्रमण करने में देरी क्‍यों ?” जैसे ही शाह 
समझौतावादी हुआ तो जाट का गये एवं अक्खडपन बढ़ा और उसने कहा म'ैंने इन 
दुर्गों पर भारी मात्रा में धन ख्चे किया है । मेरे साथ युद्ध करके शाह मुझ पर यह 
कृपा कर सकता है, ताकि दुनियाँ भविष्य में याद रख सके कि बिलायत से एक 
बादशाह ने आकर दिल्‍ली जीती, किन्तु एक साधारण जमींदार के विरुद्ध वह असहाय 
रहा था ।” जाट दुर्गों की शक्ति के भय से शाह पुनः लौट गया और दिल्‍ली जाकर 
मुहम्मदशाह की पुत्री के साथ स्वयं का तथा आलमगीर द्वितीय की पुत्री का अपने 
पुत्र के साथ विवाह करके कन्धार लौट गया ।”' गण्डासिह की अहमदशाह दुर्रानी 
(पृ० १८३५ पा० टि०) से उद्धूत । 


[ १५० | 


फिर भी, शाह किसी तरह से लोट झाय, यह सोचकर सुरजमल ने पाँच लाख 
रुपया अब्दाली और दो लाख रुपया वकील को देना स्वीकार किया । कुल सात 
लाख रुपयों का करार जाटों ने जुगलकिशोर की उपस्थिति में किया | सूरजमल ने, 
जिसे संभवतः इस समय अफ़गान डेरों में फैली महामारी और उससे उत्पन्न अब्दाली 
की विवशता की सूचना मिल चुकी थी, यह शर्ते रखी कि शाह की सेनाओं के दिल्‍ली 
लौट जाने पर आधा घन और दिल्ली से आगे प्रयाण करने पर शेप घन दिया 
जायगा । जाट राजा ने जुगलविशोर और अफ़गान दूत को अपने पास बनाएं 
रखा 
अंब्दाली की निराशाजनक वापसी 

जब अहमदशाह ने देखा कि उसकी विशाल सेना और जाट प्रदेश की भीषण 
तबाही से अविचलित जाट राजा अभी भी साहस एवं दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा है, 
तो उसने यह सोचकर कि इन दुर्गो को लेते में काफ़ी समय लग सकता है, और 
महामारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है, सूरजमल के उपयुक्त प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया और तुरन्त दिल्‍ली के लिए लौट पड़ा ।* २७ मार्च को शाह की वापसी 
शुरू हुई और २६ मार्च तक जाट प्रदेश शत्र्‌ सेना से खाली हो गया ।7 इस प्रकार 
सैनिक दृष्टि से जाटों के घिरुद्ध अब्दाली का यह अभियान असफल रहा । वहन तो 
जाट राजा को घुटने टेकने के लिए विवश कर सका और नहीं उसकी सेनिक 
शक्ति अथवा चार सुदृढ़ दुर्गों को किसी प्रकार की हानि पहुँचा सका। उसका 
अभियाव केवल दो चार क़सवों पर अधिकार करने और नागरिक आबादी की लुट 
तथा हत्याकाण्ड तक सोमित रहा। इस प्रकार भारतीय म॑ैदानों में गर्मी आ जाने 
और दक्षिण से मराठा सेना के पहुँचने तक प्रतीक्षा करने वी सुरजमल की युक्ति 
काम कर गई ४ 


१. पेशवा दफ्तर, »»), पत्र, १११; भाऊ बखर के आधार पर कानूनगो ते लिखा 
है कि दस लाख रुपयों के भुगतान का समझौता हुआ था (जाट, पुृ० १०६) । 
किन्तु इस सम्बन्ध में रघुनाथराव को लिखा गया अन्ताजी का उपयुक्त पत्र 
अधिक प्रामाणिक जान पड़ता है जिसमें समझौते का स्पप्ट वर्णन किया 
गया है ! 

२. तारीखे आलमगीर सानी, पु० ११४ व; सियार, ॥॥ 7० ३४२; २८ माचे 
को कलन्दर खान अव्दाली का एक पत्र लेकर यह कहते हुए सम्राट के सम्मुख 
उपस्थित हुआ कि उसने जाटों के विरुद्ध अपना अभियान स्थगित कर दिया 
है यौर इस रास्ते से लौट रहर है, तारीख आलमग्रीर सानी, पृ० १०६ व 

है. सामिन, पृ० ६५ 

४, कानूनगों, जाट, पृ० १०६ 


[ १४१ ] 


कुछ समय तक तो अब्दाली की गतिविधियों को संदिग्ध मानकर सूरजमल 
ने उसके वकीलों से वार्ता जारी रखी | दिल्‍ली से शाह की सेना के प्रयाण कर जाने 
पर सूरजमल के द्रतगामी ऊंट सवारों ने लौटकर अपने स्वामी को अब्दाली के 
निश्चित रूप से अपने देश के लिए रवाना होने की शुभ सूचना दी । इस पर जाट 
राजा ने एक कौड़ी दिए बिना तत्काल अफगान दूतों को, जिन्हें अब्दाली सात लाख 
रुपयों की वसूली के लिए छोड़ गया था, दुर्ग से बाहर निकाल दिया और बहुत 
प्राथंता करने पर उन्हें दिल्‍ली त्क सुरक्षित पहुँचाया।" लुठ का माल लादते के 
लिए पशुओं की कमी पड़ जाने के कारण, अब्दाली जो तोपखाना जाट दुर्गों को 
जीतने के लिए लाया था, पीछे छोड़ गया, जिसे जाट अपने दुर्ग में ले गए।* 
सूरजमल ने तुरन्त ही खाली किए गए स्थानों पर सेना भेजकर, पुतः अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया ।* यही नहीं, जब उसे यह सूचना मिली कि लाहौर की ओर 
बढ़ते हुए अब्दाली की सेचा को आला जाट ने रोककर लुटमार की तो लूट को 
अभिलाषा में सूरजमल ने भी तुरन्त सेना इकट्ठी कर अब्दाली का पीछा करना 
शुरू किया, परन्‍्तु संभवत्त: उसने विचार बदल दिया था ॥ 
जाठ-मराठा समझोता 

अहमदशाह अब्दाली के जाट राज्य पर आक्रमण से दो बातें उभर कर 
सामने आई । एक तो यह कि जाट राजा सूरजमल ने विदेशी शत्रु की अपेक्षा देशी 
शत्रु के साथ सहयोग को प्रधानता दी । ४ फरवरी को मथुरा में अन्ताजी माणकेश्वर 
से बातचीत और मार्च में बापू महादेव हिंगणे (जब वह भरतपुर दुर्ग में ही प्रवास 
कर रहा था) के साथ निरन्तर वार्तालाप के विपयों से यह भलीभाति स्पष्ट हो 
जाता है कि सुरजमल मन, वचन और कर्म से अब्दाली के विरुद्ध मराठों के साथ 
मिलकर लड़ने को तैयार था ।४ दूसरी वात्त यह हुई कि अब्दाली के विरुद्ध जाट 
राजा ने जिस धैये, साहस एवं कुटनीतिक चातुर्य का परिचय दिया, उस कारण 
मराठे भी जाट शक्ति का लोहा मान गए और स्वयं पेशवा ने निरन्तर अपने सरदारों 
को यह सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी हालत में जाटों से शत्रुता मोल न लें।* 
इन परिस्थितियों में जाट-मराठा समझौता गनिवाये था । 


२१. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ७२; तारीखे भआालमगीर सानी के अनुसार भी यूरजमल 
ने अब्दाली को कुछ भी नहीं दिया (पृ० ११४ व) । 

पेशवा दफ्तर, ॥॥, पत्र, ७१ 

तारीख आलमगीर सानी, पृ० ११७ ब एवं ११८ अ 

पेशवा दफ्तर, 35, पत्र, ११५६ 

पेशवा दफ्तर, ४5 ॥, पत्र, ६६; हिगणे दफ्तर ।, पत्र, १६५ । 

पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथराव को लिखा “अव्दाली बहुत जल्द 

दिल्‍ली के उस ओर चला गया इसलिए मैं जल्दी चिटुढठी लिख रहा हूँ ।"”** 


दूत रद हुए 4० 


[ १५२ ॥ै॥ 


राजपूताना में पहुँचने पर रघुनाथराव ते भमई १७४७ ई० में सखाराम बापू 
के नेतृत्व में अग्रिम मराठा सेना आगरा की ओर रवाना कर दी । जाट दुर्ग वर के 
निकट पहुँचने पर मराठों ने सूरजमल से चौथ की मांग की। जाट राजा ने इस 
विषय पर बातचीत करने के लिए रूपराम कटारी को मराठा डेरे में भेज दिया। 
जागरा पहुँचने पर विद्ठल सदाशिव और अन्ताजी साणकेश्वर भी इस वार्ता में शामिल 
हो गए थे । दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हो गईं कि आगरा जिले में और 
दोआवब की पश्चिमी सीमा पर दतकौर आदि इलाके, जिन पर सूरजमल ने अधिकार 
कर लिया था, वे उसके पास रहने दिए जाए। सूरजमल ने १७५४ ई० की युद्धक्षति 
की शेष राशि के भुगतान का वचन दिया ।? उसने दोआब में मराठा विस्तार में 
बाधा न डालने का आश्वासन भी दिया, इससे मराठों को अपने पीछे का भय 
नहीं रहा और उन्होंने तेज़ी से दोआव पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
किन्तु जब सूरजमल ने आगरा सुवे, जिसकी सुवेदारी और वायव सूवेदारी पेशवा ने 
मल्हार होल्कर तथा विट्ठल सदाशिव को दे रखी थी, पर अपने पूर्ण प्रशासनिक 
अधिकारों का दावा किया, तो विदृठल सदाशिव ने पेशवा की इच्छा जानने तक रूपराम 
कटारी को प्रत्तीक्षा करने के लिए कहा ।* ' 

इस प्रकार जाट-माराठा समझौते की वजह से अब्दाली के लौटने के शीघ्र 
वाद ये दोनों शक्तियाँ अपने-अपने प्रदेशों पर अपने अधिकारों की पुनेस्थापना करने 
में सफल रही । इस समझौते के बाद मराठों द्वारा वजीव से बदला लिये जाने के 
मामले में सुरजमल ने इसी कारण अहस्तक्षेप की नीति अपनाई । 
सूरजमल और वजीर के बीच समझौता 

अहमदशाह अब्दाली ने दिल्‍ली छोड़ने के पूर्व आलमगीर द्वितीय को पुनः 


जाट उसे (अव्दाली) शक्तिशाली समझकर बुद्धिमत्तापुवंक चल रहा है | यदि 
जाट आपके साथ ज्यादती भी करता है, तो भी आप उसे सभी प्रकार से कृपा 
प्रदर्शित करते रहें ।*****“““मल्हार घ जाटों का दिल साफ़ नहीं है, अगर 
वे युद्ध का सोचते भी हैं तो परिणाम कुछ नहीं हीगा। इस वर्ष जहाँ तक 
संभव हो जाटों से झगड़ा व करें ।” पेशवा दफ्तर, ॥॥, पत्र, ८० 

१. तारीख आलमगीर सानी, प्ृ० १२४ व; पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ७६, जाटों के 
साथ मराठों के आधिक मामले रूपराम के माध्यम से ही तय होते थे। २१ 
जुलाई १७४८ ई० के एक पत्र से पता चलता है कि रघनाथराव ने रूपराम से 
३४५०० रुपये हे इस युद्धक्षति की राशि का अंश प्रतीत होता है) वेतन के भुगतान 
20 शक में रामचन्द्र कृप्णाव को विलवाए थे, चन्द्रचूड दफ्तर, , 

/ 


२. रघुनाथराव को लिखा गया विट्ठल सदाशिव का पत्र, २७ मई १७४५७ ई०, 
पेशवा दफपंततर, >3५।॥, पत्र, १घ८ 


[ १५३ ] 


सम्राट और .इमाद उल मुल्क भाजीउद्दीन को वजीर का पद प्रदान कर दिया था । 
एक वर्ष वाद जून १७४८ ई० में! रघुनाथराव और मल्हार राव होल्कर के नेतृत्व में 
मुख्य मराठा सेनाएँ अपना कार्य पूरा करके दक्षिण को लौट गई थीं॥ इस दौरान 
नजीबुद्दीला को दिल्‍ली से निकाल बाहर कर दिया गया था और वजीर इमाद पुनः 
शक्तिशाली होकर राजधानी में सम्राट के विरुद्ध पड़यन्त्रों में लिप्त हो गया। यही 
नहीं, उसने भांवी मुगल सम्राट अली गौहर (शाह भालम) को भी नहीं बरुशा और . 
साल भर तक उसके पीछे पड़ा रहा । * 


यद्यपि इमाद के प्रति सूरजमल के विचारों में कोई परिवर्तत नहीं हुआ था, 
किन्तु अव्दाली के विरुद्ध जाट प्रतिरोध को देखकर इमाद सूरजमल के प्रति नरम 
हो गग्मा था । जब १ जून १७५८ ई० को विट्ठल सदाशिव के साथ अली गौहर 
भटकते हुए पटोदी पहुँचा और सूरजमल ने अपने पुत्र रतनसिह को उसके पास भेंट 
देकर स्वागतार्थ भेजा! तो वज्ीर घबरा गया। अगले ही दिन वजीर ने नागरमल 
को सूरजमल के पास यह समझाने के लिए भेजा कि वह शाह आलम का समर्थन न 
करें। ३ जून को नागरमल पलवल में सूरजमल से मिला और इस सम्बन्ध में वार्ता 
हुई । ६ तारीख को नागरमल सूरजमल का जवाब लेकर उसके पुत्र नाहरसिह के 
साथ दिल्‍ली लौठा ११ यद्यपि जाटों और वज़ीर के बीच सम्पन्त समझौते का कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता है, परन्तु यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस समय वज़ीर 
और सूरजमल के बीच किसी तरह का समझौता हो गया था और जाट राजा ने 
शाह आलम का समर्थन करने से अपने हाथ खींच लिए थे ।४ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि १७४८ ई० के अन्त में जब नजीब और 


तारीख आलमगीर सानी, पृ० १७५ 

२. तारीख आलमभीर सानी, पृ० १७६ व; ३ जून को ही अन्ताजी माणकेश्वर 
रघुनाथराव वो लिखता है, “नागरमल और दलेलसिह की विट्ठल सदाशिव तथा 
सूरजमल के साथ सहमति हो गई है । नागरमल के मन में यह है कि विद ठल 
से कोशिश करके शाहज़ादे को सूरजमल के सुपुर्दे करके स्वयं मध्यस्थ बतकर 
झगड़े को बढ़ाता रहे । पेशवा दफ्तर, ४5, पत्र, १६० 

३. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १७६ व 

४. तारीसों आलभगीर सानी से इस अनुमान की पुष्टि होती है, जिसमें लिखा है 
कि कुछ समय बाद (मार्च १७५६ ई०) वजीर ने शाह आलम के विरुद्ध सूरजमल 
की सैन्य सहायता प्राप्त करने के विंचार से बादशाहजञादा हिंदायत बख्श को 
आगरा की तरफ़ भेजा था (पृ० २०२ व)॥ 


[ रशव ]] 


सम्रा८ एक बार फिर अब्दाली को जामन्त्रित कर रहे थे,” तब जाठ-मराठा एवं 


जाट-वजीर समझौते के कारण हिन्दुस्तानी शक्तियों का नया समीकरण तैयार हो 
रहा था । 


१. मुंशी विहारीलाल लिखता है कि जब (अगस्त १७५७ ई०) मराठा सेनाओं ने 
राजघानी दिल्‍ली में नजीब को घेर लिया, तभी नजीब ने अहमदशाह भव्दाली 
को लिखा, “दक्षिणों मराठों ते मुझे घेर लिया है। अगर आप अपने जातीय 
बन्धुओं को बचाना चाहते हैं तो आवें। अहवाल-ए-नजीबुद्दोला, पूृ० ४-१, 
जदुनाथ सरकार कृत अंग्रंजी अनुवाद, इस्लामिक कजचर, जवतुबर १६३६ ई० 


अध्याय--9 


पानीपत का तोसरा बुद्ध 
और 

सरजसल 
(१७५८-१७६१ ६० ) 


अफनननन- ०->रिा कण नकल... 


7207 66960 0५ 49]869॥# ४7५8 - 0प॒ुंधावधां 


पानीपत का तीसरा युद्ध ओर सूरजमल 
(१७४६-१७६१ है ०) 


१७५६ ई० के प्रारम्भ में दत्ताजी सिन्धिया के नेतृत्व में मराठों की नीति में 
महत्वपूर्ण परिवर्तत दिखाई दिए, जब उसने होल्कर समर्थक इमाद और नजीव के विरुद्ध 
कठोर व्यवहार की नीति अपनाई । पंजाब को पुनविजय करके दत्ताजी मई में दिल्‍ली 
के निकट आया, तो उसने इमाद को वज़ीर पद छोड़ देते अन्यथा युद्ध की चेतावनी 
दी, किन्तु किसी तरह से दिल्‍ली मराठा आक्रमण से बच गया । परन्तु नजीब के प्रति 
दत्ताजी के मन में जो भयंकर हु प एवं घृणा भरी हुई थी, उसकी आग ने घातक रूप 
ले लिया । जुलाई में शुकरताल में मराठों ने नजीब को घेर लिया, किन्तु चतुर रूहेले 
सरदार ने भगले चार महीने तक मराठा सेना का युक्तिपृ्वेेक्त सामना किया । इस 
बीच नजीब ने शुजाउद्दोला के साथ-साथ सूरजमल से भी सहायता प्राप्त करने का 
भरसक प्रयास किया । दूसरी ओर दत्ताजी एवं जनकोजी सिन्धिया ने भी सूरजमल 
से सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की | 

इस समय सूरजमल के मित्रों, विशेष रूप से माधो्सिह का उस पर इस बात 
के लिए वहुत दबाव पड़ा कि वह शुजाउहौला को वज़ोर बनाने और मराठों 
को नमंदा पार खदेइ़ने के अपने पुराने प्रस्ताव पर अमल करे, ' किन्तु अब सूरजमल 
के दृष्टिकोण और राजनैतिक परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ घुका था । अब्दाली 
के पिछले आक्रमण के दौरान नजीब ढा चरित्र भी खुलकर सूरजमल के सामने 
आ चुका था और अव्दाली के लौटने के धाद मराठों से हुए समझौते के कारण, 
जिसके वाद मराठों ने सूरजमल को नाराज करने अथवा जाट राज्य के हितों को 


१. ड्राफ्ट खरीता, दीवान नन्दलाल द्वारा राजा सदाशिव को, आश्विन शुक्ला ६ 
वि० सं० १८१६ (२७ सितम्बर १ ७५६ ३०); इसके पूर्व जब सूरणमल माधोंसिह 
से मिलने २४ माचे १७५६ ई० को जयपुर गया, तब अपने लम्बे प्रवास 
(६ अप्रैल तक वह वहाँ पर रुका रहा) के दौरान भी इस विपय पर बातचीत 
हुई होगी, यह अनुमान करना असंभावित नहीं, देखें, दस्तुर कौमवार, जि० 
ए॥, पृ० ४५७४-७६ एवं ५६६ 


5१५६ 


[ १५७ | 


हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं किया, सूरजमल ने सिन्धिया की सहायता 
करने का निश्चय किया, ताकि वह कुम्हेर के घेरे के दौरान जयप्पा सिन्धिया द्वारा 
संकट में की गई उसको सहायता के ऋणभार से भी मुक्त हो सके । 


सुरजमल द्वारा दत्ताजी की सहायतार्थ सेता भेजना 


३ नवम्बर (१७५६ ई०) को शुजाउद्दौला की अग्रिम सेना ने शुकरताल के 
निकट पहुँचकर गोविन्द बल्‍लाल की मराठा टुकड़ी पर धावा बोल दिया।”* आठ 
तारीख को सूरजमल द्वारा भेजी गई ५,००० जाट सेना मराठों की सहायतार्थ पहुँच 
गई । उसी दित अब्दाली की सेना द्वारा खदेड़ा गया लाहौर का मराठा ' सूबेदार 
सावाजी सिन्धिया मराठा शिविर में पहुँचा । इससे दत्ताजी घवरा गया और उसने 
होल्कर एवं वज़ीर को तुरन्त बुलावा भेजा । दत्ताजी ने इमाद को लिखा, “आप 
किस गहरी नींद में सो रहे हैं ?'* “** 2१8१ ३३३ यहाँ मैं आपकी प्रार्थनानुसार लड़ने 
में व्यस्त हूँ और आप भागकर भरतपुर जाने की सोच रहे हैं 3 उधर २५ अवतुबर 
१७५६ ई० को अब्दाली के पंजाव में प्रवेश के समाचार को सुनकर राजधानी में 
चज़ीर ने आक्रान्ता के साथ गुप्त सहयोग के सन्देह में १६ नवम्बर को सम्राट तथा 
इन्तिजाम की हत्या कर दी और अगले दिन कामबख्श के पौन्न को शाहजहाँ द्वितीय 
के नाम से सिंहासन पर बंठा दिया ।ँं 

हिन्दुस्तान की दो प्रमुख शक्तियों जाटों व मराठों के समर्थन के बल पर 
वजीर इमाद ने अपनी शक्ति को सुहृढ़ करने ओर दिल्‍ली के कानूनी शासक 
शाह आलम द्वितीय को कमज़ोर बनाने तथा राजधानी में उसके प्रवेश को रोकने 
के हरसंमव प्रयास किए ।* अपने पिता के हत्यारे एवं घातक शत्रु इमाद से परेशान 


१. १७५६ ई० के प्रारम्भ में जब जाट राजा की दृष्टि आगरा क़िले पर नियन्त्रण 
करने की थी, तब महादेव गोविन्द ने इसकी सूचना भेजते हुए पेशवा से सलाह 
एवं निर्देश भेजने के लिए आग्रह किया । उसके प्रत्युत्तर में पेशवा ने लिखा, 
“अगर यह स्थान हम ले लेते हैं, तो जाटों से बहुत विरोध हो जायगा और वजीर 
व बादशाह का स्थान हाथ से निकल गया तो वे बुरा मानेंगे। फिर भी यह 
स्थान बहुत मौक़ का है ।॥ पेशवा दफ्तर, हेड), पत्र, १६८ 

शुजाउद्दोला, ।, पत्र, ७३ 

सरकार, पतन, ॥, पृ० १३१ 

तारीखे आलमगीर सानी, पु० २१४ अ--२१५ अ; सियार, ॥, प्ृ० ३७५ 

जून १७५८ ई० में नागरमल की मध्यस्थता से इमाद अपने अब तक के शत्रु 
शक्तिशाली जाट राजा द्वारा शाह, आलम द्वितीय का समर्थत करने से रोकने 
में सफल रहा था और माच॑१७५६ ई० में जब शाह आलस एक बड़ी सेना 
इकट्ठी कर पटना की ओर बढ़ रहा था, तब इमाद ने उसके विरुद्ध सूरजमल 


। 


[ १४८ ] 


णाह आलम द्वितीय ने इस समय विहार से अहमदशाह अब्दाली को एक पत्र भेजा । 
उसने शाह को लिखा क्रि हिन्दुस्तान का त्ताज एवं सिहासव उसे प्रदात किया जाय 
अन्यथा 'इमाद गौर जाट मिलकर किसी नामधारी व्यक्ति को सिंहासन पर बैंठा 
देंगे और साम्राज्य को पहले से सो युना अधिक उजाड़ देंगे, तथा दक्षिणी अपनी 
शक्ति को हजार गुना बढ़ा देंगे भीर देश में लोगों का जीवन दुःखद बना देंगे।” 
भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के बारे में बड़े ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसने 
लिखा : “लोग जाटों को भारत की कुछ्जी के रूप में मानते हैं। यह व्यक्ति कब से 
इतना शक्तिशाली बन गया कि उसे कुञ्ज्जी माना जाने लगा ? यह सब तागरमल की 
छल-रचना है। साम्राज्य के बुरे दिनों में गिरते के साथ हो, इन लोगों ने बादशाह 
के खर्च के लिए सुरक्षित प्रदेशों के राजस्व का दुर्पयोग किया और खज़ाने को 
लुटा । इस तरह से उसने सरदारों की श्र णी में प्रवेश पाया | चूहों को पकड़ते समय 
एक बिल्ली तेंदुआ होती है, किन्तु तेंदुआ से लड़ते समय वह केवल चूहा होती है । 
जैसे ही हम अपना ध्यान देश के प्रशासन की ओर परिवर्तित करके दृश्यपटल पर 
प्रकट होगे, तो वह भारी माचा में धन अदा करेगा, लाखों रुपयों के राजस्व की 
कीमत वाला अधिक्वत प्रदेश खाली कर देगा और अपनी नौकरी में आ जायग्रा ॥ 
अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो उसे नप्ट कर दिया जायगा ।॥!) 


बरारी घाट का युद्ध और दत्ताजी की मृत्यु 


सम्राट की हत्या से ऋद्ध अब्दाली तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा । झुल्तान 
में अब्दाली द्वारा मराठा सेना के संहार से बचे ५०० सिपाही बड़ी दुर्देशापूर्ण अवस्था 
में २३ नवम्बर २१७५६ ई० को जब दत्ताजी के शिविर में पहुँचे, तो वह भावी 
विपत्ति का संकेत था ।* अन्तत: दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में दत्ताजी शुकरताल का 
घेरा उठाकर दिल्‍ली की ओर लौट पड़ा । अफग्रानों के साथ छुटपुट मुठ्भेंडों के 
बाद ४ जनवरी १७६० ई० को दत्ताजी दिल्‍ली से १० मील उत्तर की ओर बरारी 
नामक स्थान पर पहुँच गया । ६ जनवरी को नजीब और रुहेलों ने, जी दुर्रानी 
सेना के अग्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, अकस्मात जमुना पारकर साबाजी के नेतृत्व 


की सैन्य सहायता प्राप्त करने के उद्द श्य से' हिंदायत बख्श को आगरा भेजने 
का विचार किया था, किन्तु जाट राजा के उस्त समय जयपुर में होने के कारण 
वह इस योजना पर अमल नहीं कर सका, तारीख आलमगीर सानी, 7० १७६ 
व और २०२ व; घाह आलम के विरुद्ध इमाद के पड़यन्त्र एवं मराठा समर्थन 
के लिए देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० १०१-१०४५ और ३३४-३३७ 

१. मुर्सालात ए अहमदशाह दुर्रानी, संख्या, २१ गण्डासिह द्वारा उद्धृत, दुर्रावी 
पृ० २३९२-३३ 

२. राजवाड़ि, |, पत्र, १४६ 


[ १५६ ] 


में बरारी घाट पर तैनात मराठा टुकड़ी पर हमला कर दिया । जब दत्ताजी उसकी 
सहायतार्थ पहुँचा, तो एक गोली लगने से वह मारा गया । इस दुःखद समाचार से 
मराठा सेता में भगदड़ मच गई और भारी संख्या में उतका विनाश हुआ | पीछे 
खड़ी बीस हज़ार मराठा सेना भय एवं निराशा की अवस्था में अपने अग्रभाग की 
दुर्गंति देखती रही । जनकोजी ने साहस जुटाकर पुनः युद्ध करने का प्रयास किया, 
किन्तु उसके भी घायल हो जाने पर सेनिक उसे रणभूमि से वाहर ले आए । अब 
मराठा सेना तेजी से दिल्‍ली की ओर भाग छूटी ।) 
स्‌रजसल द्वारा शरणागत बजीर एवं मराठों की सहायता 

यह समाचार आग की लपटों की तरह चारों ओर फैल गया । दिल्‍ली में 
एक बार फिर भगदड़ मच गई और लोग सुरक्षा के लिए जाट राज्य की ओर भागते 
दिखाई दिए। शाह के क्रोध से बचने के लिए भयभीत वज़ीर सुरक्षा के लिए 
सूरजमल के सुहढ़ दुर्ग कुहेर में पहुँचा । वैण्डल तथा गुलाम अली के अनुसार यह 
वही गाजीउद्दीन था, जिसने कुछ ही वर्ष पूर्व सूरजमल को नप्ट करने के लिए 
हिन्दुरतान की सारी शक्तियों को संगठित किया था और उन दीवारों के प्रति कठोर 
शन्नुता प्रदर्शश की थी, जिनसे अब वह सुरक्षा चाह रहा था। परन्तु सूरजमल ने 
अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। दुर्ग से बाहर आकर जाट राजा ने 
शरणागत का उसके पद की गरिमा के अनुसार सम्मान और स्वागत किया तथा 
भरतपुर के श्रष्ठ महलों में उसकी सुविधानुसार रहने की व्यवस्था की । 

'. उधर वरारी घाट युद्ध क्षत्र से घायल जनकोजी सिन्धिया को वाहूर 
निकालकर दीवान रामाजी पन्‍त और रूपराम कटारी ने बिना कहीं झुक्रे, पूरे लश्कर 
के साथ द्रतगति से रेवाड़ी की ओर कूच किया। रास्ते में रूपराम कटारी ने यह 
सलाह दी : “दुर्रानी की गति बहुत तेज हैं और वह हमारी फ़ौज को नहीं 
बख्शेगा । इसलिए बाई (दत्ताजी की विधवा भागीरथी बाई)व जनकोजी को 
रामाजीपन्त के साथ, बिना किसी को मालुम पड़े, भरतपुर, रामगढ़ अथवा कुम्हेर 
में सुरक्षित पहुँचा दिया जाय, ताकि दुर्रानी की फ़ौज अगर जल्दी आ भी जाय, 
तो हम इन्हें उनके हाथ में नहीं पड़ने देंगे। शेष फ़ौज का जो भाग्य में लिखा है, 
वह हो जायगा ।” इस पर जनकोजी ने, जो उस समय भागीरथीवाई की पालको 


में था, कहा कि बाई को पूछा जाय | तब वाई ने इस विचार को नापसन्द करते 
हुए उत्तर दिया : “इस विचार पर मेरा कोई मत नहीं है, तुम जैसा उचित समझो 
वसा करो” और दूसरे ही क्षण भीड़ की मर्यादा को त्याग्रते हुए कहा “तुमने यह 


१. सरकार, पतन, ॥, पृ० १३७-३८; म०न० इ०, ॥, पृ० ४२८-२६ 

२. वण्डल, ० ५१; इमाद, पृ० ७३; मजमाउल अख़बार, इलियट, शा॥।, प्रु० 
२७२; तारोख मुजफ्फ़री, पृ० १७७; वंश भास्कर, पृ० ३६८२; कानूनगो की 
यह मान्यता श्रान्तिपूर्ण प्रतीत होती है कि बरारी घाट युद्ध के पूर्व ही वजीर 


[ १६० । 


मंसूवा क्यो सोचा है ? यह जाट हमारे पिताभाई के समान हे, किन्तु वेकटराव 
अथवा मावला भाषकर के समान नहीं है । इन्ही लोगों ने हमे कंद मे डाल दिया 
तो पेशवा क्‍या करेगा ?” झागीरथी ने आदेश दिया कि, “पालकी चलने दो ।”” इस 
समय पूरे लश्कर मे यह्‌ अफवाह फैल गई कि जनकोजी को जाटो ने कुम्हेर मे पहुँचा 
दिया हैं और उन्हे जगल में ही छोड़ दिया हे ।' 
होल्कर द्वारा सूरजसल से सहायता की याचना 

दत्ताजी पर आई चिपत्ति के समय होल्‍्कर मुकन्दरा (सवाई माधोपुर के 
निकट) में रुका हुआ था। २७ दिसम्वर १७५६ ई० को उसे अप्रत्याशित रूप से 
दत्ताजी का घवराहुट भरा पन्न मिला, जिसमे अव्दाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
उसे तुरन्त बुलाया गया था। फलस्वरूप पाँच दिन बाद ही उसने दिल्‍ली के लिए 
कूृच कर दिया था। किन्तु उसके लिए वरारी घाट के युद्ध मे इतवा जल्दी सम्मिलित 
होना सभव नहीं था। वह शीघ्रता से सूरजमल जाट के पास पहुँचा और उससे 
आग्रह किया कि दुर्रानी शाह से युद्ध करते मे वह उसका साथ दे ॥ जाट राजा ने 
उत्तर दिया, “मैं अपने राज्य से वाहर निकल कर उससे लड़ाई नही लड़ सकता, 
क्योकि मेरे पःस जमकर लड़ाई लड़ने का साधन नही है । यदि शत्रु यहाँ आकमण 
करेगा, तो में अपने दुर्गा मे शरण ले सकु गा । * 

१५ जनवरी १७६० ई० को कोटपुतली में मल्हार राव होल्कर जनकोजी 
से आकर मिल गया ।* कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद चम्बल पार करके दक्षिण 
जाने का विचार करके २३ तारीख को मराठा लश्कर कोटपुततली से रवाना हुआ । 


जाट दुर्ग मे जा चुका था (जाट, पृ० ११३-१४) । अली मुहम्मद खान के 
अनुसार वजीर वरारी घाट युद्ध मे मराठा पक्ष की ओर से उपस्थित था औौर 
युद्ध के बाद सूरजमल के दुर्ग भरतपुर मे शरण के लिए भाग गया, जहाँ 
सतंकता के तौर पर वह अपनी सम्पत्ति एवं परिवार को पहले ही भेज चुका 
था, देखे, मीरात्त-ए-अहमदी (अंग्रेजी अनुवाद), प्रृ० ६०५; राजा नागरमल व 
दिलेरपिह सहित राजवाती के अनेक मह्त्ववृर्ण व्यक्ति भी शरण के निए जाट 
दुर्गों में पहुँच गए, हिंगणे दफ्तर, ॥॥, पत्र, ४२ 

९१. भाऊ वखर, पु० ८-६२ 

२. तारीख-ए-इन्नाहीम खान, इलिपट, शा॥, प्रृ० २०२; ग्रुलाम हुवत का वर्णन 

* भी शब्दश यहो है, सियार, ॥, पू० ३५०; तारीख॑ मुजञफ्फरी, पु० १७७; 
दत्ताजी पर आई विपति के लिए होल्कर के जिम्मेवार होने सम्बन्धी आरोप 
व स्पष्टीकरण के लिए देखें, म० न० इ०, ॥॥, पृ० ४२१८ तया सरकार, पतन, 
॥, पृ० १४४८-४५ 

३. हिगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ४२ 


| १६१ | 


- एक दिन अचानक सुरजमल का ऊंट सवार भागता हुआ सिन्धिया के पास यह सन्देश 
लाया कि, “दुर्रीनी की फ़ौज दिल्ली के निकट यमुना पार कर, अच्तवद आच्त प्सै 
होकर आपकी ओर आ रही हैं, अत: आप इस कट सवार बे देखते ही अपना स्थात 
छोड देना ।” आगरा के निकट पहुँचने पर मराठों को शीघ्र यमुना पार करने की 
खिन्‍्ता सताते लगी। मल्हार स्वयं भी घवरा गया और उसने रूपराम को बुलाकर 
कहा, “वबात्रा (जनकोजी) जख्मी है, उसे पर करते में मदद करो, ऐसा कदिन समय 
शत्र पर भी न. आयें ।! मल्हार के मुह से ये शब्द सुनकर रूपराम ने भी मर्यादा 
तोड़कर कहा, “डोकरे (बूढ़े) रोता व्यों है ” तुम्हारी जान से पहले हमारी जान 
है, 'चन्‍्ता न करें ।” यह कहकर रूपराम ने दो नावें मंग्रवाई और तस्वू के पास खू टी 
से बंध दी । पहले दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षित आगरा किले" में पहुंचाकर 
रातोरात फ़ौज को नदी पार करवाई गईं।* 

यहाँ पर होल्कर ने अपनी सेना के अलावा मराठा लश्कर को आगे भेज 
दिया, जिसने ३ फरवरी को चम्बल पार की । बापू हिगणे, नाना साहब, गणप्तराव 
आदि कुछ मराठा सरदार सुरक्षा के लिए डीग दुर्य में चले गए। इस समय अब्दाली 


१. ठोस प्रमाणों के अभाव में यह्‌ कहना कठिन है कि आगरा का क़िला इस समय 
जाटों के अधिकार में था । यद्यपि १७५६ ई० के प्रारम्भ में जब सूरजमल इस 
पर अधिकार करना चाहता था; तब पेशवा ते अपने सरदारों को उसके रास्ते 
में न जाने को सलाह दी थी (पेशवा दफ्तर, 75, पत्र, १६८), किन्तु बाद में 
सूरजमल ते दुर्ग पर अधिकार कर लिया हो, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता है। इस समय पुरुषोत्तम हिगणे एक पत्र में होल्कर को सूचित करता 
है कि अव्दाली अब जाटों वेः विरुद्ध जायगा, इसलिए सूरजमल ने अपने सभी 
दु्गों सहित आगरा क्लिले का भच्छा बन्दोवस्त कर लिया है, देखें, बा० व[० 
ठाकुर, होल्‍कर शाहीच्या इतिहासांची साधने, ॥, पत्र, १४६; मजमाउल 
अख़बार के विवरण से भी पता चलता है कि जाट राजा ने ११७३ ह्ज्ी 
(१७५६-६० ई०) में आगरा किले पर अधिकार कर लिया था, देखे, इलियट, 
शा, ६० २७२-७३; दूसरी ओर अधिकांश प्रामाणिक स्रोत पानीपत युद्ध 
के बाद ही आगरा क्िले पर सूरजमल के अधिकार किए जाने का वर्णन करते 
हैं, जैसा कि बाद की घटनाओं में हम देखते हैं । ऐसी स्थिति में यह संभावना व्यक्त 
की जा सकती है कि १७५६ ई० के अन्त में सूरजमल ने अस्थायी रूप से 
आगरा किले पर नियन्त्रण कर लिया होगा, अथवा वज़ीर ने, जो इस समय 
साम्राज्य का सर्व्र्वां था और बाद में जाट राजा की शरण में आ गया था 
अपने प्रभाव का उपयोग करके अब्दाली के विरुद्ध इसका उपयोग करने की 
सूरजमल को अनुमति दे दी होगी । 

२. भाऊ बखर, पृ० ६८-१०० 


[ १६२ ] 


द्वारा अपना पीछा किए जाने के समाचार से भयभीत होल्कर अपनी २०,००० फ़ौज 
के साथ जाट प्रदेश में डीग से ३४ मील दूर एक स्थान पर पहुँच गया । बापू हिंगणे 
जो डीग में शरण पाने के पूर्व तक इस सेना के साथ था, इस सेना की दशा के बारे 
में १ फरवरी (१७६० ई०) की लिखता है,""*““““"“क्रहते को तो होल्कर के 
पास बीस हज़ार फ़ौज है, किन्तु वह बेंत की तरह कांप रही है। इसमें केवल आठ- 
दस हजार फ़ौज अच्छी है, किन्तु वह भी डरी हुई है | ऐसा दिखाई नहीं देता है कि 
वह अब्दाली के सामने जाकर लड़ने की हिम्मत व रेगी । यह फ़ौज जिधर भागती 
है, उसी त्तरफ़ वह (भव्बाली) भी आ रहा है । उसको तो यह घुन लगी हुई है कि 
इनको पीटकर चम्बल पार खदेड़ दिया जाय ।॥” 
जाटों के विरुद्ध अब्दाली का अभियान । 

इस बीच अहसदशाह अब्दाली वेरोकठोक राजधानी पर अधिकार करके 
तथा याकूब खान को उसका नियन्त्रण सतौंपफर १४ जनवरी १७६० ई० को 
खित्ञाबाद पहुँच गया । यहाँ से उसने जाट राजा सूरजमल और राजपूताने के 


शासकों को पत्र लिखे कि वे उसके सम्मुख उपस्थित होकर नज़राना पेश करें।* 
पेशवा को लिखे गए राजा केशत्रराव के एक पत्र से पता चलता हैं कि उत्तर के 
हिन्दू शासक जहाँ एक और मराठा लुटेरों से परेशान थे, वहीं वे अव्दाली की शक्ति 
से आतंकित उसका विश्वास करने की मनः स्थिति में भी नहीं थे । अत्यधिक घन की 
मांग के कारण भयभीत शुजा भी अव्दाली के पास जाने को तंयार नहीं था।! 
अब्दाली का पत्र आने पर सूरजमल ने दूरटशितापूर्वक इस बात की प्रतीक्षा करने की 
नीति अपनाई कि होल्कर और अब्दाली आपस में क्‍या फैसला करते हैं ।॥7 साथ ही 
आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षात्मक युद्ध के लिए उसने अपने चारों छुगों| सहित आगरा 
व अलीगढ़ के क्लिलों में भी अच्छा वन्दोबस्त कर लिया ।४ तव उसने स्पष्ट किन्तु 
चातुर्यपूर्ण निम्नलिखित उत्तर भेजा, “आप पहले मराठों को दिल्‍ली से निकालकर 
हमकी आश्वासन दें कि आपका ब्रा पर पूर्ण अधिकार हो गया है, तब मैं इस मामले 
में आवश्यकतानुसार पँसा दू गा, उसके पहले मैं कुछ नहीं कर सकता ।* 
स्वाभिमानी जाट से सन्‍्तोपजनक उत्तर न पाने पर नजीव की सलाह पर 


१. हिगण दफ्तर, ॥, पत्र, ४२; शाकिर खान (पृ० १००) और तारीख-ए-इब्राहीम 
खान (इलियट, श॥॥, पृ० २०३) के मनुसार जनको जी सिन्धिया ने भी इस 
समय जाट दुर्ग में शरण ले रखी थी। 

सरकार, पतन, ॥, पृ० १४०; गण्डारिह, दुर्रानी, पृू० २३३ 

पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ११५८ 

होल्कर शाहीच्या इतिहासांची साधनें, ॥, पत्र, १४६ 

५. पेशवा दफ्तर, >5॥, पन्र- १८६ 


रू ९0 0) 


| १६३ ] 


अहमदशाह ने जाटों को दण्डित करने और पेशकश की वसूली के लिए २७ जनवरी 
को खिज्ञाबाद छोड़ दिया" और शेरगढ़ के रास्ते से जाट प्रदेश की ओर कु्च्‌ 
किया । ६ फरवरी को डीग पहुँचकर उसने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया।* किन्तु 
यह आक्रमण पूरी तत्परता से नहीं किया गया । ऐसा प्रत्तीन होता है कि अब्डाली 
का उदहं श्य जाटों पर मराठों से मिलने से रोकने हेतु ददाव डालने तक ही सीमित 
था । यहाँ से उससे अपनी सैनिक टुकड़ियों को गराठों का पीछा करने हेतु रवाना 
किया । और स्वयं भी डीग्र का घेरा उठाकर होल्कर पर आक्रमण करने के उह्ं श्य 
से १५ फरवरी को मेवात एवं १८ फरदरी को रेवाड़ी की तरफ़ चला गया ।3 रास्ते 
में प्रतिरोध प्रदर्शित करने पर अब्दाली ने सहुआ गांव के निवासियों को कत्ल कर 
डाला और वसवा के निवासियों को धन देने पर छोड़ा गया ४ कुछ दिन तक 
मराठा अफगान छिपाटोली संघर्ष चलता रहा | अन्ततः ४ मार्च को जहान खान ने 
सिकन्दराबाद के निकट होल्कर पर आकस्मिक आक्रमण कर उसे बुरी तरह से 
पराजित कर दिया ।* मल्हार भागकर आगरा पहुँचा और उसका दीवान गंगाधर 
मथ्रा पहुँचा ।* 
अलीगढ़ पर शाह का अधिकार 

५ मार्च को शाह अपनी सेता के साथ अलीगढ़ पहुँच गया, जो जाट राजा के 
अधिकार में था और जिसने इसका नामकरण रामगढ़ कर दिया था । यह अच्छी तरह 
से दुर्गीकृत एवं साधन सम्पन्न था। शाह के आक्रमण के सम्रव यहाँ दुर्जेनसाल के 
नेतृत्व में जाट सैन्य दल था ।? अफगान सैनिकों ने जमुता के धश्चिम में इसे डीग व 
भरतपुर से, जो क्रमशः ५० व ६० मील दूर थे, काट दिया । इसके अलावा बीच 
में स्थित जमुना नदी उसके स्वामी सूरजमल रो सम्पर्क में बाधा थी। बीच का सारा 
प्रदेश अफगानों के घुमक्कड़ दलों से भरा हुआ था । चारों ओर लूटमार करते हुए 
जाटों के परगने फ़रीदाबाद व सादाबवाद सहित कोईल के एक बड़े भूभाग पर अपना 
अधिकार स्थापित" करने के वाद लगमंग २५ मार्च के आस-पास अफगान सेचाओं 


१, दिल्ली क्रानिकल्स, पु० १ १२; मीरात-ए-अह॒मदी, पु० ६० द् 

२. दिल्‍ली ऋानिकल्स, पृ० ११३ 

३, वही, ४० ११३ 

४. वा० वा० खरे, ऐतिहासिक लेख संग्रह, ।, पत्र, २१ 

५. सिकन्दराबाद में होल्कर की पराजय के विस्तृत विवरण के लिए देखें, सरकार, 
पतन, ॥, पृ० १४६ और गण्डासिह, दुर्रानी, (० २३४-३५ 

६. पेशवा दफ्तर, जि० ॥, पत्र, १२१ एवं जि० 35।, पत्र, १८८ 

७, सिद्दीकी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट : ए हिस्टारिकल सर्वे, पृ० ११२ हर 

८. सैय्यद नूरुद्दीन, अहवाल-ए-नजीबुद्दोला, पू० ३२ व, जदुनाथ सरकार के अंग्रेजी 
अनुवाद (इस्लामिक कलचर, जुलाई १६३३ ई०) से उद्धंत्त 


[ १६४ | 


ने अलीगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया ।” जाट राजा से सम्पर्क टूट जाने और शर्त्रु 
सेना द्वारा बुरी तरह से घिर जाने के कारण दुर्जनसाल को आत्मसमपंण करना 
पड़ा । इस प्रकार १५ दिन बाद € अप्रेल १७६० ई० को अलीगढ़ पर शाह का 
अधिकार हो गया ।* नजीब ने, जो यह चाहता था कि अब्दाली के लौठने के पूर्व 
मराठों के साथ फ़ैसला हो जाना चाहिए. इस समय शाह को दक्षिण से नई सेना 
पहुँचने तक यहीं पर रुकने की सलाह दी । नजीब ने दुर्रानी से कहा, “अब ग्रीष्म 
ऋतु है और वर्षा ऋतु आने वाली है । इस वर्ष आपको कोईल में ही डेरा लगाना 
चाहिए, क्योंकि जब तक मराठे जड़मूल समाप्त नहीं कर दिए जाते, हमारे लिए 
हिन्दुस्तान में रहना मुश्किल होगा ! मैं आपकी सेना का ख़्च बहन करने को 
तैयार हुँ ।” परिणामस्वरूप शाह ने अपनी सेनाओं के डेरे स्थायी रूप से अलीगढ़ 
में लगा दिए ।2 

सूरजमल द्वारा सराठा पक्ष प्रहण करना 


घटनाओं के प्रवाह से अब यह स्पष्ट हो गया था कि हिन्दुस्तान की भावी 
राजनीति का निर्णय मराठा-अफगान संधर्ष के द्वारा होगा । १७५४ ई० में कुम्हेर 
में मराठा शक्ति का सफल प्रतिरोध करके और १७५७ ई० में अब्दाली का साहसिक 
विरोध करके सूरजमल ने जाट शक्ति को उस मुल्यवान्‌ एवं तिर्णायक बिन्दु पर पहुँचा 
दिया था, जो उपयुक्त संघषें में शक्ति सन्तुलब को अपने पक्ष में मोड़ने की सामथ्ये 
रखता था । यही कारण था कि जहाँ एक ओर पेशवा ने उत्तर भारत में अपने 
मराठा सरदारों को जाटों से विगाड़ न करने के कठोर आदेश दे रखे थे, वहीं 
दूसरी ओर अब्दाली ने डीवग के निकट पहुँचकर भी जाटों को शत्रु व बनाने का 
निएचय किया । दोनों पक्षों ने अपने-अपने तरीकों से जाटों का समर्थन पाने के प्रयास 
तेज्ञ कर दिए । 

सिकन्दराबाद की पराजय के वाद मल्हार राव होल्‍ल्कर आगरा होते हुए 
भरतपुर के विकट पहुँचा । अब होल्कर ने वज्णजीर इमाद पर अन्दाली से समझौता 
चार्ता करने का आग्रह किया । हाफ़िज़ रहमत ख़ान के वकील को भरतपुर बुलाया 
गया | उसके साथ सम्पन्न वार्ता के परिणामस्वरूप द्वोश्कर एवं हाफ़िज़ रहमत के 
वोच सभझौता हो गया ।४ किन्तु अब्दाली के साथ वार्ता का कोई परिणाम वहीं 
निकला | वाद में भरतपुर से ३० मील दूर किसी स्थान पर होल्कर एवं सूरजमल 
के बीच भ्रस्तुत संकट पर विस्तृत बातचीत हुई । ऐसा प्रतीत्त होता है कि होल्कर ने 


दिल्‍ली क्रानिकल्स, प्र० ११५ 


दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ११५,; नूरुद्दीन, पृु० ३२९ व) इमाद, पृ० ७६ 
मूरुद्दीन, पृु० ३२ भ 
पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १२१ 


का 


[ १६४ ] 


जाट राजा पर अब्दाली के विरुद्ध संघर्ष में उसका साथ देने के लिए वैसा ही दबाव 
डाला, जैसा अव्दाली के पिछले आक्रमण के दौरान ४ फरवरी १७५७ ई० को 
अन्ताजी माणकेश्वर ने मथुरा पहुंचकर सूरजमल पर डाला था । सूरजमल के लिए 
दोनों परिस्थितियाँ लगभग समान थी । अन्ताजी की ही तरह शक्तिशाली अब्दाली 
के विरुद्ध वह होल्कर की कमजोर स्थिति से भी भलीभाँति परिचित था। अतः 
दक्षिण से नई मराठा सेना कआषने के पुर्ष वह मराठा पक्ष ग्रहण करने की सावंजनिक 
घोषणा करके अब्दाली की शत्रुता मोल नहीं लेता चाहता था । इसके अलावा मराठों 
विशेषकर होल्कर की सदाशयता पर उसका विश्वास कम था ।" जाट राजा की 
इस मनःस्थिति को भांपते हुए होल्कर ने इस बार ईमानदारीपूर्वक अपनी मैंत्री का 
उसे पूरा भरोसा दिलाया । १३ मार्च को पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे इस वार्ता के 
बारे में सूचित करता है कि होल्कर ने विलपत्र एवं गंगाजल हाथ में लेकर सूरजमल 
के साथ अपनी मित्रता की शपथ ली और उसे वचन दिया कि पूव में जो-जो करार 
मराठों ने उसके साथ किए थे उन पर वह स्वयं अपनी इच्छानुसार (अनुकुल) 
निर्णय करेगा ।* बदले में संभवतया जाट राजा ने अब्वाली के विरुद्ध संघर्ष में 
उचित समय पर (दक्षिण से नई सेना आ जाने पर) मराठों का साथ देने का 
आश्वासन दिया होगा । यद्यपि सूरजमल को इस समय दक्षिण से विशाल मराठा 
सेना के शीघ्र पहुंचने का पूरा भरोसा हो चुका था, फिर भी उसने थुद्धिमत्तापुवंक 
अफगान नरेश के साथ सन्धिवार्ता जारी रखी । 

अफगान नरेश ने अलीगढ़ में बैठकर भावी संघर्ष की तैयारी में हिन्दुस्तान 
की विभिन्‍न राजनैतिक शवितयों को मराठों-के विरुद्ध अपने झण्डे के नीचे एकन्न 
करने के प्रयास तेज़ कर दिए। जयपुर के राजा माधोरसिह ने शाह के प्रति पहले 
से ही अपनी वफ़ादारी प्रदर्शित कर दी थी। नजीब के माध्यम से शुजाउद्दौला के 
साथ चल रही आशाजनक वार्ता लाप पर उसे सन्‍्तोप था । २६ अप्रैल को शाह ने 
जाटों के साथ ४५ लाख रुपया पेशकश की राशि तय की,? किन्तु जाट राजा 


१. अब्दाली के पिछले आक्रमण के दौरान जहाँ पेशवा रघुनाथराव को निरन्तर 
जाट से झगड़ा न करने और क्ृपा एवं सहयोग प्रदर्शित करने की सलाह देता 
रहा (पेशवा दफ्तर, ॥, पन्न, ८०), वहीं रघुनाथराव एवं होल्कर ने पहले तो 

दिल्ली की ओर पहुँचने में देरी की, ताकि अब्दाली उनके शन्नु जाटों को कुचल 
कर निकल जाय, और बाद में जाट प्रदेश में (वर के निकट) पहुँचते ही 
सूरजमल से चौथ देने की माँग की (मई १७५७ ई०) | 

२. पेशवा दफ्तट, ॥, पत्र, १२१, पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे का पतन्न, १३ मा 
१७६० ई०। 

रे. विल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ११६ 


[ १६६ ] 


ने शाह का समर्थन करने अथवा उसके सम्मुख उपस्थित होने का कोई भाश्वासन नहीं 
दिया । अच्दाली ने सूरजमल और इमाद का समर्थन पाने के उदृंश्य से नए शान्ति 
प्रस्तावों के साथ हाफ़िज़ रहमत खान को दूत बनाकर भेजा ॥ २१ मई को मथुरा में 
इमाद, सूरजमल और हाफ़िलज रहमत के वीच समझौता वार्ता प्रारम्भ हुईं ।' 

मूरजमल के सामने विदेशी एवं धर्म विरोधी अब्दाली और अविश्वासी किन्तु 
स्वधर्मी मराठों में से एक को चुनने की कठिन समस्या थी। राष्ट्रीय एवं धामिक 
भावना ने उसे विदेशी शन्त के मुकाबले देशी शत्र, का पक्ष ग्रहण करने के लिए 
प्रेरित्त किया, किन्तु अन्तिम निर्णय के पूर्व वह भावी परिणामों का आकलन करके 
अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाना चाहता था। अब्दाली 
से उसकी विशेष शत्र ता नहीं थी और सहज ही में चह उसका विश्वास प्राप्त कर 
सकता था । परन्तु विजय के वाद उसके व्यवहार के प्रति वह शंकालु था। उस 
परिस्थिति में यदि अव्दाली ने नजीब एवं हिन्दुस्तानी अफगानों के साथ मिलकर उसे 
नप्ट करने का निश्चय किया, तो उसके लिए अपना राज्य बचाना कठिन हो जायगा। तब 
मराठ तो शत्र होंगे ही, अन्य छोटे-मोटे राज्य अब्दाली की शक्ति से आत्ंकित होकर 
उसका साथ देने का खतरा नहीं उठायेंगे । इसके विपरीत विजयी मराठों के साथ 
अगर उसकी शत्र ता पुनः प्रारम्भ हो जाती है, तो १७५४ ई० की त्तरह वह अपने 
ही वलबूते पर जाट राज्य की रक्षा कर सकता है और उनके विरुद्ध राजपूताना के 
राज्यों की सहायता एवं शुजाउद्दोला की मित्रता पर भी भरोसा किया जा सकता 
है । इसके अलावा मार्च में होलकर द्वारा गंगाजल लेकर की गईं सुरक्षा एवं मित्रता 
की पविन्न प्रतिज्ञा से मराठो के प्रति सुरजमल के विश्वास में निश्चित बढ़ोतरी हुई 
होगी | यही कारण था कि उसने वजीर इमाद को भी, जिसने अठ्द्ाली के खेमे में 
जाने का मानस बना लिया था, इस पविन्न वचन के द्वारा रोका कि अफगानों की 
पराजय हो जाने पर मराठों की सहायता से वह वजीर का पद उसे हो दिलवाएगा, 
अतः दक्षिण से नई मराठा सेता के आ पडुँचने तक उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा 
गया ।* ८ जून को जैसे ही भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के धौलपुर के निकट 
चम्बल पार करने का समाचार मिला, सुूरजमल ने अबव्दाली के साथ सन्धिवार्ता भंग 
करके अफगान दूत को लौटा दिया ।? 


१. दिल्‍ली कानिकत्स, पृू० ११६; तारीखे हसन शाही, १० ५३७ (कानुनगो द्वारा 
उद्धत, जाट, पृू० ११६) भौर शाकिर खान पृ० १०० से इसकी पुष्टि होती है । 

२. कानूनगी के अनुसार यद्यपि इमाद निधन, शरणार्थी तथा शक्तिहीन था, किन्तु 
उसका समर्थन दोनों पक्षों ने उत्सुकता के साथ पाने का प्रयास किया, जो 
काफ़ी नैतिक महत्व रखता था और सयूरजमल ने उप्त मराठों के लिए प्राप्त 
किया, देखें, जाट, पृ० ६१२०-२१ 

३. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पू० ११७ 


[ १६७ | 


सूरजमल का भाऊ को सेना में दामिल होना 


उधर पेशवा बालाजी वाजीराव द्वितीय ने बब्दाली के आक्रमण से उत्पन्त 
संकट का सामना करने और उत्तर भारत में मराठा सत्ता की पुर्नस्थापना के उद्दं श्य से 
सदाशिवरात भाऊ) के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजने का निए्चय किया । उसने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र १६ वर्षीय युवा विश्वासराव को नाममात्र का सेनापति बनाकर उसके 
साथ रवाना करते हुए अत्यधिक विश्वास एवं उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर इमाद 
के लेखक के अनुसार निम्नलिखित निर्देश दिया : “अपने इस भतीजे को हिन्दुस्तान 
साथ ले जाओ ओर साम्राज्य के सभी गर अफगान शासकों को अपनी ओर मिला 
लेना । भवानी के आर्शीवाद से में भी शीघ्र ही एक दूसरी शक्तिशाली सेना के साथ 
तुम्हारी सहायतार्थ रवाना हो सकूगा । में कन्धार को मानवरहित कर दूंगा और 
पृथ्वी से अफगान नम्ल को भिठा दूगा उसके बाद शुजाउद्दौला एवं जाफ़िर अली खान 
(बंगाल) जैसे केवल एक दो मुसलमान बच रहेंगे । अगर उन्होंने भी शत्न्‌ ता दिखाई, 
तो उनका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया जायगा, यदि उन्होंने समर्पण कर दिया, 
तो हम उन्हें परकटे कवृतर की भाँति रखेंगे | तब विश्वासराव को सिंहासन पर 
विठाकर मैं तीर्थयात्रा करने जाऊँगा ।* १४ माचे १७६० ई० को भाऊ लगभग 
३०,००० सेना के साथ पटदूर7 से रवाना हुआ ।४ मार्ग में स्थान-स्थान पर मित्र 
सेनाएं इसमें शामिल होती गई, जिससे पानीपत के मंदान तक पहुूँचते-पहुँचते इसकी 
संख्या लगभग एक लाख हो गई थी । 

८ जून १७६० ई० को भाऊ ने धौलपुर के निकट चम्बल पार की और जाट 
प्रदेश की सीमा लगते ही उसने अपनी सेना को कठोर चेतावनी जारी की कि कल से वे 
न तो किसी गाँव को आग लगाएंगे और न उस प्रदेश के निवासियों को परेशान 
करेंगे ।* मदठा सेना ने चम्बल के उत्तरी तट पर पहुंचकर आगरा से लगभग 
२० मील दक्षिण की ओर गम्भीरी नदी के निकट डेरा फिया, जहाँ १३ जुलाई तक 
उनका पड़ाव रहा । १८ जून के लगभग मल्हार आकर भाऊ से मिला । भाऊ 
ने उसे सूरजमल को लाने के लिए एक पन्र देकर भेजा। मार्च में हुए समझौते के 
बाद सूरजमल की होल्कर के साथ वैसी ही घनिष्ठता एवं मेत्री क्ायम हो गई थी, 
जैसी पहले सिन्धिया परिवार के साथ थी । मल्हार जब कुम्हेर पहुंचा तो यूरजमल 
ने अपनी मैत्नी एवं सहायता का पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा, “आप मेरे भाई है, 


यह बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाजी अप्पा का पुत्र था । 
इमाद, पृ० ७८; कानूनगो, जाट पृ० १२३ 

जालना से २७ मील दक्षिण पूर्व में 

म० न० दृ० ॥॥ पृ० ४३३४-३० 

पेशवा दफ्तर, ॥॥, पत्र, १२६ 

सरकार, पत्तन, ॥।, पृ० ६१५३-५४ 


् 


दु0 हर 84 (० 4० २७ 


[ १६८५ | 


मैं सभी प्रकार से आपका हूँ | ईश्वर की कृपा से मार या मरूँ, आप जो कहेंगे 
वह पूरा करूगा, चिन्ता न करें ।” श्री एठले को प्राप्त एक दूसरी भाऊ बखर से पता 
चलता है कि अब्दाली के विरुद्ध भावी युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श के दौरान 
दोनों सरदारों में काफ़ी मतैक्य पाया गया और दोनों ने युद्ध का संचालन अपने 
हाथों में लेने का मिश्वय किया । तदनुसार द्वोल्कर ने कुम्हेर से ही भाऊ को पत्र 
लिखा कि, आप फ़ौज के साथ इधर आ जावें, में और सूरजमल मिलकर अब्दाली पर 
आक्रमण करने के लिए चले जायेगे । हे 

परन्तु भाऊ ने बलवन्तराव मेहेनडले को भेजकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार 
करते हुए उनसे अपने डेरे पर ही आने का आग्रह किया ।7 फलस्वरूप सूरजमल ३० जून 
को होल्कर के साथ भाऊ के पास पहुँचा।? भाऊ ने दो मील आये वढ़कर अपने महत्व- 
पूर्ण सहयोगी का सम्मान किया | मल्हार राव होल्कर और जनकोजी सिन्धिया मे इस 
अवसर पर शपथ लेकर सूरजमल को उसकी सुरक्षा का पक्का आश्यासन दिया और 
फिर भाऊ से उसका परिचय कराया । वाद में वजीर इमाद उल मुल्क भी सृूरजमल 
के माध्यम से भाऊ से मिला ।४ सूरजमल अपने 5,००० जाठ सैनिकों के साथ 
मराठा सेना में सम्मिलित ही गया । 


१. भाऊ सहेवांची दूसरी बखर, वि० एठले द्वारा संग्रहित, (सीतामऊ प्रतिलिपि), 
पृ० ८-१०; तारीख इब्नाहीम खान से इस वात की पुष्टि होती है कि भाऊ के 
आदेश से होल्कर व जनकोजी सूरजमल को लेने के लिये गए थे, इलियट, श॥; 
पृ० र्ए४ 

२. सूरजमल व होल्कर ने भाऊ को अनेक प्रकार से समझाते हुए निवेदन किया कि 
वह कुम्हेर में रके ओर सेना उनके साथ भेज दें और वे गरिलच्या (दुर्रावी) को 
पर।जित कर उसका सिर काटकर उसके पास ले आयेंगे, परन्तु आपको प्रयाण 
नहीं करना चाहिए । इस पर भाऊ ने जब,ब दिया, “जब तक मैं स्वयं नहीं जाता 
हैँ, तव तक काये पूरा नहीं द्वोता है । मैं परशुराम का अवतार हूँ, मेरे सामने 
गिलच्या क्‍या बड़ा आदमी है ?*““हूस पर सब सरदारों ने कहा, आप 
हमारे स्वामी है, आपका आदेश हमारे लिए प्रमाण है। भाऊ बखर, दूसरी. 
पु० ११-१२ 

३. पुरन्दरे दफ्तर, ।, पत्र, ३८७; £ जुलाई १७६० ई०, इस भेंट के समय ही 
पूरजमल ने होल्कर के माध्यम से भाऊ के साथ मराठा पक्ष में शामिल्र होने का 
विधिवत्‌ समझौता किया था, देखें, पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १२७, बापू जी 
चल्लाल फड़के के इसी पत्र से पता चलता है कि २७ जून को ही भाऊ के बेमे 
है निराशाजनक समाचार पहुँचा कि नजीव ख़ान वे जहान खान शुजाउद्दोला 

४. पाक बे कह कम दे 400 

/ , ८० इ८२-८३; तारीखे मुजपफ़री, पृ० १८०; नृरुहोन, पृ० ३२ ब; 
तारीख इब्राहीम खान, इलियट, ए॥॥॥, पृ० २०४; भाऊ बखर, पुृ० ११४ 


[ १६६ ] 


भाऊ व स्रजमल के बीच मतभेद 


पानीपत के युद्ध के ठीक पूर्व अवध के नवाब शुजाउद्लौला का अब्दाली के 
पक्ष में जाना और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष का त्याग, ऐसी 
निर्णायक घटनायें थीं, जिन्होंने युद्ध के परिणाम को मराठों से विमुख कर दिया था । 
अधिकांश इतिदहासकारों ने सूरजमल द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध के टीक पुर्वे मराठा 
पक्ष त्याग देने का कारण भ।ऊ के साथ उसके गम्भीर मतभेदों का होना वतलाया है। 
वस्तुत्त: सूरजमल मे वहुत सोच-विचार के बाद अब्दाली-मराठा में से मराठा पक्ष 
ग्रहण करने का निर्णय लिया था| इसलिए मराठा पक्ष को त्यामनने का उसका कोई 
तीतिगत कारण न होकर मात्र व्यक्तिगत कारण था, जो भाऊ के साथ उसके विरोधा- 
भास के रूप में उत्पन्न हुआ था) और जो आगे चलकर इस सीमा तक बढ़ गया कि 
अन्ततः न चाहते हुए भी उसे विवश्ञ होकर मराठा पक्ष त्यागना पड़ा । दोनों के बीच 
विरोध का प्रथम लक्षण आगरा की युद्ध परिपद में प्रकट हुआ था । 


आगरा की युद्ध परिषद सें मतभेद 


१४ जुलाई १७६० ई० को आगरा पहुँचने पर भाऊ ने मल्हार राव और 
सुरजमल के साथ जमुना का निरीक्षण किया और पानी की गहराई देखकर “उसने 
पुरानो योजना छोड़ने का निर्णय किया जिसके अनुसार नदी को पारकर दोआव में 
गोविन्द वल्‍लाल के पास शक्तिशाली सेना भेजने का निश्चय किया गया था | भाऊ 
ने जाटों को अपने थाने स्थापित करने वी पूरी रवृतन्त्रता दे रखी थी और इस सम्बन्ध 
में गोविन्द वल्‍लाल को भी आवश्यक्र निर्देश दे दिए थे |? गहरे पानी के वावजूद 
दो-तीन हजार जाद सेना जमुना पारकर दोआब में पहुँच गई, किन्तु एक भी मराठा 
रावार जाटों का अनुसरण करके गोविन्द वल्‍लाल की सहायतार्थ नहीं पहुँच सका [४ 
जभुना की बाढ़ के कारण भाऊ ने तुरन्त दिल्ली की और प्रयाण करने का 
निश्चय किया । 

अब्दाली के विरुद्ध सैनिक रणनीति तय करने के लिए भाऊ ने आगरा में ही 
गराठ: सरदारों की युद्ध परिषद की बैठक चुलाई, जिसमें जाट राजा सूरजमल को 
भी आमतन्रित किया गया। स्वभाव एवं विचारों की भिन्नता के कारण भाऊ व 


ड.र::-न-ज स्तन ससकसनईन सनक --..._ल_लतहलील............... 


| 


१. देखें, चान्दावत, 'सूरजमल जाट और सदाशिव राव भाऊ के बीच अनवन के 


कारणो की बिवेचवा,' राजस्थान भारती, भाग १६, अंक ४, अवतृबर-दिसम्बर 
१६७७ ई० 


२. सरकार, पतत, ॥), पृ० १५४ 
है. भाऊद्वारा,गोवि-द वल्‍लाल को लिखे गए पत्र, राजवाडे, ।, पत्र, २१४५, 


(८ जुलाई १७६० ई०) और पन्न, २१६ (१० जुलाई १७ 
कक के ६० ई० 
राजवाड़े, ।, पत्र, २१७, १६ जुलाई १ ७६० ई० ) 


[ ६७० | 


सूरजमल में मतभेद होना अनिवाय था | जहां दमग्भी तथा ही भाऊ यूरजमल को 
एक साधारण जमींदार समझता था और होल्कर के स्राथ उसकी मिन्नता को सन्देह 
एवं ईषण्या की हप्टि से देखता था, वहीं सूरजमल और होल्कर को इस बात का 
अभिमान था कि उत्तर के सैनिक युद्ों की रणनीतियों में वे अधिक कुशल एवं 
अनुभवी हैं, तथा भाऊ इस मामले में नया है, भतः युद्ध संचालन की वागडोर उन्हें 
सौंप दी जानी चाहिए ।” यही कारण था कि भाऊ ने जाट शक्ति के महत्व का सही 
मूल्यांकन नहीं किया और सूरजमल के ठोस एवं व्यवह्ारिक सुझावों के प्रति भी 
दुराग्रह अपनाया । ः 

युद्ध परिषद की बैठक में जब भाऊ ने सूरजमल से अपनी सम्मति प्रकट 
करने को कहा, तो उसने कहा, “यद्यपि मैं एक साधारण जमींद।र हुँ और आप एक वड़े 
राजकुमार, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योजनाएं बनाता है । यह 
एक महान शासक के विरुद्ध युद्ध है, जिसका समर्थन इस्लाम के सभी मुखिया कर रहे 
हैं । यद्यपि हिन्दुस्तान में शाह प्रवासी है, किन्तु उसके सारे अचुयायी इस देश के 
निवासी और बड़ी जमींदारियों के स्वामी हैं । अगर आप चतुर हैं, तो शत्रु चतुरतम 
है “““निस्सन्देह यह उचित होगा कि आप इस युद्ध का संचालन बहुत 
सावधानी से करें| आपके अनुमान के अनुसार अगर घिजय समीर गाय की पूछ पर 
वह रही है, तो यह माना जायगा कि वह आपके भाग्यशालों ललाट पर नियति की 
कलम से लिखी हुई थी । परन्तु युद्ध अवसरों का बेल है, जिसके दोनों पहलू होते हैं 
मम वुद्धिमतापूर्ण यह है कि न तो भत्यधिक विश्वास में रहा जाय भौर न ही 
यत्यधिक आराम में । उचित तो यह दिखाई देता है कि आप अपने स्वत्री-बल्चों, 
आवश्यक ला से अधिक असबाव एवं बड़ी तोपें चम्बल के पार झाँसी या ग्वालियर के 
क़िले में भेज दें और आप लोग हल्के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर शाह का 
मुकाबला करें | अगर विजयश्री हमें प्राप्त होती हैं, तो हमारे हाथ लूट का भत्यधिक 
माल आएगा । विपरीत परिणाम को स्थिति में हम परिवार तथा भारी सामान को 
चिन्ता से मुक्त होकर सफलतापूर्वक भाग सकेंगे । यदि इन्हें इतनी दूर भेजते के 


१. भाऊ कैफियत का लेखक लिखता है कि होल्कर की उपस्थिति में प्लरजमल ने 
भाऊ के समक्ष यह विचार रखा, “दिल्ली शहर का नियन्त्रण मुझे सौंप दें, 
गाजुदीखान को वज़ारत प्रदान करें और होल्कर, सिन्धिया तथा में मिलकर 
शत्रु पर आक्रमण करेंगे, आवश्यकतानुसार आप हमें कुमुक भेजिएगा ।” परच्तु 
भाऊ ने यह सोचकर कि जाट होल्कर की सहमति से बोल रहा है, इस सुझाव 
को ठुकराते हुए कहा, “इस विपय में मुझे राजश्री नानासाहेव क। आदेश चाहिए। 
वर्तमान में हम और तुम हस्तिनापुर जाएंगे ।'' काशीवनाध नारायण साने द्वारा 
सम्पादित भाऊ साहैव यांची कैंफियत, प्रृ० ८-& ह 


[ १७१ ॥] 


विचार को आप अव्यवहारिक समझकर विरोध करते हें । में अपने ४ है. 
दुर्गों में से कोई भी एक खाली करने को तैयार हैं, जहाँ आप अपनी स्त्रियों एवं 
सामान को सुरक्षित छोड़ दे और सारी सुविधाएं जुटा सकें, ताकि संघ के निर्णायक 
क्षण में अपनी स्त्रियों की मान रक्षा के वारे में चिन्ता से आपका दिल भारी नहो 
और हाथ न कापे । और अकाल फी स्थिति में बनाज की रसद के लिए माग अवश्य 
खुले रहने चाहिए, जिससे अन्न की कमी के कारण सेना कठिनाई में न पड़े । भेरी 
सेना के साथ आपके निर्देश का मैं इन्तजार करूगा और चू'कि मेरा प्रदेश शत्रु को 
लूटमार से मुक्त होगा, इसलिए वहाँ से रसद आसानी'से प्राप्त हो सकेगी'''*“ "शाह 
के विरुद्ध राजाओं की भांति आमने-सामने युद्ध लड़ने की अपेक्षा हल्की घुड़सवार 
सेता के साथ कज्जक (गुरिल्ला) युद्ध किया जाय । वर्षा ऋतु आमने पर दोनों पक्ष 
अपने-अपने स्थानों से हट नहीं सकेंगे और अन्त में शाह, जो हमारी तुलना में 
अलाभदायक स्थिति सें होगा, मिराश होकर अपने प्रदेश को लौट जायगा। 
इस प्रकार निराश अफगात आपको समर्पण कर देगा ।”' जाट राजा ने भाऊ को यह्‌ 
सलाह भी दी कि सेना का एंक डिवीज्ञन पूर्व में और दूसरा लाहौर की ओर भेजा 
जाय, जो उन प्रदेशों पर आक्रमण करके दुर्रानी सेना को भेजी जाने वाली अनाज की 
रसद को काट दें ।९ 
काशीराज लिखता है कि मल्हार राव सहित सभी मराठा सरदारों ने इस 
सलाह से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “तोपखाने की गाड़ियाँ शाही सेनाओं के 
लिए उपयुक्त हैं, किन्तु युद्ध का मराठा तरीका लूटमार का है, और उनके लिए 
श्रेष्ठ मार्ग यही है वे उस तरीके का अनुसरण करें, जिसके वे अध्यस्त रहे हैं । 
हिन्दुस्तान पर उनका वंशानुगत अधिकार नहीं रहा है और भगर वे उस पर नियंत्रण 
करने में सफल नहीं होते हैं, तो उनके लिए पुनः पीछे हटना अपयशकारी नहीं 
होगा । अतः सुरजमल की सलाह सर्वश्रेष्ठ है और उसके द्वारा सुझाई गई योजना 
निश्चित रूप से ज़न्न्‌ को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि इस देश में उनका 


१. इमाद, १० १७६-१८० (कानूनगो, जाट, पृ० १२५-२७); काशीराज का मूल 
वृतान्त इमाद से प्रायः शब्दश : मिलता है, देखें एच० जी० रालिक्सन क्क्त 
भेग्रेजी अनुवाद 'एन एकाउण्ट आऑँफ दि लास्ट बेठल आऑफ पानीपत", पृ० ६-७; 
तारीख इश्नाहीम ख़ान (इलियट, श। , पृ० २०४) और बयान ए्‌. वाकया 


(कानूनगो, जाट, पृ० १२७ प[्‌० हि० / संक्षेप में उपयुक्त विवरण की पुष्टि 
करते हूँ । ४ हु 


[ १७२ ] 


कोई निश्चित अधिकार नहीं है । इसलिए वर्तमान में उतका उद्देश्य वर्षा शुरू होने 
तक समय निकालने का होना चाहिए, जब तक दुर्रानी निश्चित रूप से अपने प्रदेश 
को लौट जायगा ।” | 

सारे मराठा सरदारों की सर्वसम्मति के बावजूद भाऊ ने, जिसे अपनी सैनिक 
शक्ति एवं निजी योग्यता पर अत्यधिक विश्वास था, इस सलाह पर ध्यान नहीं 
दिया । उसने अपने जैसे महान राजकुमार के लिए जो पेशवा का भाई था, ग्रुरिल्ला 
युद्ध प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा । भाऊ ने जवाब दिया कि, “उससे निम्न लोगों ने इस 
देश में सैनिक प्रतिष्ठा अजित की थीं, और उसके लिए, जो कि उच्च था, यह 
शिक्रायत कभी नहीं रहनी चाहिए कि रक्षात्मक युद्ध करते हुए उसने अपयश के 
अलावा कुछ नहीं पाया ।” भाऊ ने होल्कर की समझ एवं कार्यों की भरत्संवा करते हुए 
जाठ राजा के बारे में कहा कि, “सूरजमल सिर्फ़ एक जमींदार है और उसकी सलाह 
उसके पद एवं क्षमता के अनुरूप ठीक है, किन्तु उस जैसे सर्वोच्च व्यक्ति के विचारार्थ 
मल्यवान्‌ नहीं है ।* * 

काणभीराज आगे लिखता है कि अनुभवी एवं बुद्धिमान लोगों को इस व्यक्ति 
(भाऊ) में हठ एवं अहंकार देखकर आश्चयें हुआ, जिसने पूर्व में हमेशा वहुत सतंकता 
एवं विवेक प्रदर्शित किग्रा था, जेंसा कि भाऊ ने इस अभियान तक किया थ्रा और 
यह निष्कर्ष निकाला कि भाग्य. ने उनके कार्य की विफलता निश्चित कर दी है । 
प्रययेक व्यक्ति उसके उग्र एवं कटु भाणणों से विरक्त हो गया था और वे आपस में 
कहने लगे कि यह अच्छा है कि यह ब्राह्मण एक वार पराजय का सामना करे, चाहे 
कोई भी प्रतिफल हमें स्वीकार करना पड़े ??* 

यह सम्भव है कि भाऊ यृद्ध के नवीन ढंग का अनुसरण करना चाहता था, 
किन्तु उसने जिस तरह से सूरजमलर्" और होल्कर* का अपमान किया और अपने 
दम्भ एवं हठ में उनकी सलाह की उपेक्षा की,९ वह भावी संघर्ष के प्रति एक श्रष्ठ 


१, काशीराज, पृ० ७-८; इमाद (पृ० १८०-१८१) से इसका समथन होता है । 

काशीराज, पृ० ८; इमाद, पृ० १5०-१५८१ 

काशी राज, पू० ८ 

शेजवल्कर, पृ० ८५३ 

५. काशीराज और इमाद के कथन की पुष्टि करते हुए वेण्डल भी कहता है कि 

* भाऊ ने सूरजमल का एक किसान कहकर अपमान किया (पृ० ८१), यघपि 
सरकार इस पर सन्‍्देंह व्यक्त करते हैं, देखें, पतन, ॥, पृ० १५६ 

६. कफिनकेड एवं पारश्ननीय लिखते हैं कि भाऊ ने होल्कर को निम्न कुल का बतला 
कर अपमान किया, ए हिस्ट्री आफ दि मराठा पीपुल, जि० ॥॥, पूृ० ३३७ 

४. वाकया ए होल्‍्कर, पू० १० व 


2300 


हे प 


£ १७३ ] 


सेनापत्ति की नीति एवं व्यवहार के विषय में प्रश्त चिन्ह अवश्य लगाता है। मराठा 
इतिहासकार ग्रान्ट डफ के अनुसार भाऊ ने सूरजमल के प्रस्ताव का विरोध इसलिए 
किया क्योंकि वहु होलकर का विरोधी था और जो होल्कर तथा जाट के बीच 
घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण दुराग्रह रखता था। भाऊ के अनुचित व्यवहार से 
सूरजमल को अत्यधिक ठंस पहुंची और वह उससे सम्बन्ध विच्छेद को उत्तारू हो गया, 
विन्तु होल्‍कर व सिन्धिया ने उसे शीघ्रता न करने और परिस्थितियों के अनुसार 
चलने की सलाह देकर किसी तरह शानन्‍्त किया ।* दूसरी ओर इन मराठा सरदारों 
ने भाऊ को भी जाट समर्थन के महत्व एवं प्राथमिकता से अवगत कराते हुए उसे 
घेर्य अपनाने की सलाह दी । इस पर भाऊ ने सूरजमल के सामने जमुुना जल लेकर 
भविष्य मे उसके उचित परामशे पर ध्यान देने का आश्वासन दिया । इस प्रकार 
होल्कर व सिन्ध्रिया के आग्रह पर सूरजमल सारी वक्त भुलाकर उनकी सफलता के 
लिए कार्य करने लगा । 
दिल्‍ली पर सराठा अधिकार 
१६ जुलाई को भाऊ की सेना आगरा से रवाना होकर मथुरा पहुँच गई ।ई 
यहाँ अब्दुनबी की मजिस्द के दृश्य ने भाऊ के क्रोध को भड़काया । भाऊ ने सूरजमल 
से कहा, “तुम हिन्दू हो फिर भी तुम्हारे प्रदंश में यह मस्जिद इतने लम्बे समय से 
क्यों खड़ी हैं ”” सूरजमल ने, जो मराठों के हिन्दू पद पादशाही के सिद्धान्त की तुलना 
में बहुत उदारवादी था और राजनेतिक ओऔचित्य के अनुसार नीति एवं व्यवहार 
अपनाए जाने में विश्वास रखता था, उत्तर दिया, “श्रीमन्‍्त काफ़ी समय से हिन्दुस्तान 
की भाग्य देवी वेश्या की तरह चंचल हो चुकी है, आज रात्रि वह एक व्यक्ति की 
भुजा में है, तो कल किसी दूसरे व्यवित का आलिगन करती है+ अगर मुझे इस बात 
का पक्का भरोसा हो जाय कि में आजीवन इस क्षत्र का मालिक रहूंगा, तो में इस 
मस्जिद को भूमिसातु कर दू गा। किन्तु इसका क्‍या लाभ होगा, अगर आज में इस 
मस्जिद को गिरा दू' और कल मुसलमान आकर महान्‌ मन्दिरों को नष्ट करके, एक 
के स्थान पर चार मप्जिदें खड़ी कर दे ? चू'कि अब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः 
अब ये मामले आपके हाथ में है ।” इस पर भाऊ ने कहा, “इन अफगानों को पराजित 
करने के बाद मैं प्रत्येक स्थान पर मस्जिदों के खण्डहरों पर मन्दिरों का निर्माण 
करवाऊंगा । 


ग्रान्ट छफ, हिस्द्री आफ दि मंराठाज़, ।, पु० ५१६ 

काशीराज, पु० ८ 

भाऊ बखर, पूृ० ११७ 

राजवाडे, ॥,पत्र, २१७ 

वाकया ए आलमगीर सानी पर आधारित कानूनगों का विवरण, जाट, पु० 
१२४-२५ परन्तु किसी अन्य स्नोत से इसकी पुष्टि नहीं होती दे । 


26 ता दशक 


[ शृषड४ड , | 


मथुरा से भोऊ ने सूरजमल, इमादव, होल्कर, सिन्धिय्रा और बलवन्त गणेश 
मेहदेनडले के नेतृत्व में अग्रिम सेना दिल्‍ली पर अधिकार करने के लिए भेज दी । २३ 
जुलाई को इस सेना ने दुर्ग के अलावा, राजघानी पर अपना अधिकार कर लिया ।" 
इस समय शाहजहाँनावाद दुर्ग के स्वामी याकूब अली खान की सहायतार्थ अब्दाली 
ने अनेक सनिक टुकड़ियाँ भेजी, किन्तु जमुना की वाढ़ के कारण सभी प्रयास विफल 
रहे ३ २६ जुलाई को भाऊ भी दिल्‍ली पहुँच गया । दुम्न के चारों भोर इप्राहीम खान 
गर्दी की भीपण ग्रोलावारी और अब्दाली की तरफ़ से रसद न आ पाने के वगरण 
निराश याकूब अली ने सन्धि की याचना की । भाऊ ने उसे सुरक्षित अपने स्वामी के 
पास जमभुना पार जाने की अनुमत्ति दे दी | इस प्रकार संभवत: २ अगस्त (१७६० ई०) 
को दिल्‍ली के क़िले पर मराठा सेना का अधिकार हो गया ॥* 
किले पर अधिकार होते ही, उसके नियन्त्रण को लेकर भाऊ और सूरजमल 
के बीच एक वार पुनः विरोध सामने आया । दुगे पर विजय के साथ ही जाट राजा 
ने इमाद की सहमति से अपने लोगों को तैनात करके दुर्गें के भीतर अपनी व्यवस्था 
स्थापित कर दी । इससे भाऊ बहुत ऋद्ध हुआा और उनसे शाही तख्त एवं क्विला देखने 
का निश्चय किया । भाऊ ने विश्वासराव, दमाजी गायकवाड और अन्य विश्वासपातन्र 
लोगों के साथ क़िले में प्रवेश किया और किले के अन्दर से जाटों के बन्दोवस्त को 
हटाकर स्वयं के लोगों को नियुक्त कर दिया । उसने अन्दर से एक राजकुमार को 
बुलाकर सिंहासन पर विठाया और दरवार लगाया । इस प्रकार क़िले का नियन्त्रण 
अपने लोगों को सौंपकर भाऊं अपने डेरे में लीट आया । इमाद और जाट ने, जो 
क़िले पर अपना नियन्त्रण क्रायम करना चाहते थे, भाऊ को सन्देश भेजा, ' शाही 
किले की सुरक्षा उनका अधिकार है, अतः उसे अपने आदमी वहाँ से हटा देने 
चाहिए ।” अली मुहम्मद खान लिखता है कि दम्भ और हठ ने भाऊ के मस्तिष्क 
में घोंसला बना दिया था। भाऊ ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कुछ 
ग़लत व अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया ।३ 
१. नुरुद्दोत, पृ० ३३ अ; तिथि तारीख मसुज़फ्फ़री से, पू० १८० 
२. सियार, ॥॥, पृ० ३८४; काशी राज, पृ० &६; -राजबाड, ।, पत्न, २२२ व २२४; 
भाऊ बखर, पृ० १ १४; दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृू० ११८; तारीखे मुज़पफ़री के 
अनुसार दुर्ग का समर्पण करके याकूब २ अगस्त को शाह की सेना में शामिल 
हो गया था (पृ० १८०-१८५१); भली मुहम्मद ख़ान लिखता हैं कि याकूब ने 
वज़ीर व सुरजमल के माध्यम से कठोर प्रतिज्ञा की और बाहर निर्केल जाया, 
मीरात-ए-अहमदी, पूृ० ६०७ 
३. यह बृतान्त मीरात ए अहमदी से लिया गया है (पू० ६०७-६०८); भाऊ 
कंफियत का लेखक लिखता है कि दिल्‍ली जीतने के बाद सूरजमल जाट ने 
कि 8 शहर अपने अधीन करने की शर्त रखी, किन्तु उसकी वात नहीं मानी 
७ १०) । 


्> 


[ १७५ ] 
दीवाने आम की छुत 


दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद भाऊ ने शाही महलों की लुट के समय 
दीवाने आम की चांदी की छत्त तुड़वाने का विचार होल्कर, सिन्धिया व सूरजमल 
के सामने रखा । इसका कारण यह था कि भाऊ दक्षिण से दो करोड़ रुपये लेकर 
' आया था, जो समाप्त हो चुके थे और सेना का वेतन चुकाने के लिए उसे धन की 
अत्यन्च आवश्यकता थी |? किन्तु भाऊ के इस विचार ने सूरजमल के दिल पर 
तत्काल आघात किया और उसने शाही प्रतिष्ठा की इस अन्तिम निशानी को वचाने 
के लिए भाऊ से प्रार्थना की, “भाऊ साहब दीवाने आम वादशाह के दरबार करने 
का स्थान है, इसकी बड़ी इज्जत है, नादिरशाहु और अहमदशाह ने भी इस छत्त को 
हाथ नहीं लगाया । हम अपनी आँखों से इस वस्तु को मिट्ते हुए नहीं देख सकते । 
इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, बल्कि विश्वासघात का लांछन ही लगेगा। 
कृपया मेरी इस विनम्र प्रार्थना पर उचित ध्यान दें। अगर आपके पास धन की 
कमी है, तो आप त्रेवल मुझे आदेश दे दीजिए | मैं आपको पाँच लाख रुपये देने को 
तैयार हूँ ।* भाऊ ने इस परामर्श पर कोई ध्यान न देते हुए ६ अगस्त को चांदी 
की यह छत तुड़वा डाली, जिसको गलाने से उसे लगभग ६-१० लाख रुपये मिले ।* 
सूरजमल इस समय अपने ऊपर और अधिक नियन्त्रण नहीं रख सका और भाऊ 
के पास जाकर कहने लगा, “भाऊ साहब आपने मेरी उपश्थित्ति में शाही तख्त की 
पवित्रता को नष्ट किया है, जिससे मेरे चरित्र पर भी लॉछतन लगा है । जब कभी 
मैं किसी विपय पर प्रार्थना करता हूँ,त्ो आप उससे असहमति प्रकट करके उसे 
१. पेशवा दफ्तर, »४ए।।, पन्न, २५७-२५८ 
२. भाऊ बखर, पृ० ११६-११७ 
३. सियार का लेखक इस घटना का विवरण देते हुए लिखता है कि दीवाने आम 
की चांदी की छत को उखाड़ देने के बाद उन्होंने (मराठों) पवित्र वस्तुओं का 
सम्मान किए बिना अपने अधामिक हाथ सोचे व चांदी के बतनों पर डाले, 
जो धर्मार्थ कार्यो के उपयोग के लिए थे । उन्होंने शेख निजामुद्दीन तथा मुहम्मद 
शाह के सक़बरे को भो नहीं छोड़ा, जिसकी धूपदानी, चिराग़ और अन्य सोने 
का सामान खींच लिया, और वह सब ढालने के लिए भेज दिया, सियार, ॥॥, 
पृ० ३८४५-८६; जदुनाथ सरकार के अनुसार इससे भाऊ को नो लाख रुपये 
मिले, पतन, ॥, प्ृ० १६५; मीरात ए अहमदी के अनुसार दस लाख रुपये 
मिले, पू० ६०८; तारीख इक़्ाहीम ख़ान (इलियट, शा, पृ० २०५) और 
काशीराज (पृ० ६) के अनुसार १७ लाख रुपये मिले, तारीख मुज़फ्फ़री का 
लेखक कहता है कि सूरजमल और इमाद ने शाही महलों की लूट एवं विनाश 
लीला में भाग नहीं लियां था (पृ० १८१) | 


| ३७६ * ] 


ठुकरा देते हैं। हम अपने दिल में अपने को हिन्दू मानते है, वया आप जमुनाजल 
का इतना ही आदर करते है. जिसे आपने अपगे हाथ में लेकर मेरे परामर्श पर 
उचित विचार करमे का बचन दिया था ।!* 


बजारत पर सतभेद 

१८ जुलाई को जब शुजाउद्दौला दुर्रानी से मिल गया, तो भाऊ ने भवानी 
शंकर पेण्डित को उसके पास इस उहं श्य से भेजा कि उसे कम से कम तटस्थ किया 
जा सके ।* १ अग्रस्‍्त को जब भराठं दिल्ली दुर्ग को घेरे हुए थे, तभी जमुना किनारे 
अब्दाली व मराठों के वीच सन्धि-वार्ता प्रारम्भ हो चुकी थी । शुजाउह्लौला को 
वजीर वनाने और जवान बर्त को सम्राट बनाने के प्रस्ताव पर सहमति के बारे में 
जैसे ही सूरजमल को पता चला, वह तुरन्त अध्सन्न होकर दमाद के राध तुग़लकाबाद 
की ओर चल पड़ा ।* अगले दिन २ अगस्त को मराठे सूरममल और इमाद को 
सनाकर वापस लाए ।४ १२ अगस्त को भाऊ ने नारोशंकर को दिल्‍ली का क्िलेदार 
व सूवेदार नियुक्त कर दिया ।* भाऊ इस समय इमाद को वज़ारत दिए जाने के 
अपने समझौते से वचना चाहता था, अतः उसने अप्रत्यक्ष रूप से बज़ीर के कार्यो की 
देखभाल नारोशंकर को सौप दी थी । सूरजमल ने बज्ारत का आश्वासन देकर ही 
इमाद को मराठा पक्ष के लिए रोक रखा था और मराठा पक्ष में विधिवत्‌ शामिल 
होने के पूर्व जाट और मराठों के बीच निश्चित रूप से इस प्रश्व पर सहमति हो 
चुकी थी | इसी कारण जब भाऊ ने शुजाउद्दीला को वजीर बनाने के सम्बन्ध में 
समझौता करना चाहा, तो सूरजमल और इमाद ने अपना विरोध प्रदर्शित किया | 
भाऊ की दृष्टि से यह उचित हो सकता है कि वह शुजा को अपने पक्ष में मिलाने के 
उ््द श्य से अथवा अब्दाली के साथ शान्ति समझौते के सन्दर्भ में वज़ारत के पद को 
रिक्त रखकर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें। किन्तु सूरजमल की हृष्टि से 
यह उसको दिए गए आश्वासन के प्रति विश्वासधात होता और शान्ति समझौते के 


जा 


भाऊ बखर, पृ० ११६-११७; शेजवल्कर भाऊ के इस कार्य को राजनैतिक 


१. 
हृष्टि से हानिकारक मानते हुए लिखते हैं कि भाऊ यह कार्य करने वाला प्रथम 
व्यक्ति नहीं था, पहले भी ऐसा हुआ था, किन्तु भाऊ के व्यवहार के भ्रति सभी 
भड़क उठे, देखें, पानीपत, पु० ८८ 

२. शुजाउद्दौला, ॥ पू० ८८ भाऊ व शुजाउद्दौला के बीच वृतवार्ता और अब्दाली 


के साथ समझौता वार्ता के सम्बन्ध में प्रामाणिक विकरण के लिए देखें, 
काशीराज, पृ० १३-१६ 
३. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० ११८ 
४. वही, पु० ११६ 
५. सरकार, पतन, ॥, पूृ० १६५ 


[| १७७ ] 


' सम्बन्ध में वज़ारत के निर्णय को तभी बदला जा सकता था, जब स्वयं इमाद और 
सूरजमल को विश्वास में लिया जाता । इस कारण वज़ारत के प्रश्न पर जाट राजा 
का भाऊ के प्रति शंकालु होना स्वाभाविक था । 


सूरजमल ने जोरदार शब्दों में भाऊ से शिकायत वारते हुए कहा कि वजारत 
पर इमाद का' अधिकार है और अनुचित तरीक़ों से नारोशंकर को वज़ीर 
बनाना इमाद का ही नहीं, मेरा भी अपमान है । होल्‍लकर व सिन्धिया ने भी उसका 
समर्थत किया | किन्तु भाऊ पर इस विरोध का कोई प्रभाव नहीं हुआ । निराश 
सरदारों ने भारी चिन्ता के स्वर में यह टिप्पणी की कि, “हिन्दुस्तान में हमारी 
प्रतिष्ठा जा चुकी है और आगे क्या होगा १” सूरजमल ने भी अपने डरे में लौटऋर 
अपने राजनैतिक सलाहकार रूपराम कटारी से विचार विमर्श करते हुए कहा कि 
भाऊ ने गाज़ीउहीन इमाद को वज्जारत प्रदान करने के उनके संयुक्त एवं ईमानदारी 
पूर्ण निवेदन को ठुकरा दिया है। अब यहाँ रुकना ठोक नहीं है, कोई अनिष्ट हो सकता 
है । यह बुद्धिमतापूर्ण होगा कि हम किसी तरह यहाँ से चच निकलें ।* चिन्तातुर 
जाठ राजा इस प्रकार अब मराठा शिविर को छोड़ देने पर य्म्भीरता से विचार 
करने लगा । 


सरजमसल हारा मराठा पक्ष का त्याग 

राजधानी की तुच्छ विजय से गधवित भाऊ ने शुझा के सम्धि प्रस्तावों को 
अब्दाली की कमजोरी समझा | लगभग पूरे अगस्त व रितम्बर माह में शुजा व 
तजीब भाऊ के साथ सन्धि वार्ता चलाते रहे, किन्तु भाऊ की बढ़ी-चढ़ी मांगों के 
कारण कोई समझौता नहीं हो रहा था ।? दूसरी और अब्दाली के डेरे से भाऊ को 
इस समय निरन्तर ऐसे समाचार मिलते रहे, जिससे अपनी शक्ति और सफलता के 
प्रति उसका विश्वास एवं अहंकार निरन्तर बढ़ता यया ।* यही कारण था कि 
उसने बढ़ते हुए आ्थिक एवं खाद्यान्न संकट* की गम्भीरता और परिणामों का सही 
आकलन नहीं किया और सूरजमल के साथ बढ़ते हुए मततभेदों पर विवेकसंगत एवं 
दूरदर्शिता पूर्ण रूख़ न अपनाकर भाऊ ने उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया । 


१. कानूनगो, जाट, पृ० १३० 
२. भाऊ वबखर, पुृ० ११५ 
३. इस सम्बन्ध में देखें, भाऊ द्वारा पेशवा को लिखा गया पत्र, म० न० इ०, ॥', 


पूृ० ड३६ 

४. राजवाडे, ।, पत्र, २३६, २४६ व २४७ 

५. भाऊ के आर्थिक साधन एवं कठिनाइयों के विपय में विस्तृत विवरण के लिए 
देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० १६२-६४ 


[ रैछद 


जब दीवाने आम की छत से प्राप्त चांदी से भी काम न चला तो भाऊ ने 
सोने चाँदी के बतंन तुड़वाने प्रारम्भ कर दिए," इस कारण सूरजमल ने भावी युद्ध 
के परिप्रेक्ष्य में भाऊ में एक महान सेनापति के स्थान पर लोभी लुटेरे के ग्रण अधिक 
देखे । उसे ऐसा दिखाई देने लगा कि मराठों का अन्त अच्छा नहीं होगा । सितम्बर 
के तीसरे सप्ताह में जब भाऊ ने कुजपुरा पर आक्रमण करने पर विचार के लिए 
युद्ध परिषद की बंठक बुलाई, तो जाद राजा को अपनी उग्र भावनाएँ अभिव्यक्त 
करने का अच्छा अवसर मिला ॥ सूरजमल ने कट शब्दों में भाऊ से कहा, “आपने मेरी 
इच्छा के विरुद्ध चाँदी की छत्त को तुड़वा दिया, उसे उसके पुराने स्थान पर लगवा 
दीजिए" *'**““*“““गाजीउद्दीन को वजारत वापस कर दी जाय, जिस पर कि 
उसका अधिकार है । सिन्धिया, होल्कर और में इस बात पर बहुत दुःखी हैं और 
इससे हमारे मान और नाम पर असर पड़ा है । इस समय से अगर आप हमारी छोटी 
छोटी प्रार्थनाओं पर अधिक ध्यान देने की कृपा करें, तो में और मेरे सारे साधन 
आपके आदेश पर हैं। आपको दिल्‍ली नहीं छोड़नी चाहिए और यहीं से अपनी 
योजनाओं को क्रियान्वित कीजिए । मेरी सलाह है कि इस समय आप कुजपुरा के 
मामले में न उलझें ।!* 


परामर्श के इन हितकारी किन्तु अप्रिय शब्दों ने धधकती अग्नि में घो का 
काम किया 4 'क्या !* अभिमान एवं तिरस्कार के स्वर में भाऊ ने जवाब दिया, “क्‍या 
दक्षिण से में तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करके आया हूँ। में जो चाहूँगा, करूगा। 
तुम यहाँ ठहरो अथवा अपने स्थान को लौट जाओ । अब्दाली को परास्त करके में 
तुम्हें भी देख लुगा ।“? इन कठोर शब्दों को सुनकर सिन्धिया व होल्कर घबराहट में 
शांत व चुप बैठे रहे । अपमानित सूरजमल मराठा डेरे में आने की स्वयं की मु्खंता 
को कोसते हुए सभा भवन से उठकर चला गया । इसके बाद मराठा डेरे में सूरजमल 
की स्थिति बहुत संकटप्रद हो गई थी । अप्रत्यक्ष रूप से वह बन्दी हो चुका था और 
उसकी सुरक्षा सिन्धिया व होल्कर की निष्ठा पर निर्भर थी 


१. सियार, ॥, पु० ३८५; अली सुहम्मद खान लिखता है कि दीवाने आम की 
छत से प्राप्त चाँदी खर्च कर देने के वाद मराठे भूखे काफिरों को तरह, शहर 
को खाली मकान की तरह पाकर, अमीरों व प्रतिष्ठित लोगों के घरों में घुस 
पढ़े, और जो मिला वह ले गए | छिपे हुए धन के सनन्‍्देह में उन्होंने अनेक 
मकानों को खोद डाला, मीरीत ए गहमदी; पु० &०८ 

२. भाऊ बखर, पृ० १२७ 

३. वही, 

४, कानुनगो, जाट, पृ० १३३-१३४ 


[| १७६ ] 


भाऊवबखरके इस वृतान्त की पुष्टि मीरात ए अहमदी से होती है, जो लिखता 
है, 'वजीर व सूरजमल भाऊ के व्यवहार से छटपटाने लगे, जिनकी कमान में १०-१२ 
हजार घुड़सवार थे । शाही सेना केवल वज़ीर की थी और उसकी स्वयं की शक्ति 
सूरजमल के कारण थीं। भाऊ ने उनसे छुटकारा पाने की योजना बनाई और दिशा 
बदल दी । उसने पन्द्रह हज़ार मराठा घुड़सवार उसके (सूरजमल के) डरे के चारों 
ओर घेरे की तरह नियुक्त कर दिए ।॥' 


इसी समय सूरजमल ने अब्दाली के डेरे में अपने परम्परागत मित्र शुजाउ- 
दौला से भी सलाह मांगी कि उसे क्य्रा करना चाहिए ।* दूसरी और सिन्धिया व 
होल्कर ने, जिन्होंने जाट राजा की सुरक्षा की पवित्र शपथ ली थीं, चिन्तातुर होकर 
आपस में विचार-विमश्श किया, “हम अपना वचन देकर उसे यहाँ लाए हैं और अब 
भाऊ के उसके प्रति बहुत बुरे विचार हैं। बलवन्तराव तथा भाऊ ने सूरजमल को 
गिरफ्तार कर बन्दी बनाने और उसके डेरे को लूट लेने की ग्रुप्त योजना बना ली 
है । इसलिए सूरजमल को किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित भेज दिया जाय, ताकि 
विश्वासघात का दोष हम पर न लगे, भले ही स्वामी हमारे साथ कुछ भी करें” 
इसके बाद उन्होंने जाट वकील रूपराम कटारी को बुलाकर उसे सारी स्थिति समझाकर 
सूरजमल को उसी राच्रि चुपचाप मराठा डेरे से निकल जाने की सलाह दी ।3 

काशी राज के अनुसार लगभग इसी समय शुजाउद्दौला ने सूरजमल को 
मराठा शिविर छोड़ देने और अपने प्रदेश को लोट जाने की सलाह लिखी, जो उसकी 
स्वयं की सलाह से मेल खा गई ।* मीरात ए अहमदी का लेसक इसका समर्थन करते 
हुए दोनों के बीच निश्चित एक योजना का विवरण देता है, जिसके अनुसार एक 
निश्चित समय पर शुजार्उद्दोला नदी के दूसरे किनारे से गोलाबारी शुरू करके एवं 
शोरगुल पैदा करके सूरजमल के मराठा शिविर से निकल जाने का अवसर उत्पन्न 
कर देगा ।* 

उधर रूपराम कटारी ने अपने डेरे में लौटकर मराठा सरदारों की सलाह से 


१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६०८ 

२. काशीराज, पृ० १४; मीरात ए अहमदी से इसका समर्थन होता है (प० ६०८) । 

३. भाऊ बखर, पृ० ११८; इमाद (पृ० १८१) से भाऊ की इस योजना का समर्थन 
होता है, जो लिखता है कि उसने, “सूरजमल पर निगरानी के लिए सर्तकता दल 
की नियुक्ति कर दी थी ओर उससे मुक्ति के लिए वह होलल्‍्कर का ऋणी हुआ 
था ।” कानूनगो, जाट, पृ० १३६ पा० टि० 

४. काशीराज, पु० १५ 

५. मीरात ए अहमदी, पृ० ६०८; परन्तु काशीराज इस सम्बन्ध में मौन है, इस 
कारण इस पर विश्वास करना कठिन है । 


[ १८० ] 


अपने स्वामी को अवगत कराया । जाट राजा ने इस समय अपने को दुर्रानी व भाऊ 
दो पारों के बीच फंसा पाया । उसने रूपराम से कहा, “भाग्य से आज रात्रि को हम 
बच निकलने में सफल होते हैं तो हम भाऊ की शत्रुता में पड़ंगे। संयोग से वह 
दुर्गनी को पराजित कर देता है, तो मेरा विनाश सुनिश्चित है। अगर वह अपनी 
योजना में गम्भीर है, तो मुझे कहीं शरण नदीं मिलेगी और न कोई मुझे बचाने की 
क्षमत्ता दिखाएगा । भावी खतरे के भय से यदि मैं यहाँ रुकता हूँ, त्तों मैं बन्दी बन 
जाऊंगा । दोनों रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए हैं, अब क्या करना चाहिए ?” रूपराम 
ने इस पर कहा, “आप यह उक्ति जानते होगे कि किसी ध्यक्ति की कुण्डली में से एक 
थुरे ग्रह योग को हटाने का अर्थ १२ वर्षो का नया जीवनदान माना जाता है। भाऊ 
और दुर्राती दोनों समान रूप से शक्तिशाली और कठोर शत्रु हैं। कौन जानता है 
कि दोनो में से कौन सफल होगा ? त्व तक हम अपने स्वयं के स्थान में शान्त बैठकर 
अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं | आगे हमारे भाग्य में क्या लिखा है, यह तो ज्ञात 
नहीं है, परन्तु ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा । आप अभी से ही भविष्य का 
विचार करके, जो कि अनिश्चित है, क्‍यों परेशान होते हो ? भागे क्‍या होने वाला 
है, इसे छोड़ो, किन्तु आज रात्रि को हमें अवश्य भागना है ।”” इस प्रकार रूपराम 
के स्पष्ट दृष्टिकोण ने सुरजमल का सही मार्ग दर्शन किया । 

भाऊ बखर के अनुसार रात्रि के तीन पहर बीत जाने पर जाटों ने चुपचाप 
अपने तम्बुओं को उखाड़ा, सामान बांधा, और सिन्धिया व होल्कर की सहायता से 
सूरजमल अपनी जाट सेना के साथ बदरपुर स्थित अपने डरे से रवाना होकर शीघ्रता 
से कूच करते हुए प्रातः काल होते-होते सुरक्षित बललभगढ़ के अपने शक्तिशाली दुर्ग 
में पहुँच गया ।* मीरात ए अहमदी का लेखक इस सम्बन्ध में कुछ भिन्न विवरण, 
जो कि अविश्वसनीय प्रतीत होता है, देते हुए लिखता है कि पर्व निश्चित योजना के 
अनुसार, “शुजाउद्दोला ने नदी (जमुना) के दूसरे किनारे से गोलाबारी शुरू करके 
मराठों को रक्षात्मक युद्ध में व्यस्त कर दिया | दोनों ओर से भयंकर गीलाबारी से 
नदी के ऊपर वादल की तरह बारूद का घुआ फल गया | इस अवसर का लाभ 
उठाकर सूरजमल वजीर के साथ इस मौत की घाटी से निकलकर वह्लभगढ़ के 
अपने सुहेड़ दुग में चला गया ।/3 

किन्तु काशीराज जो कि शुजाउद्दौला के शिविर में उपस्थित था, और इस 
विपय में अधिक भ्रमाणिक है, भाऊ बखर के वृतान्त की पुष्टि करते हुए लिखता है, 
“सूरजमल ने, जो दिल्‍ली से छः कोस दूर बदरपुर में डेरा डाले हुए था, मल्हारराव 


१. भाऊ बखर, पृ० ११८-११६ 
२. भाऊ बखर, पृ० ११६९ 
३ मीरात ए अहमदी, पु० ६०८ 


[ १८५१ | 


और अन्य सरदारों की सलाह पर, अपसे शिविर के स्थान परिवतेन के बहाने, अपना 
सारा सामान और डरे के अनुयायियों को अपने प्रदेश की ओर रवाना कर दिया 
ओर जब उसे उनके दस कोस का रास्ता पार किए जाने कौ सूचना मिली; तो 
सू रजमल ने भी अपने सैन्य दलों के साथ उनका अनुसरण किया और भाऊ को उसके 
निकल जाने की सूचना मिलने के पूर्व वह काफ़ी दूर जा चुका था |” 


भाऊ वखर के अनुसार जाट के ८ मील दूर निकल जाने पर होल्कर ने 
अपने दीवान गंगाधर तांत्या को भाऊ के पास भेजकर सूचित किया कि सूरजमल 
किसी को कुछ कहे विना चला गया है और उसने अपने सनिक पीछा करने के लिए 
भेजे हैं, इसलिए भाऊ को भी अपनी सेवा उनके साथ पीछा करते के लिए भेजनी 
चाहिए | जब पीछा करने वाले मराठा सैन्य दल कुछ बाज़ारों की लुटपाट करके 
वापस लौट आए, तब मभाऊ ने क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए कहा, “ईश्वर की इच्छा 
से अगर दुर्रानी हार गया तो, जाट की शक्ति कितनी है ?”* काशीराज लिखता है 
कि भाऊ ने सिर्फ़ यह कहते हुए कि, “ऐसे मामूली जमींदारों से ऐसे ही आचरण की 
अपेक्षा थी” सूरजमलके पृथक होने के कारण पर कोई टिप्पणी नहीं की । इसके विपरीत 
भाऊ ने इस घटना को महत्वहीन मानते हुए इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि 
जाट ने उसे उस स्थिति में नहीं छोड़ा, जबकि वहू उस पर किसी महत्वपूर्ण सेवा के 
लिए विष्वास करता ।? 


१. काशीराज, पृ० १६ 

१. भाऊ बखर, १० ११६; कानूनगो, जाट, पृ० १३६ 

३. काशीराज, पृ० १६; सूरजमल द्वारा मराठा शिविर से निकल जाने के विषय में 
अन्य विवरण के लिए देखें, तारीख मुज़पफ़री (पृ० १८४) और तारीखें इब्नाहीम 
खान, (इलियट, ५॥॥, पुृ० २०६) एक सा विवरण देते हुए लिखते हैं कि 
सूरजमल यह देखकर कि मराठों का अन्त अच्छा नहीं होने वाला है, एक रात्रि 
को भाऊ को सूचित किए बिना इमाद और अपनी सेना के साथ बदरपुर से 
वल्लभगढ़ के अपने दुर्ग में भाग गया । गुलाम हुसैन लिखता है कि सूरजमल को 
उनकी (मराठों) निलेज्ज सामथ्यं और ऋ्र हृष्टता देखकर आघात पहुँचा था, 
अतः बिना छुट्टी लिए उसने उनके शिविर को छोड़ दिया आर वल्लभगढ़ 
के अपने दुर्ग में पहुँच गया, सियार, ॥।, पृ० ३८५; एक महत्वपूर्ण मराठा पत्र 
में जो भाऊ के डरे से लिखा गया और जिसमें मराठा सेना की संकटप्रद स्थिति 
का लम्बा-चौड़ा वर्णन किया गया है, इस विपय में केवल इत्तना ही लिखा है 
कि, ''जाट व गाजदीखान हमारी तरफ़ थे, वे नाराज होकर चले गए ।” पेशवा 
दफ्तर, &४५॥, पत्र, २५८ (सम्मवतः सितम्बर १७६० ई० के अन्त में लिखा 
गया) 


[ १८२ ] 


सूरजमल ने मराठा शिविर कव छोड़ा, इस सम्बन्ध में किसी समकालीन 
स्रोत से निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। काशीराज के वृतान्त से जो कि 
समकालीन घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, ज्ञात होता है कि भाऊ द्वारा कुजपुरा 
पर आक्रमण के पूर्व ही सूरजमल भाऊ के पक्ष को छोड़कर जा चुका था।) १० 
अकक्‍तुबर को भाऊ ने शाह आलम हितीय को सम्राट, उसके ज्येष्ठ पुत्र जवानबख्त 
को राजप्रतिनिधि तथा शुजाउद्दौीला को उसकी अनुपस्थिति में वज़ीर घोषित कर 
दिया था | इसके बाद वह शीघ्रता से कुच करता हुआ १६ तारीख को कुजपुरा के 
सामने पहुँच गया और गगले दिन वहाँ पर उसका अधिकार हो गया ।* “१८ 
सित्तम्बर को भाऊ द्वारा गोविन्द वहलाल को लिखे गए एक पन्न से स्पष्ट है कि उस 
दिन तक जाट भाऊ के साथ थे,” जबकि दिल्‍ली क्रानिकल्स से पता चलता है कि 
२४ सितम्बर को सूरजमल वल्लभगढ़ के दुर्ग में था। अतः सूरजमल द्वारा भाऊ 
के मराठा शिविर को त्याग देने की संभावित तिथि १८ व २४ सितम्बर १७६० ई० 
के बीच है । 

मराठा इतिहासकार सरदेसाई ने सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष त्यागने के 
अन्य सभी कारणों को कल्पित मानते हुए प्रमुख कारण यह माता है कि दिल्‍ली 
, पर अधिकार होते ही सूरजमल ने यह मांग प्रस्तुत की कि उसे दिल्‍ली का शासक 
नियुक्त किया जाय, जिसे भाऊ ने ठुकरा दिया था ।* शेजबल्कर भी इस मत का 
समर्थन करते हैं ।* इन दोनों के इस मत का आधार भाऊ कैफियत जान पड़ता 
है । भाऊ कैफियत के इस विवरण की विश्वसनीयता सन्दिग्ध है कि सूरजमल ने 
भाऊ से यह मांग की कि, “दिल्ली शहर का नियन्त्रण सुझे सौंप दें ।/९ भाऊ 
कंफियत के इस कथन की पुष्टि किसी भी अन्य समकालीन सख््रोत से नहीं होती । 
दिल्‍ली दुर्ग पर अधिकार सम्बन्धी मीरात ए अहमदी के विवरण” के सन्दर्भ में यदि 


१. काशीराज, पृ १६ 
नुरुदुदीन, पृ० ३३ व--३५ ब; तारीखे इन्नाहीम खान, इलियट, ९॥॥॥, प्रृ० 
२०६; तारीखे मुज़फ्फ़री, पृ० १८५; सरकार, पतन, ॥, पृ० १६६-६७ 

३. राजवाड़े ), पत्र, २४४; सेलेक्ट कमेटी प्रोसिडिग्स, ११ सितस्वर १७६० ई० 


कट ६६) से पता चलता है कि १० सितम्बर तक जाट राजा मराठा सेना 
था। 


४. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पू० १२० 
,5-, स॒ण्न०३०, ॥, पृ० ४३८ 
६. शेजवल्कर, पृ० ८२ व €२ 
भाऊ कंफियत, पृ० ८ व १० 
न मीरात ए अहमदी, पृ० ६०७ 


[ १८३ ] 


हम इस कथन की जाँच करें, तो हम यह पाते हैं कि जाट राजा ने इमाद की 
वज़ारत को पुर्तस्थापित करने के उद्देश्य से किले में वजीर के साथ-प्ताथ अपने 
आदमी भी नियुक्त कर दिए थे, जिये भाऊ ने पप्तद्द नहीं किया था। तब उन्होंने 
भाऊ को साफ़-साफ़ बता दिया था कि वजीर होने के नाते क्लिले की व्यवस्था करता 
इमाद का अधिकार है। इस व्यवस्था को स्थापित करने में जाट राजा इसलिए 
अग्रणी था कि इस समय वह इमाद का संरक्षक बता हुआ था और उसका समर्थन 
उसने मराठों के लिए इसी शर्त पर प्राप्त क्रिया था कि मराठे उसकी वज़ारत का 
समर्थन करेंगे । यह संभव है कि इस घटना से भांऊ ने सू रजमल के अन्दर राजधानी 
पर अपना नियन्त्रण करने की भन्ध पाई हो, जिसके कारण वह न केवल जाट राजा 
का विरोधी हो गया, वल्कि इमाद को वज़ारत दिए जाने सम्बन्धी अपने आश्वासन 
से हटता हुआ भी दिखाई दिया, जैसा कि वाद की घटनाओं से स्पष्ट है । 

यह संभव है कि सूरजमल जिस तरह से इमाद का वोझ ढो रहा था, उसके 
पीछे उसकी इस तरह की कोई आकांक्षा रही हो, किन्तु विना उचित समय के 
अदृरदशितापुर्ण ढंग से वहु इस प्रकार की खुली मांग रखने वाला व्यक्ति 
नहीं था, जैसा कि भाऊ कैफियत का लेखक हमें बतलाता है | यदि ऐसा होता तो 
निशचय ही किसी न किसी फ़ारसी या भाऊ बखर जैसे मराठी स्रोतों में, जिन्होंने 
अन्‍य कारणों के विस्तृत वृतान्त दिए हैँ, इसका थोड़ा सा संकेत अवश्य मिलता ।. 
और क्योंकि दिल्‍ली के किले पर अधिकार सम्बन्धी मीरात-ए-अहमदी भाऊ कीफियत 
की तुलना में अधिक प्रामाणिक है और अम्य फ़ारसी स्रोतों की तुलना में भी वह 
इस घटना की विस्तृत जानकारी देता है, अतः उसके विवरण के आधार पर यह 
माना जा सकता है कि क़िले की व्यवस्था के प्रश्न को भाऊ कफियतत के लेखक 
ते राजधानी पर 'नियन्त्रण की मांग के रूप में बदल दिया हो। सरदेसाई व 
शेजवल्कर दोनों ही भाऊ व सूरजमल के बीच मतभेदों सम्बन्धी भाऊ बखर के 
वृतान्त को काल्पनिक और बाद की सूझ-वबुझ वतलाते हैं”, किन्तु दूसरी ओर वे ही 

अन्य घटताओं के सन्दर्भ में उसे काफ़ी सही एवं प्रामाणिक मानते हैं । वास्तविकता 

यह है कि इस विषय से सम्बन्धित भाऊ बखर के अनेक विवरणों की पुष्टि अन्य 
समकालीन फ़ारसी स्रोतों से होती है । 

इमाद का लेखक सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष के त्याग का कारण भाऊ द्वारा 
उससे दो करोड़ रुपये की मांग और उप्त पर निगरानी दल की नियुक्ति बतलाता 
है | प्रथम कारण की पुष्दि किसी अन्य स्रोत से नहीं होती है, इसके विपरीत 


१. मण्न०३०, ॥ पृ० ४३८; शेजवल्कर, पृ० ६२ 
२. मण्न०३०, ॥, पृ० ४डं४७ व्‌ ४७३ 
३० इमाद, पृ० १८१; कानुनगो, जाट, पू० १३६ पा०दि० 


[ १८४ ] 


दक्षिण से रवाना होते समय पेशवा ने भाऊ को यह सलाह दी थी कि १७४५४ ई० 
की खण्डनी की वकाया राशि के लिए वह सूरजमल से अधिक कहासुनी न करें।” 
गुलाम हुसैन के अनुसार सूरजमल के मराठा शिविर छोड़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
कारण दीवाने आम की चांदी की छत व अन्य चांदी के बतेनों को गलाक़र शाही 
प्रतिप्ठा को आघात पहुँचाना था ।* ् ह 

उपयुक्त विवेचना से स्पप्ट है कि सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष छोड़ने का 
कारण नीतिगत अथवा राजनतिक न होकर भाऊ का उसके प्रति दुराग्रह तथा 
अपमानजनक व्यवहार था । इस सम्बन्ध में कीने की यह टिप्पणी काफ़ी युक्तिसंगत 
है कि, 'सूरजमल ने १७६० ई० में विशाल मुस्लिम ग्रठवन्धन का प्रतिरोध करने के 
लिए मराठों का साथ दिया था। अगर उसकी विवेकसंगत सलाह का अनुसरण 
किया जाता, तो यह प्रतिरोध अधिक सफल होता ओर हिन्दुस्तान का पूरा इतिहास 
ही दूसरा होता । किन्तु हिन्दुओं का दम्भी नेता भाऊसूरजमल को एक तुच्छ जमींवार 
समझता था, जो बड़े पैमाने के मामलों का अभ्यस्त नहीं था और इसलिए वह 
अपने दुर्भाग्य की ओर प्रशस्त हुआ ॥*3 बस्तुत: होल्कर एवं सिन्धिया ही जाट शक्ति 
के समर्थन का महत्व जानते थे, जिन्होंने अव्दाली से मार खाने के बाद न केवल 
जाट प्रदेश में शरण लो थीं, वल्कि जाट राजा को मराठा पक्ष में शामिल करने के 
लिए अथक प्रयास भी किया था। यही कारण था कि भाऊ ने अब्दाली के विरुद्ध 
युद्ध में होलकर व सिन्धिया के माध्यम से प्राप्त जाट समर्थन को उचित महत्व न 
देकर सूरजमल के सम्मान व सलाह की उपेक्षा की | जब भाऊ इमांद की वज़ारत 
की उपेक्षा करके गुप्त रूप से शुजा को वजीर बनाने की योजवा पर चलता दिखाई 
दिया, तो सूरजमल का उसके इरादों के प्रति शंकित होना स्वाभाविक था )* आखिर 
इमाद व सूरजमल किसलिए उसके साथ थे ? 


१, पेशवा दफ्तर, अहुशा, प्र, २२५; स्वयं भाऊ २६ जून १७६० ई० को पेशवा 
को लिखता है कि जाटों के पास खण्डनी का पैसा है, किग्तु वह उससे मांग 
नहीं सकता, पेशवा दफ्तर, अ४णा, पृ० २५४५; परन्तु शेजवल्कर ऐसी संभावना 
पर (आश्िक मांग की) विश्वात्त करते हुए उसे सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष 
त्यागने का एक कारण बतलाते हैं, पानीपत, पृ ६२ 

२. सियार, ॥॥, पूृ० ३८५ 

३. एच०जी०कोने, फॉल अ फ दि मुगल एम्पायर, पृ० ८३ 8 

४. काशीराज के इस विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है जो लिखता है कि 
दीवाने आम की चांदी की ठत को उखाड़ देने जैसे और भी अनेक कार्य भाऊ 
आजा पल मद 

मुख हिन्दुस्तानी सरदारों से छुटकारा पाने की थी और 


[ ८४ ] 


यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मराठा पक्ष छोड़ने के बावजूद सूरजमल 
मराठों से सहानुभूति रखता था। उसने मराठा हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
किया, उलटे थानीपत के मैदान में जब मराठा सेना वेतन के लिए उपद्रव मचाने 
लगी, तव सूरजमल ने एक बड़ी धनराशि गोविन्द पन्‍त के हाथ वहां भेजी थी ।” 
इसी प्रकार यह एक सचंविदित तथ्य है कि पानीपत के सर्वेवाश से भागे हुए मराठों 
को जाटों ने शरण देकर एवं हर संभव सहायता प्रदाव करके उन्हें मौत के मुह से 
बचाया था। अत: स्पष्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध - के ठीक पुर्वे सूरजमल के 
प्रति भाऊ के दुराग्रह एवं अपमानजनक व्यवह्यार के कारण सभी विषयों पर उनके 
मतभेद बढ़ते गए और जब :भाऊ ने निगरानी दल की नियुक्ति करके अप्रत्यक्ष रूप 
से सूरजमल को बन्दी बना लिया, तो उसके सामने मराठा पक्ष त्यागने के अलावा 
कोई विकल्प नहीं था । 


पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रति सुरजमल का हृष्टिकोण 


सूरजमल के मराठा पक्ष छोड़ने का समाचार विद्य्‌त मति से अफगान शिविर 

में पहुँचा और अब्दाली के कहने पर शुजाउद्दयोला ने राजा देवीदत्त, अली वेग तथा 
अन्य दुतों को सूरजमल के साथ समझौता वार्ता के लिए २४ सित्तम्वबर को वल्लभग्रढ़ 
भेज दिया । उन्होंने जाट राजा को अब्दाली व शुजाउद्यौला द्वारा भेजी गई खिलअत 
भेंट करके, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा एवं आश्वासन के द्वारा, उस पर अब्दाली के 
पक्ष में शामिल होने के लिए दवाव डाला ।* परन्तु सूरजमल इस समय भाऊ के 
व्यवहार से इतना दुःखी था कि उसने भावी युद्ध से पृथक रहना ही हितकारी 
समझा । तत्कालीन परिस्थितियों में जाटों की त्तटसस्‍थता भी दोनों पक्षों के लिए 
महत्वपूर्ण थी । यही कारण था कि जब भाऊ के पास वललभगढ़ में जाट राजा के साथ 
शाह व शुजा के दूतों की वार्ता का समाचार पहुंचा, तो उसे ग्रम्भीर चिन्ता हुई और 
उसने भी तत्काल एक हाथी और खिलअत सुरजमल के पास वल्लभढ़ भेजी और उसे 
लिखा कि, “उसके लिए यह उचित नहीं कि वह उनका साथ छोड़कर शाह का पक्ष 
ग्रहण वरे जो कि उनका श्र है । भाऊ ने जाट राजा को यह सलाह भी दी कि जो 
घटित हो गया, उसे छोड़कर अब उसे शत्रु सेना में अनाज न पहुँचने देने हेतु शाही 


दुर्रनी के लौट जाने के बाद विश्वासराव को दिल्‍ली के सिंहासन पर विठाने 
की थी ।” यह गुप्त सूचना नवाब शुजाउद्दौला को मिल गई थी और उसी 
प्रमाण पर काशीराज ने उपयुक्त तथ्य लिपिबद्ध किया, देखें काशी राज, 
पृ० ६ | 

१. ग्रान्द डफ, ॥, पृ० १४६ 

२. दिल्‍ली कानिकल्स, पृ० ११६-१२० 


[ (८८ ] 


मराठा सिपाही को पांच रुपये लक़्द, एक धोती, एक रजाई और आठ दिन का अन्न 
साथ में प्रदान किया । इस प्रकार उसने दस लाख रुपये उन पर खर्च किए । 
विजेता अब्दाली का जाठदों के विरुद्ध अभियान 

२८ जनवरी १७६१ ई० को विजेता अहमद शाह ने राजधानी में प्रवेश 
किया। उसने शाह आलम को सम्राट घोषित करके उसके पुत्र जवान बख्त को, 
जो दिल्‍ली में मौजूद था, उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नजीब ख़ान को 
मीरवरूशी नियुक्त करके उसे राजधानी के शासन कार्यों का संचालक बना दिया 
गया । इस समय शाह ने अपने सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए नजीब से धन का 
प्रवन्ध करने के लिए कहा । नजीब ने इस पर विवशता प्रकट करते हुए मराठों को 
पुरी तरह से निष्कासित करके नमेंदा तक साम्राज्य को शुद्ध करने के लिए आगरा 
पर विजय-पताका फहराने की सलाह दी और कहा, “सूरजमल जांट और अन्य 
जमींदारों से अच्छी पेशकश की राशि वसूल की जा सकती है ।” इस पर शाह ने 
उत्तर दिया, “मुझे अपमे देश से आए हुए एक साल से ऊपर हो गया है। मैंने उस 
ओर लौटने का निश्चय कर लिया है।” किन्तु एक लम्बे विचार-विमर्श के बाद 
नजीब की प्रार्थवा मानव ली गई ।* इसी समय नजीब ने राजा नागरमल को, जो 


१. भाऊ बखर पृ० १६१-६२; काशीराज, पृ० ५०, 

भुन्नालाल कृत तारीखे शाह आलम के आधार पर फ़ैंकलिन सूरजमल 

पर यह दोपारोपण करता है कि पानीपत की दुर्घटता का समाचार सुनकर 
दिल्‍ली का मराठा सूवेदार नारोशंकर आगरा की भोर भागा, किन्तु सूरजमल 
जाट के आदेश से वह रास्ते में रोक लिया गया भौर बुरे साधनों से प्राप्त 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई तथा आतंक व कष्ट में शेप यात्रा पूरी 
करने के लिए उसे छोड़ दिया गया, शाह आलम, १० २५; परन्तु एक मराठा 
पत्र इसका खण्डन करते हुए लिखता है, “नारोशंकर ७-८ लाख रुपये का कोप 
दिल्‍ली में ही छोड़कर भाग गया और वह भी बदमाश व्यक्तियों ने दिल्‍ली में 
ही लुट लिया ।” पुरन्दरे दफ्तर, ।, पत्र, ४१७; इसी प्रकार एक मराठा 
शरणार्थी जो नारोशंकर के साथ ही था लिखता है, “नारोशंकर और वालाजी 
पलान्दे दो से चार हज़ार सैनिकों के साथ दिल्ली से भागे और अब ग्वालियर 
में होल्‍कर के साथ रुके हुए हैं। रास्ते में भरतपुर में सूरजमल ने हमारी सुरक्षा 
व आराम का बहुत अधिक ध्यान रखा। हम वहां पर १५-२० दिन रुके। 
उसने हमारा अत्यधिक सम्मान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, “मैं तुम्हारे 


परिवार का ही एक पुराना सेवक हूं, यह राज्य तुम्हारा ही है।”"“ आदि ।! 
ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। उसने अपने सरदारों को हमारी सुरक्षार्थ 


ग्वालियर तक साथ भेजा । देखें, कानूतगो, जाट, पृ० ११४२-४३ 
२. मीरात ए अहमदी, पु० ६१६, नुरुदहोत से इसकी पुष्टि होती है, पृ० ५२ व 


[ १५६ ] 


जाट राजा के पास शरण लिए हुए था, बुलाकर शाह की स्वीकृति से उसे पुनः सेवा 
में ले लिया | शाह ने नजीव व शुजा के वकीलों के साथ एक पत्र भेजकर सूरजमल 
को, जिसने हाल ही में मराठों को शरण देकर अब्दाली के शत्रु के प्रति सहानुभूति 
प्रकट की थी, उपस्थित होकर पेशकश देने के लिए लिखा |” 

दूसरी ओर सूरजमल ने राजा नागरमल के साथ अपने वकील मजलिस राय 
को अव्दाली के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वे सन्धिवार्ना और टालमटोल की 
नीति द्वारा कुछ समय निकाले, तव तक भ्रीष्म ऋतु आ जायगी । २१ फरवरी 
१७६१ ई० को नजीब ने राजा नागरमल और मसजलिस राय को इस निर्देश के 
साथ शाह के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे जब्दाली हारा जाद राजा को क्षमा 
प्रदान करने के बदले ख़िराज देना स्वीकार कर लें।* परन्तु सम्राट को माता जीनत 
महलसूरजमल में इसलिए घृणा करती थी क्योंकि वह उसके पत्ति के हत्यारे इमाद का 
मित्र एवं रक्षक था और पिछले अनुभव के आधार पर वह यह भी जानती थी कि 
सूरजमल टालमठोल करके समय निकालने का प्रयत्त कर रहा है और जब तक उसे 
बलपूर्वक विवश नहीं किया जाता, वह एक कौड़ी देने वाला नहीं है । इसलिए उसने 
दुर्राती वज़जीर को इस बात पर राजी कर लिया कि जाट दूत को लौटा दिया 
जाय। २ 

अच्दाली की सेनाएं पुरानी दिल्‍ली के निकट अपने डेरों से कुच करने की तैयारियाँ 
करने लगी। नजीब ने, जो स्वयं सूरजमल की युक्तियों से परिचित था, उसे भुलावे में रखने 
और आकस्मिक आक्रमण करने के उद्देश्य से यह अफवाह फलाई कि शाह दक्षिण की 
ओर कूच कर रहा है। उसने अपने वकील के द्वारा सूरजमल से आग्रह किया कि 
वह शाह को पेशकश प्रदान करें और मराठों को पूर्णतया नष्ट करने के दक्षिण 
अभियान में अपनी सेना के साथ सम्मिलित होथवें। परन्तु वास्तविकता यह थी कि 
शाह ने जाटों के चिरुद्ध अभियाव का निश्चिय कर लिया था और यह संभव है कि 
अपने सनिकों में असन्तोष (जाटों के विरुद्ध प्रयाण के मनोवेज्नानिक प्रभाव से उत्पन्न) 
को ध्यान में रखते हुए जाद अभियान को दक्षिण अभियान के रूप में प्रचारित किया 
हो, जैसा कि नूरुद्दीन हमें बतलाता है ।* सूरजमल ने सम्मावित खतरे को ध्यान में 
रखते हुए बुद्धिमतापूर्ण ढंग से शाह को पेशकश देना और सेना भेजना स्वीकार तो 
कर लिया, * किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया । 


पुरन्दरे दफ्तर, ।, पत्र, ४१७ 

दिल्‍ली ऋामनिकल्स, पृ० १२२; नुरुद्दीन, पृ० ५२ व 

दुर्रीगी पृ० २६३; सरकार, पतन, ॥, पृ० २३५ 

नूरुद्दीन, पृ० श्यस्व 

नुरुद्दीन, पृु० ५२ व; १२ मार्च १७६१ ई० को खालियर से लिखे नाता फडनवीस 
के पत्र से इस समझौते की पुष्टि होती है। यह- मूल पत्र अप्राप्य है और 
एठले ने मैकडानेल्ड कृत नाना फडनवीस के जीवन चरित्र से इसका मराठी 
अनुवाद किया है, देखें, एठले दफ्तर, ।, पत्र, ३७ 


20 मम का 


[ १६० ] 


सेनिक विद्रोह और शाह की वापसी 

शाह और नजीब सूरजमल की युक्तियों से परिचित थे, अतः समझौते पर 
उसकी स्वीकृति का विश्वास न करते हुए उन्होंने अपनो सेना को कुच के आदेश 
जारी कर दिए | स्वयं दूुर्रानी शाह ने राजधानी में रुकने का निश्चय किया और ७ 
भार्चे को उसका वजीर शाह वली खान, शाहजादा जवान बछ्त, जीनत महन तथा मिर्जा 
बावर को साथ लेकर नजीव एवं शुजाउद्दोला की सेना के साथ सूरजमल पर दबाव 
डालने के लिए आगरा को ओर रवाना हुआ | किन्तु जैसे ही यह सेना जाट प्रदेश 
की सीमा पर मथुरा के निकट पहुँची, तो अफगान सैनिकों ने सिकन्दर के यूनानी 
सेनिकों की तरह अपने स्वामी के आदेश के विरुद्ध जाट प्रदेश में आगे बढ़ने से इनकार 
कर दिया । निरन्तर विजयी अफगान सेना के इस अप्रत्याशित विद्रोह के मिम्नलिखित 
कारण थे : चार वर्ष पूर्व इसी मार्च महीने में अफगान सैनिकों ने इसी क्षेत्र में 
महामारी से प्रतिदिन अपने सेकड़ों साथियों को मौत के मुह में जाते देखा था। 
शुजाउद्दौला के शिया अनुयायियों और शाह के सुन्नी सँनिकों में दिल्‍ली से बाहर 
तिकलते ही बलवथा हो गया था और भसंतुष्ट होकर शुजाउद्दीला अपनी सेना के साथ 
७ मार्च को ही अपने प्रदेश की ओर लौट गया था।! अफगान सैनिकों की छुट की भाशा 
मिथ्या सिद्ध हुई थीं! पानीपत में उत्तके हाथ कुछ नही लगा था और दिल्‍ली में भी 
इस बार विशेय प्राप्ति नहीं हुई । इसके अलावा जब से वे भारत में पहुँचे, उनका 
वेतन बकाया था । अपने देश को छोड़े उन्हें १६ महीने हो गए थे और संनिकों को 
अपने परिवार तथा घर लौटने की चिन्ता सता रही थीं । इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
कारण यह था कि जाटों के शक्तिशार्ल। दुर्गो के बारे में अफगान सँनिकों ने यह 
ख्याति सुन रखी थीं कि वर्षों तक उनमें रसद भण्डार एवं शत्र्‌ के विरुद्ध सैन्य 
प्रतिरोध की क्षमता थी, अत्त: एक लम्बे एवं थकाने वाले संघ की भाशंका ने उनके 
दिलों को तोड़ दिया था! 

जब इस प्रकार अफगान सैनिकों में अशान्ति बढ़ने लगी, तब अहमदशाह को 
विवश होकर अफगानिस्तान लौटने का तत्काल निश्चय करना पड़ा भौर उसने अपने 
वीर को वापस बुला लिया । १३ मार्च को अफगान सेना की वापसी शुरू हो गई 
ओर २० माचे को शाह अपनी सेना के साथ दिल्‍ली से वाहर निकल पड़ा ।* 

७ 


१. शुजाउद्दीला, ॥ पू० १००-१०१ 
२. गण्डासिंह, दुर्रावी, पृू० २६३-६४; सरकार, पंतन॑, ॥॥, पूं० ३३४-३५ 


अध्याय--८ 


शासन के अन्तिम तीन वर्ष 
(१७६१-१७६३ ई०) 


शासन के अन्तिस तीन वर्ष 
(१७६१-१७६१ ई०) 


पानीपत के विनाशकारी एवं निर्णायक थुद्ध के वाद मार्च १७६१ ई० में जब 
अहमदशाह दुर्रानी अपने देश को लौठा,: उस समय भरतपुर का जाट राजा हिन्दुस्तान 
के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। सुरजमल की जाट सेना ज्यों 
की त्यों बनी हुई थी और उसका कोप भरा हुआ था। अपनी बुद्धि एवं राजनैतिक 
चातुर्य के बल पर उसने, पिछले दो वर्ष से चल रहे मराठा-अफभान संघर्ष में 
सक्तिय भाग न लेकर अपनी सेना व कोप में कोई कमी नहीं आने दी थी | इसी 
कारण अपनी राजनंतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अब उसके सामने मैदान 
साफ़ था ! वहु अपने राज्य एवं शवित का अधिकतम विस्तार करना चाहता था, 
जिसके लिए यह आवश्यक था कि दिल्‍ली का शासन तंत्र उसके अनुकुल हो, जिससे 
कि उसके कार्यों को वंधता प्राप्त हो सके । अपने इस उद्देश्य में नजीब उसे अपना 
राजनैतिक प्रतिहन्द्री दिखाई दिया, अत: उसकी हृष्टि नजीब पर टिकी । परन्तु 
सूरजमल शक्तिशाली होते हुए भी एक धंयवान्‌ कुटनीतिज्ञ था । इसलिए शाही 
राजधानी में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के स्थान पर उसने अपने राजनेतिक हथियार इमाद के 
साध्यम से अपनी महत्वाक॑क्षा को पूरा करने का निश्चय किया । 

हिन्दुस्तान से लौटते समय अब्दाली ने जो व्यवस्था की उसके अनुसार शाह 
आलम द्वितीय को सम्राट माना गया, इमाद को पुन: वजीर और नजीब को मीर 
वच्शी तियुक्त किया गया । शाह ने दिल्‍ली में अपने प्रतिनिधि याकुब अली ख़ान क्तो 
इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि वह यह देखें कि इमाद व नजीब 
आपसी शत्रुता भुलाकर अपने स्वामी की सेवा कर,-और बिना सेना भेजे उसे प्रति 
वर्ष हिन्दुस्तान से खिराज मिलता रहे |" उसने याकुब को यह भी कहां कि वह 
पेशवा के पास जाकर पानीपत में उसके पुत्र एवं भतीजे की मृत्यु के लिए अफगान 


१. अब्दाली ने सूरजमल जाट पर ७० लाख, नजीब पर ४० लाख और शुजा 
उदुदीला पर ६० लाख, कुल दो करोड़ रुपया खिराज उसे दिया जाना तय 
किया था, सिलेक्ट कमेटी प्रोसीडिस्स, १७६१ ई०, जि० शा। 9१० ११७ 


व १२७ 
१६२ 


है 


| १९३ ।॥ 


नरेश को क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना करें और साम्राज्य में नए शासन की 
स्थापना के सम्बन्ध में उसकी (दुर्रागी) ओर से मराठों तथा शाह भालम के साथ 
सन्धि कर लें, ताकि दिल्ली के शासन में कोई गड़बड़ न करे | वह चाहता था कि 
जाट राजा सूरजमल के साथ भी इस प्रकार करा समझौता हो जाय, जिससे हिदुस्तान 
में यथापुव स्थिति बनाए रखने में मदद मिले । 

२० मार्च १७६१ ई० को अव्दाली ने अयने देश के लिए प्रयाण किया और 
वह राजधानी से बाहर निकलकर शालीमार वाग में आकर रुका | २२ मार्च को 
यहाँ से कुच करके शाह पानीपत से छः मील दूर एक स्थाव पर पहुँचा । यहाँ पर 
उसने मिर्जा जवान वबख्त को भेंट प्रदान की और इमाद के वकील राजा दिलेरसिंह 
की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने अपने स्वामी को वज़ारत दिए 
जाने के एवज़ में १८ लाख रुपये पेशकश देने का वादा किया था ।। शाह ने वज़ीर 
की खिलअत, उससे सम्बन्धित शाही फ़रमान व कलमदान याकूव को सौंपते हुए यह 
निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से जाकर इमाद को ये प्रदात करें । इसके बाद 
याकुब अली और राजा विलेरसिंह शाहज़ादा जवान बख्त के साथ राजधानी लौट 
आए ।) 
दिल्‍ली पर चजीव का अधिकार 

इस समय शाही राजधानी में नवनियुक्त सम्राट, वज्जीर एवं मीरवझुशी में से 
कोई भी नहीं था । नजीब सोनीपत में, शाह्‌ आलम वाराणसी में और इमाद मथुरा 
मे था। इन तीनों में आपसी सहयोग द्वारा स्थायी शांति को अव्दाली की कल्पना 
साकार नहीं हो सकती थी, क्योंकि इमाद और शाह आलम के बीच रक्त की नदी 
थी और नजीब पर किसी का विश्वास नहीं था। जैसे ही याकुृब अली और दिलेरसिंह 
अव्दाली से विदा लेकर राजधानी लौटे तो सम्राट की माता जीनत महल ने उनसे 
कहा, “इमाद को वज़ारत मुझे स्वीकार्य नहीं है, जिसने अनेक अनुचित कार्य किए हैं । 
अगर धन ही इसका कारण हैं तो पेशकश को राशि हम भेज देंगे ।” उसने राजधानी 
के महलों से उन लोगों को भी हटा दिया; जिन्हें दिलेरसिंह ने इमाद को वजारत 
मिलने पर नियुक्त कर दिया था ।* 

शाह की रवान्गी और अपनी वज़ीर के पद पर नियुक्त की सूचना मिलते 
ही इमांद सूरजमल के साथ भरतपुर से मथुरा आ गया और अपने समर्थकों को 
जुटाने लगा । जब इमाद मथुरा में सूरजमल को सहायता से राजधानी पर अधिकार 
को योजना वना रहा था, तभी नजीब ने सम्राट की माता की पत्र लिखा कि यदि 


इमाद ने दिल्‍ली आकर शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, तो वह जाट राजा के 
साथ मिलकर शाह आलम और शाही परिवार को हटाकर शाहजहाँ द्वितीय की 


१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६२० 
२. वही 


[ १६४ ] 


तरह किसी दूसरे राजकुमार को गद्दी पर बिठा देंगा। इस पर जीनत महल से 
राजधानी में सुरक्षा प्रवन्ध कड़े करके नजीव को बुलावा भेजा ।” जब इसकी जान- 
कारी सूरजमल और इमाद को मिली, तो उन्होंने चया सम्राट बनाए जानें सम्बन्धी 
अफवाह का खण्डन करने के लिए अप्रैल के प्रथम सत्ताह में नजीब के वकील मेघराज 
को बुलाया और यह विश्वास दिलाया कि वज़ीर सब प्रकार से बादशाह की सेवा 
करेगा तथा नजीव के साथ समझौते के सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने राजा नामरमल की 
मध्यस्थता को स्वीकार किया ।* 

अब इमाद ने, जिसे १० अप्रैल को याकुब गली खान ने मथुरा पहुंचकर यह 
कहते हुए चजीर की खिलअत प्रदान कर दी थी3 कि अब वह स्वयं अपने बल पर 
दिल्ली में इस पद की शक्ति प्राप्त करे, राजधानी की ओर प्रयाण करने की तैयारी में 
सूरजमल की जाट सेना के अलावा हाफ़िज्ञ रहमत, डूडी खान, सादुलला खान सहित 
अन्य रुह्ेला सरदारों को आमन्त्रित किया । ये सरदार गंगा तट पर पहुँचने के बाद 
अपनी मांगों के बारे में पत्राचार करने लगे [४ 


दूंसरी जोर नजीव के साथियों ने उसे सलाह दी कि, “शक्तिशाली राजा 
सूरजमल इमाद उल मुल्क का मित्र है। अफयान सरदार उसके निकट पहुँच गए हैं । 
आपको सावधानीपुर्वंक विचार करके अपने क़दम आगे बढ़ाने चाहिए ।” इस पर 
नजीब ने जवाब दिया, “मैं रहैला सरदारों के साहस को मच्छी तरह जानता हूँ । 
वे मेरे भाई हैं ओर वे मुझे मार डालने के लिए कभर नहीं कसेंगे । मुझे अब 
सुरजमल की ओर मुड़ना है। यद्यपि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है, किन्तु वह 
दृरदर्शी ओर स्वभाव से धैयंवाचु है। जब मैं दिल्ली में प्रवेश करता हूँ तो वह 
अनावश्यक रूप से मुझे बाहर निकालने का कार्य नहीं करेगा । भव जबकि शहर 
खाली है, वहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है । परन्तु इमाद उल मुल्क के हाथों में 
भी सनद है, याकुच अली खान जैसा सामन्‍्त उसे लेने गया है और वह अभी तक 
रवाना नहीं हुआ है यह सीधा-सादा अशुभ भाग्य है ।”* इसके -त्तत्काल बाद, 
संभवतः अप्रैल के मध्य में किसी समय, नजीब ने शाही राजधानी पर अधिकार करने 
के लिए कूच कर दिया और जब वह लुनी पहुँचा तो चली अह॒द (जवान बख्त) स्वयं 
अपने हाथी पर विठाकर उसे दिल्‍ली ले आया । इस प्रकार नजीब साम्राज्य को 
मीरवरूशी, दिल्‍ली का फ़ौजदार और शाही शासन का संरक्षक (रीजेन्ट) वन गया । 


१. नुरुद्दीन, पृ० ५४ ब; हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०६ से इसकी पुष्टि होती है । 
२. हिंगणे दफ्तर, ।, २०६, ६ अप्रैल १७६१ ई० 

३- दिल्ली क्रानिकल्स, पृू० १२३ 

४. नूरुद्दीन, पु० ५४ व 

४. नृूरुद्दीन, पृ० (४ ब--५५ अ | 


[(' १६४: ] 


उसते अपने एक विश्वासपात्र शेख कासिम को दिल्‍ली दुर्ग का क्रिलेदार नियुक्त कर 
दिया और अन्य स्थानों पर अपने व्यक्तियों को तैनात करके राजघानी पर पूर्ण 
नियन्त्रण स्थापित कर लिया ।! 
सथुरा सम्मेलन की विफलता 

६ अप्रैल १७६१ ई० को याकुब अली ख़ान अब्दाली के आदेशानुसार 
पेशवा के साथ समझौते में मध्यस्थता के लिए सूरजमल से वार्ता करने हेतु दिल्‍ली 
से कुम्हेर के लिए रवाना हुआ ।* वह अपने साथ इमाद के लिए, जो मथुरा में था,, 
शाही वज़ीर की खिलअत भी लेकर चला था, उधर पेशवा के आदेश पर होल्कर ने 
अपने दीवान गंगाधर पन्‍त को सूरजमल के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वह 
पूर्व की भाँति यमुत्ता पार दोआव में मराठा प्रभाव की पुन॑स्थापना में उनकी मदद , 
करे ।) लगभग इसी समय इमाद ने जाट राजा को अपनी सेना के साथ तुरन्त मथुरा 
पहुँचने के लिए लिखा । इस प्रकार अब्दाली, मराठे व इमाद सभी हिन्दुस्ताव की 
पुनंव्यवस्था में जाट राजा की भूमिका को महत्वपूणे) मानते थे। परिणामस्वरूप 
सूरजमल ने इन मामलों पर विचार-विमर्श के लिए सभी पक्षों को मथुरा में आामन्त्रित 
किया । अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में मथरा में विभिन्न राजनैतिक शक्तियों के 
प्रतिनिधियों एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सूमजमल के अलावा वजीर इमाद उल मुल्क, ' 
अब्दाली का प्रतिनिधि याकृब अली ख़ान, मराठों के प्रतिनिधि गंगाधर पनन्‍्त व बापू 
महादेव हिमणे और नवाब शुजाउद्दौला का प्रतिनिधि भी शामिल हुए । रुहले व 
वंगश सरदारों हाफ़िज रहमत, डूडी खान और सादुलल्‍ला ख़।न ने भी इस सम्मेलन 
में अपने प्रतिनिधि भेजे और स्वयं गंगा किनारे पहुँचकर इस वार्ता के सम्बन्ध में 
पत्राचार करने लगे | 

मथुरा पहुँचकर याकूब अली ने इमाद को शाही रस्म के अनुसार वजारत की 
खिलअत, फ़रमान और कलमदान भेंट क्या | इमाद ने इस पर भारी उत्साह एवं, 
ह॒ष॑ प्रकट किया ।* परन्तु राजधानी पर नजीव का अधिकार हो जाने का समाचार 
जब यहाँ पहुँचा, तो इमाद व सूरजमल को बहुत निराशा हुई | इसके वावजूद मथुरा में. 
राजर्नतिक गतिविधियाँ जारी रही । १६ अग्रेल को याकूव अली स्नान की सूरजमल 


१. नूरुद्दीत, पृ० ५५ 
दिल्ली क्रानिकल्स, पु० १२३ 

३- पेशवा दफ्तर, ए४ए॥, पत्र, २६८; एठले दफ्तर, |, पत्र, ४०, पेशवा द्वारा 
पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे को लिखे ६ अप्रैल १७६१ ई० के पत्र से यह भी पता 
चलता है कि इस विषय में पेशवा ने सीधे सुरजमल को भी पतन्न लिखा था, 
देखें, हिंगणे दफ्तर, ।, पन्न, २० ५ 

४. मीरात ए अहमदी, पु० ६२१ 


| १९४६ | 


से भेंट हुई ।* जब याकूब ने पेशवा के पास पूना जाने की पेशकश की, तो मराठा 
वकील, इमाद और सूरजमल ने उससे कहा कि सन्ध्रि की शर्तें तो यहीं पर निश्चित 
हो जायेंगी, इस कार्य के लिए आपको श्रीमंत स्वामी के पास जाने की आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रकार याकूब को मथुरा में रोक लिया गया ।) वार्ता में सहमत्ति को 
भाशा तभी क्षीण हो गईं, जब शुजाउद्दोला के वकील ने ऋूद्ध होकर मराठा दूत 
गंगाधर तातत्या से कहा, “हम अपना कोई प्रदेश जाटों के हवाले नहीं करेंगे, हमारा 
मुल्क हमारे पास रहेगा और तुमने हमारे जिस प्रदेश पर अधिकार कर रखा है, उसे 
छोड़ दिया जाय ।”3 दूसरी ओर गंगरापार रुहेले यद्यपि नजीब से डरते थे और उसके 
प्रति हंथ रखते थे, परन्तु नजीब ने इस समय उन्हें अपने पक्ष में बचाए रखने की 
पूरी कोशिश की, इस कारण उन्होंने भी अनिश्चय का रुख अपना रखा था । किन्तु 
याकूब के समझौता प्रयास में प्रमुख बाधा यह थी कि इमाद व सुरजमल नए सम्राट 
को स्थापित करना चाहते थे, जबकि याकुब और नजीव शाह आलम को वताए 
रखने के पक्षधर थे ।४ भराठों ने भी याकृब के समझौता प्रस्ताव के प्रति उचित 
रवेया नहीं अपनाया, क्योंकि उनका प्रतिनिधि गंगाधर इस सम्मेलन में सुरजमल की 
सलाह पर॒ चल रहा था । इन परिस्थितियों में लगभग २० दिन तक वार्ता चलते 
रहने के वाद १-२ मई के आस-पास मभुरा का शान्ति सम्मेलन बिना किसी परिणाम 
के समाप्त हो गया ।* 


इस प्रकार नामधारी वजीर की नजीब को दिल्‍ली से तत्काल मिकाल भगाने 
की और अपनी शक्ति स्थापित करने की आशा क्षीण हो गई । लगभग एक महीना 
रुकने के बाद निराश याकूब अली राजधानी लौट गया । परन्तु सूरजमल, इमाद 
गंगाधर अगले एक महीने तक और रुके रहे तथा मादी नीति पर विचार करते 

॥८एएएएए॒ मम 

६. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० १२४ 

२. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १४६, हिंगणे दफ्तर, ।, पन्न, २१३ 

३. हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०७ 

४. हिंगणें दफ्तर, ॥, पत्र, २१३; मीरात ए अहमदी से इसका समर्थन होता है 
(पृ० ६२१) । 

५. पेशवा दफ़्तर के अनुसार यह वार्ता २० दिन चलने के बाद विफल हो गई, 
जि० ॥, पतन्न, १४६; हिंगणे दफ्तर के अनुसार समझौता न होने के कांरण 
लगभग एक महीना रुकने के बाद याकूब दिल्‍ली लौट गया, जि० ।, पत्र, २१३, 
१६ मई १७६१ ई०; ४ मई को हिंगणे जाट सेना के आगरा क़िले की ओर 
भ्रयाण करने व घेर लिए जाने का समाचार देता है, जिससे पता चलता है कि 
१-२ मई को शान्ति वार्ता भंग होने के वाद ही जाट सेना मथुरा से रवाना 
हुई होगी, देखें, हिगणे, दफ्तर ।, २०८ 


[- १६७] ] 


रहे । उधर नजीब, जवानबख्त, जीनत महल भआंदि ने मिलकर इसाद को वज़ारत से 
अलग कर दिया | जाठ राजा ने इमाद को सलाह दी कि वतंमान परिस्थितियों में 
उनका अकेले दिल्ली पर आक्रमण करना अव्यवहारिक और हानिकारक होगा, 
वयोंकि इससे सभी विरोधियों को एकजुट होने का अवसर मिलेगा । सूरजमल और 
इमाद ने यह योजना बनाई कि वतंमान में आगरा क्िले पर अधिकार करके किसी 
शाहज़ादे को सम्राट घोषित कर देना चाहिए । उसके बाद नजीब पर दवाव डालने 
के उहं श्य से राजधानी पर प्रयाण करना चाहिए ।' इमाद ने इस योजना में भावी 
आशा की किरण देखकर उस पर बहुत बल दिया | इस समय सूरजमल ने अपनी 
भावी योजनाओं को सफल बनाने के उददंश्य से रहेला व बंगश सरदारों को भी 
अपने साथ मिलाए रखने का पूरा प्रयास किया । * 


आगरा दुर्ग पर स्रजमल का अधिकार (१९ जून १७६१ ६०) 


मथुरा सम्मेलन की विफलता के फलस्वरूप जैसे ही हिन्दुस्तान की राजधानी 

पर नियन्त्रण की सम्भावना क्षीण होती दिखाई दी, वेसे ही यूरजमल ने जाग के 
शाही क़िले पर अपनी दृष्टि डाली, जो साम्राज्य का सर्वाधिक सम्पन्न नगर था। 
दिल्‍ली जहाँ विदेशी आक्रमण एवं लुटमार से नष्ट हो चुकी थी, वहीं आगरा दुर्ग के 
द्वार अब तक किसी दुर्सानी प्रतिनिधि के सामने नहीं खुले थे और न ही यह मराठा 
आकांक्षा का शिकार हुआ था | आगरा न केवल व्यापार का सर्वीत्तिम केन्द्र था, वल्कि 
राजधानी के सम्पन्न लोगों का शरण-स्थल भी था । आगरा का दुर्ग एक क्लिलेदार के 


१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१ 

२. मई (१७६१ ६०) महीने में मथुरा से सुरजमल हाफ़िज रहमत्त, डूनडी खान, 
अहमद खान, सादुल्‍ला खान आदि अफगान सरदारों से निरन्तर सम्पर्क रखते 
हुए नजीब के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने में सफल 'रहा । इस अवधि में लिखे 
गए हिंगणे बन्धुओं के पन्नों से पता चलता है कि इन अफगान सरदारों ने जाट 
राज। को यह आश्वासन दिया कि उसकी इच्छानुसार यदि नजीब तैयार हो 
जाता है, तब तो उसके साथ समझौता कर दिया जायगा, अन्यथा वे सब 
मिलकर नजीब को हटाने और राजधानी में वज़ीर व सुरजमल का बन्दोवस्त 
करने में सहायता करेंगे। बाद में उन्होंने सूरजमल के इस विचार को स्वीकार 
कर लिया कि नजीव से युद्ध किया जाय अथवा समझौता, इस प्रश्न पर वार्ता 
के लिए वे सभी मई के अन्तिम सप्ताह में जाट राजा से भेंद करने हेतु अलीगढ़ 
पहुंचे । स्वयं सूरजसल इस उदृश्य से इमाद व गंगाधर के साथ २४ मई को 
सथुरा से रवाता होकर २६ मई को अलीगढ़ पहुँच गया, देखें, हियणे रफ्तर, ।, 
पत्र, २९४, २१५ व्‌ २६९८ (क्रमश: २१ मई, २३ मई व ४ जून १७६१ ई०)। 


श्श्ष | 


सुपु द था, जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। उसे और उसके सेनिक्तों को गत 
दो वर्षों से वेतन नहीं मिला था और वे शाही भण्डार से मृत्यवान्‌ वेस्तुएँ वेच-बेचकर 


अपना गुज़ारा कर रहे थे । 
३ मई १७६१ ई० के लगभग सूरजमल ने मथुरा से वलराम के नेतृत्व में 


४००० जाट सेना को इस निर्देश के साथ आगरा की ओर रवाना कर दिया" कि 
वह साम, दाम, दण्ड, भेद किसी भी तरह से आगरा के क्रिले पर अधिकार कर ले । 
द्रोआब में अपने प्रभाव की पुर्नेस्थापना औौर विस्तार के लिए वह यह आवश्यक 
समझता था कि आगरा व अलीगढ़ के दुर्मों पर मजबूती के साथ उसका अधिकार 
रहे । स्वयं जाट राजा मथुरा में रुका रहा, ताकि राजधानी पर नियन्त्रण एवं इमाव 
की वज़ीर पद पर स्थापित करने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की दिशा में पुनविचार 
किया जा सके । सूरजमल यहाँ बैठकर, आगरा पर उसका अधिकार हो जाने की 
राजधानी में क्‍या प्रतिक्रिया होती है, उसका भी सतकेतापूर्ण अवलोकन करना चाहता 
था । वह अपने उद्देश्य में अफगान सरदारों का समर्थन जुटाने और नए सम्राट की 
घोषणा करके नजीव व उसके समर्थकों पर दवाव डालने की अपनी योजना के प्रत्ति 
भी ध्येयरत था ५ | 

३ मई को जाट सेना ने शीघ्र ही आगरा पहुँचकर वहाँ के क्रिलेदार को 
सूरजमल का यह संदेश दिया कि उसकी सेना दोआवब में जा रही है, इस कारण उसे 
जमुना पार करने के लिए स्थान दिया जाय । क्रिलेंदार ने इसकी स्वीकृति दे दी । 
क्योंकि यह मार्ग क्निलि के पंस से होकर निकलता था, अतः दुर्ग द्वार के निकट 
पहुँचने पर जाट सेना दुर्ग के अन्दर घुसने लग गई | उन्हें रोकने के लिए दुर्ग रक्षकों 
ने कार्यवाही को, जिसके परिणामस्वरूप हुए संघर्ष में २०० व्यक्ति मारे गए | 
क्िलेदार ने तुरन्त दुर्गेहार वन्द कर दिए और युद्ध प्रारम्भ हो गया । जाटो ने जामा 
मजिस्द पर अपने मोर्चे क्रायम करके गोलाबारी शुरू कर दी। क्रिलेदार ने स्पप्ड 
बता दिया कि वह वादशाह के अलावा किसी को किला नहीं सौंपेगा । खाद्यान्न एवं 
रसद सामग्री का पूरा प्रवन्ध किए विना क्विलेदार ने अपने मात्र ४०० प्रिपाहियों 
के साथ प्रवल प्रतिरोध शुरू कर दिया ।* 

जब नजीब को आगरा पर जाट सेना के आक्रमण का समाचार मिला, तो 
६ मई को सोनीपत से दिल्‍ली लौटते ही उसने ५-७ हजार सेना एकच्र कर, जवान 
वचख्त को लेकर जागरा की ओर कुच करने की तैयारियाँ की । फ़र खनगर से मुसावी 


१. हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, २०८, ४ मई १७६१ ई०; मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१ 
२. हिगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०८, ४ मई १७६१ ई०, इस पत्र से हिगणें यह सूचना 
भी देता है कि आगरा में अली गोहर के नाम का खुतबा पड़ा गया । इससे 
पता चलता है कि जाट व इमाद सम्राट बदलने की अपनी योजना को सफल 
बनाने के लिए वर्तमान सम्राट के नाम का राजनैतिक लाभ भी उठाना चाहते थे । 


[ १६६ | 


ख़ान बलूच और वहादुरगढ़ से बहादुरखान वलूच भी अपनी दो-दो हजार सैनिक 
टुकड़ियों के साथ दिल्‍ली पहुँचकर नजीब की सेवा में शामिल हो गए ।' परन्तु भाग्य 
ने नजीव का साथ दिया और उसने राजधानी को छोड़कर शवित॒शाली जाट सेना 
से उसके प्रदेश में युद्ध करने के खतरनाक एवं खुर्खेतापूर्ण विचार को शीघ्र त्याग 
दिया । 

२४ भई को सूरजमल इसाद और गंगाधर तांत्या के साथ मथुरा से रवाना 
हो गया और जमसुना पार करके २६ मई को वे अलीगढ़ पहुँच गए। पुर्व॑ निश्चित योजना 
के अनुसार यहाँ पर इनकी हाफ़िज़ रहमत, डून्डी खान, अहमद खान इत्यादि अफगान 
सरदारों के साथ इस विपय पर वार्ता हुई कि नजीब के साथ युद्ध किया जाय अथवा 
समझौता ।* परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पहुँचने के पूर्व ही नजीब किसी 
तरह रुहेले व बंगश सरदारों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गया था, इस कारण 
उपयु क्त भेंट वार्ता का सूरजमल की इच्छानुसार परिणाम नहीं निकला !* इस 
असफलता के बाद इमाद को वज़ीर पद पर स्थापित करने और राजधानी पर 
नियंत्रण करने के लिए नजीब को हटाने की सूरजमल की योजना लगभग समाप्त हो 
गई और उसने अपना ध्यान अपने राज्य विस्तार एवं आगरा दुर्ग पर अधिकार की 
ओर केन्द्रित किया । 

अलीगढ़ से रवाना होकर जाट राजा कोईल व जालेसर के आस-पास के 
क्षेत्रों पर अपने अधिकार की पुनंस्थापना करते हुए ४ जून के प्रथम सप्ताह में अपनी 
सेना की सहायतार्थ आगरा क़िले के सामने जा पहुँचा | किले के शीघ्र पतन की 
आशा न देखकर सूरजमल ने आगरा शहर में रह रहे दुर्ग रक्षकों के परिवार के 
लोगों को बन्दी बनाकर उन पर दबाव डाला। अन्त में एक लाख रुपये की घूस 
और पाँच गाँव दिए जानें के वचन पर क्िलेदार ने दुर्ग के दरवाज़े खोल दिए ।* इस 


१. जयपुर से रामचन्द्र का रघुनाथराव को २६ मई १७६१ ई० को लिखा गया 
पत्र, पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १४४ 

२. पेशवा को लिखा गया पृरुषोत्तम महादेव हिंगणे का पत्र, ४ जून १७६१ ई०, 
हिगण दफ़्तर ।, पत्र, २१८ 

३. पेशवा को लिखे बालाजी गोविन्द के २५ जून १७६१ ई० के पत्र से पता चलता 
है कि नजीब और गंगापार के रुहले इस समय एक हो गए थे, पेशवा दफ्तर, 
हाई, पत्र, ५ 

४. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १४४ से पता चलता है कि सूरजमल ने जमुना पार 
दोआवब में अपने बन्दोबस्त के लिए एक फ़ौज पहले ही भेज दी थी । 


५. दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० १२४; घूस दिए जाने की पुष्टि सियार (॥॥, पृ० ४०२) 
से,भी होती है 


[ २०० ।ै] 


प्रकार लगभग एक महीने के घेरे के वाद १२ जून १७६१ ई० को आगरा के किले 
प्र जाट सेना का अधिकार हो गया।' जाटों को यहाँ लुट में विशाल सामग्री 
मिली । ऐसा अनुमान है कि सूरमल को यहाँ से ५० लाख रुपये की सम्पत्ति सिली 
और भारी संख्या में गोला वारूद, शरत्र व तोपे मिली, जो डीग व भरतपुर के दुर्गों 
में पहुँचा दी गई ॥* क़िले में स्थायी जाट रक्षक सेना तैनात कर दी गई । इस प्रकार 
आगरा, जिसे द्वितीय शाही राजधानी का गौरव प्राप्त था, पर जाट राजा का 
अधिकार स्थापित हो गया ।४ इस अवसर पर सूरजमल ने आगरा के शाही किले में 
गपना भव्य दरवार आयोजित किया और उसे अपने निजी दुगे को तरह सजाया । 
आगरा क़िले और शहर का भलीभाँति बन्दोवस्त करने के बाद सूरजमल अपने पुत्र 
जवाहर वा विवाह रचाने मथुरा लौट आया ।* 
सूरजमल शक्ति के चरमोत्कर्ष पर 

पानीपत के युद्ध के तीन माह वाद ही सूरजमल ने अव्दाली व मराठा ख़तरे 
से मुक्त होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तेज्ञी से क्रम बढ़ाएं। भावी 
राजनीति के स्वरूप निर्धारण के लिए इस समय हिन्दुस्तान की सभी शक्तियों की 
दृष्टि शक्तिशाली जाट राजा की गतिविधियों पर टिकी हुईं थी । परन्तु मथुरा 
सम्मेलन में सुरजमल ने ग़लत घोड़े पर दांव लगाया था। जब सभी पक्षों ने इमाद 
को त्याग दिया था, तव वह मपनी शक्ति उसकी वज़ारत के समर्थन पर व्यय कर 
रहा था । यद्यपि यूरजमल इमाद हैं माध्यम से राजधानी पर अपना नियन्त्रण करने की 
छिपी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था, किन्तु उसका उम्मीदवार इस समय 


१. तिथि दिल्ली क्रानिकल्स, (पृ० १२४) में दी हुई है । 
* हरचरवदास लिखता है कि क़िलेदार फाजिल खान तो ईमानदार बना रहा, 
किन्तु द्वार रक्षक मूसा बैग ने तीन लाख रुपये लेकर जाटों के लिए दरवाजे 
खोल दिए | इस गद्दारी का जाटों ने उसे यह पुरस्कार दिया कि उसे क्षौद में 
डाल दिया (चहार गुलज़ार, पृ० ४५४ ब), सरकार इस विवरण को भ्राच्ति 
पृण मानते हैं, जो सही प्रतीत होता है । जाट राजा द्वारा क्लिलेदार को दिए 
गए बचन का पालन ने किए जानो का कारण वैण्डल यह बतलाता है कि 
सूरजमल ने क़िलेदार से उस विपुल सम्पत्ति का हिसाब माँगा, जो अब तक 
उसके सुपुदं थी और उस पर यह आरोप लगाया कि उसने गलत हिसाव लगाया 
है, देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० २७५-७६ 
कै. सियार, ॥॥, पृ० ४०२ 


४. दिल्‍ली हिंगणे बन्धु लिखते हैं क्रि सूरजमल ने आगरा क़िले के अन्दर से सभी 
मुस्लिम चिन्ह हटाकर उसे यज्ञ हवन आदि से पवित्र किया और उस स्थान 
पर बेंठा, जहाँ बादशाह के अलावा कोई नहीं बैठता था, हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र 
है.8 ४ है मेंडक के अनुसार सूरजमल ने किले पर अधिकार के बाद उसका 
पुननिर्माण किया, बंगाल पास्ट एण्ड जेज्ेण्ट, णि० ५३ (१६३७ ई०), १० ६६ 


[ २०१ ] 


शुजाउद्दौला के मुकाबले वहुत निर्देल था । वजीर पद की वैध खिलअत के अतिरिवत स्वयं 
इमाद की अपनी कोई शक्ति या आधार नहीं था, जवकि साधनों एवं समर्थन की 
दृष्टि से शुजाउद्येोला इस समय अधिक प्रभावशाली उम्मीदवार था। इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण वात यह थी कि शाह आलम हितीय, जिसे हिन्दुस्तान की प्राय: सभी 
शक्तियों ने सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था और इमाद के बीच मेल नहीं 
हो सकता था, क्‍योंकि दोनों के बीच रवत की नदी थी। इसी कारण जीनत महल 
ने नजीव के समर्थन से इमाद को वजारत से वंचित रखने के प्रयास किए, तो दूसरी 
ओर मथुर। में ठज्जीर की खिलअत धारण करने के बाद इमाद ने जाट राजा के 
समर्थन से सम्राट को बदलने का निश्चय किया । यही कारण था जिसके फलस्वरूप 
याकूब का समझौता प्रयास विफल और मथुरा सम्मेलन भंग हो गया । 
वरजीर और जाट के अलावा मथुरा में एकन्न कोई भी शवित शाह आलम को 
हटाने के पक्ष में नहीं थी । सुरजमल ने इस तथ्प को भांपकर इमाद को शाह आलम 
के साथ मैत्री कर लेने की सलाह भी दी) किन्तु इमाद ने उसे स्वीकार नहीं किया । 
सथुरा सम्मेलन वी विफलता के बाद भी सुरजसमल ने इसाद की इच्छानुसार नया 
सम्राट घोषित करने की योजना भी बनाई, किन्तु अलीगढ़ में (मई १७६१ ई० के 
अन्तिम सप्ताह में) जब रुहेले व बंगश सरदारों ने जो जाट राजा का समर्थनं कर 
रहे थे, इस प्रश्त पर अपनी असहमति प्रकट की तो, सूरजमल ने उस योजना को 
यद्यपि वहुत्त देर से, किन्तु दूरदर्शितापूर्ण ढंग से छोड़ दिया। इस प्रकार एक अव्यव- 
हारिक राजनीतिक उ्दंध्य के लिए होने वाले अपनी शबवित के दुरुपयोग को रोक 
लिया । जहाँ तक शाह आलम के साथ सूरजमल के सम्वन्ध का प्रश्त था, केवल 
इमाद का समर्थन करने के कारण ही जाट राजा उसका विरोधी था, अन्यथा दोनों 
के बीच मेल होने में कोई कठिनाई नहीं थी। इसलिए अब सूरजमल ने इमाद के 
निरथंक बोझ को अपने कम्धों से उतारने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी शवित 
का उपयोग अपने राज्य के विस्तार और उसे सुदृढ़ बनाने में कर सके । 
अब सूरजमल की जाट सेनाओं ने शीघ्र ही दोआब में कोईल, जलेसर, 
शहर के कई परयनों पर, जहाँ मार्च १७६० ई० में अब्दाली ने अधिकार कर 


चुल बन 


ज्षप्द 


र-०-..... 


१. पेशवा को लिखे गए एक पत्र में, जिसमें मथुरा में याकुब के समझौता प्रयासों 
की विफलता की सूचना दी गई है, हिंगणे सूचित करता है कि वर्तमान में जाट 
इमाद के साथ शाह आलम से मेल करने की बात भी सोच रहा है (पेशवा 
दफ्तर, (॥, पत्र, १४६) किन्तु सम्भवतः इमाद के विरोध के कारण सूरजमल 


को इसमें सफलता नहीं मिली और वज्ीर की इच्छानुसार उसे नया सम्राट 
बनाने की योजना पर चलना पड़ा, जैसा कि मीरात ए. महमदी का लेखक हमें 
बतलाता है (मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१ | 


[ २०२३२ ] 


लिया था, अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया । सूरजमल ने भुडसान के स्वतंत्र _ 
जाट जमींदार पूहुपसिंह को भी नहीं छोड़ा, जो जब तक उसका समर्थक रहा था, 
और उसे यहाँ से निकाल बाहर किया ।” दोआव विजय में उसने शाही व मराठा 
जागीरों में कोई भेद नहीं किया | सूरजमल के इस आक्रामक रुखे को देखकर मराठा 
क्षेत्रों में भारी चिन्ता हुई,, जो इस समय दोआब में अपने खोए हुए भश्रदेशों की 
पूनरप्राप्ति में उससे सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे । १९ जून १७६१ ई० को आगरा 
दुर्ग पर अधिकार के पश्चान इस सूबे के अधि क्ञांश भाग पर भी विना किसी प्रतिरोध के 
जाट राजा का अधिकार क़ायम हो गया । सम्पूर्ण मेबात पर अपना सुदृढ़ अधिकार 
स्थापित करते हुए उसकी सेनाएँ वर्तमान हरियाणा प्रदेश में प्रवेश कर गई थीं और 
रेवाडी तथा झज्झर को जीतते हुए जाट सेनाएँ दिल्‍ली से २० मील दूर सराय वसन्त 
तक पहुँच गई ।* 
सूरजसल के साथ नजीब के सन्धि प्रयास 

वर्षाकाल व्यतीत होते-होते विजयी जाट सेनाओं का खतरा राजधानी के 
निकट मंडरानें लगा और हिन्दुरतान को राजनीति नजीब और सूरजमल के व्यवहार 
पर केन्द्रित हो गई । इस समय दोनों के बीच व्यक्तित्व एवं महत्वाकांक्षा के टकराव 
पर उपयुक्त टिप्पणी करते हुए सियार का लेखक लिखता है, “सूरजमल महत्वाकांक्षी 
एवं व्यग्न था और उसकी जमींदारी तथा प्रदेश शाहजहाँनावाद के बहुत निकथ था, 
अत्तः चह अपने पड़ोसियों को हटाकर उनकी भूमि पर अधिकार कर रहा था | इस 
आचरण ने नजीब के साथ उसके विवाद को स्थायी रूप से भड़काया और वे दोनों एक 
दूसरे को ऐसी कुृदृष्टि से देखने लगे जैसे दो व्यक्ति प्रथम अवसर पर निकट आने 
पर फुफकार मारते हो । यह कहा जा सकता है कि नजीबुद्दौला अपने चरित्र एवं 
सत्ता में वेचेंन था, किन्तु उसने उस पर अपनी आकुलता को छिपाया ।/* नजीब जो 
सूरजमल की शक्ति एवं बुद्धि का लोहा मानता था, अच्छी तरह से जानता था कि 
जाटों के विरुद्ध हिन्दुस्तान की कोई भी शक्ति उसका साथ देने को तयार नहीं होगी, 
इसलिए वह शाह के आने के पूर्व किसी भी ग्रम्भीर युद्ध का ख़तरा नहीं उठाना 
चाहता था । परिणामस्वरूप समझौते के लिए नजीव सूरजमल की और झुका । 
४७+--............. 
१. इंम्पी० गज ० यूनॉईटेड प्राविन्सेज़ ।, पृ० ३६४ 
२. पेशवा दफ्तर, ४हाड, पत्र, २९, २१ जुलाई १७६१ ई० के चिद्ठठल धदाशिव के 
पत्र से पता चलता है कि जाद और रुहेला सेना मराठा प्रदेश पर अधिकार 
करते हुए बुन्देलखंड की ओर बढ़ रही थी, पेशवा दपतर, न्यू रिरीज़ ॥, पत्र, 
रं४६ 
नुरुद्दीन, पृ० ६६ अ 
४. सियार, ।९, पु०ण २८ 


नए 
+ 


जा 


[२०३ ] 


अप्रेल १७६१ ई० में राजा नागरमल की भ्ध्यस्थता पर हुई सहमति” के 
आधार पर दोनों पक्षों के वीच समझौते के प्रयास प्रारम्भ हो गए | नजीब की ओर 
से राजा दिलेरसिह और जाटों की ओर से रूपराम कटारी तथा मोहनसिह वार्ता की 
तेयारी के लिए दिल्‍ली में मिलि और ७ अक्तुबर १७६१ ई० को वे सभी सूरजमल 
के पास दनकौर पहुंचे । पाँच दिन तक समझौता वार्ता चलती रही और यह हुआ 
कि परगना झज्झर तथा अन्य वें स्थान जो सूरजमल ने हल ही में जीते है, उसके 
मान लिए जायेगे । सूरजमल ने बदले में सम्राट को वाधिक कर देने का आएवासन 
दिया, जिसके लिए नागरसमसल की जमानत स्वीकार की गई ।* १५ तारीख की ये 
ग दिल्‍ली लौट आए और अगले ही दिन नजीव ने इस समझौते पर अपनी स्वीकृति 
दे दी । नजोब ने सूरजमल से भेंट करने की इच्छा के साथ, राजा चेतराम तथा 
दिलेरसिह को, कुरान की उस प्रति वे! साथ जिसे लेकर उसने इस सम्बन्ध में शपथ 
खाई थी, सूरजमल के पास भेजा । गोवर्धन में चार दिन तक नजीब के इन दूतों की 
सूरजमल के साथ वार्ता चलती रही और अन्त में सूरजमल नजीव से भेंट वार्ता के 
लिए सहमत हुआ ।* 


इसी बीच १६ अक्तूबर को अब्दाली का दूत दिल्‍ली पहुंचा और उसने अन्य 
मामलों के साथ जाट राजा से वसुली और अन्य मामलात तय करने के बारे में 
वात्तचीत की ॥ उसने यह भी प्रकट किया कि लाहौर प्रान्त मे सिवखों के उपद्रवों के 
कारण अब्दाली वहाँ पहुँचने वाला है जौर अगर सृरजमल ने पेसा नहीं भेजा तो 
शीघ्र ही शाहु अपनी सेना के साथ हिन्दुस्तान में प्रवेश (जनवरी में) करेगा ।४ 
राजा नागरमल, याकूब अली खान और अब्दुल अहद खान (अब्दाली का दूत) ने 
आपस में मिलकर सुख्य रूप से इस विषय पर विचार-विमर्श किया कि अव्दाली 
की व्यवस्थानुसार शाह आलम को दिल्‍ली में मुगल सम्राट के रूप में कैसे स्थापित 
किया जाय ? इसके बाद ये तीनो व्यक्ति नजीव के पास पहुँचे और उसके साथ 
बात्तचीत के पश्चात यह तय हुआ कि राजा नागरमल को सुरजमल के पास भेजा 
जाय, जो निम्नलिखित विपयणों पर उससे बात करे 


१. सूरजमल को समझाकर नजीव से भेंट के लिए उसे दिल्‍ली के निकट लेकर 
आवे और भेंट के वाद सूरजमल का पुन्न नजीब के साथ बादशाह के पास 
(उसे लाने के लिए) जाए। 


हिंगणं दंपतर , ), पत्र, २०६ 
पेशवा दफ्तर, ह5।, पत्र, ६० 
वही 

बहो, 22।3, पत्र, २३ 


० ए रत ० 


| '२०४ | 


२. सभी शासक राजे-रजवाड़े वर्गरह मिलकर नजीब के साथ वादशाह 
(शाह आलम) के पास जाए भौर उसकी मान्यता स्वीकार करने का वचन 
दो 

२५४ अक्तूबर को नागरमल सूरजमल के पास गया परन्तु अगले ही दिन 
नजीव हिसार में बन्दोवस्त के लिए चला गया, इस कारण भेंटवार्ता में लगभग 
१५-२० दिन की देर हो गई । नजीब ने नागरमल को सन्देश भी भेजा कि वह सूरजमल 
को लेकर दिल्‍ली पहुँचे, तब तक वह भी अपना का्ये पूरा करके राजधानी आ जायगा 
और जाट राजा से भेंट के वाद ही वह शाह आचम को लेने जायगा ।* अन्तत्तोगत्वा 
संभवत्त: नवम्बर के अन्त में यह भेंट सम्पन्न हुईं ।॥? नजीव और सूरजमल अपनी- 
अपनी सेनाओं के साथ दनकौर घाट के पास जम्ुना के दोनों तटों पर पहुँच गए । 
यह निश्चित हुआ कि नजीब अपने थोड़े से साथियों के साथ नाक में वठकर तट के 
दूसरी झोर सुरजमल के शिविर में जायगा । नजीब के सलाहकारों ने उसे ऐसा करने 
से रोका, परन्तु उसने साहस के साथ सूरजमल से उसके शिविर में मिलना तय 
किया । सुरजमल ने भो उसका पूरा सम्मान करते हुए अपने हृदय को शुद्धता 
प्रदर्शित की ।४ सूरजमल ने शाह के खतरे को भाँपकर अस्थायी रूप से शान्ति समझौते 
की आवश्यकता अनुभव की । इस प्रकार नजीब व जाट राजा के बीच मित्रता की 
सन्धि सम्पन्न हो गई ।* लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शाह आलम द्वितीय को 
सम्राट और शुजाउद्योेला को वज़ीर के रूप में मान्यता देने के नजीब के प्रस्ताव और 
अव्दाली को भेजे जाने वाले खिराज में जाटों के हिस्से के सम्बन्ध में सूरजमल ने 
अपना हृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया, इस कारण मँत्री समझौते के अलावा इस भेंटवार्ता 

में किसी राजनीतिक मामले पर कोई स्थायी निर्णय नहीं हुआ । 


वर्ष १७६२ ई० की ज्ञान्त राजनीति 
१७६२ ई० के पूरे वर्ष के दौरान पंजाव में अव्दाली की उपस्थिति के कारण 
हिन्दुस्तान के प्रायः सभी शासक शान्त और पर्वे के पीछे की राजनीति में लिप्त रहे । 


१. २४ गक्‍तूबर १७६१ ई० को दिल्‍ली से बापू महादेव हिंगणे द्वारा पेशवा को लिखा 
गया पत्र, पेशवा दक्‍्तर, #४।, पत्र, ८९ 

२. वही 

है. १७ नवम्बर १७६१ ई० को बद्रीनाथ केशव पेशवा को लिखता है, “नजीब 
हिसार गया हुआ है , जाट और उसके बीच सुलह वार्तालाप का कोई इरादा 
दिखाई नहीं देता"****“”वेशवा दफ्तर, >ऋ2, पतन्न, २३ 

४. वल्लभगढ़ के १५ मील पूर्व में 

४. तुरुह्ीन, पृ० ५६; सरकार, पतन, ॥॥ पृ० २७७ 

६९. पूरुद्दीन, पृ० ६२ व 


[ २०५ | 


सूरजमल, जो इस तथ्य से भलीभाँति परिचित था कि इस बार यदि शाह ने आक्रमण 
किया तो उप्तके क्रोध का प्रथम शिक्रार वही होगा, इस वर्ष आवश्यकता से अधिक 
शान्‍्त रहा । १9६१ ई० के अठा में जब बह राजधानी को चारों ओर से पेरकर नजीब 
से झगड़े पर उताहू था, तब एकाएक जाट राजा द्वारा तजीब से मैत्री कर लिए जाने 
के पीछे प्रमुख कारण शाह का खतरा ही था । 
इस वर्ष के प्रारम्त में अब्दाली ने, जो इस समप्र सरहिन्द व पटियाला में 
सिक्‍्खों का दमन करने में लगा हुआ था, हिदुस्तान के मामलात तय करने के सम्बंध 
में लजीब को अपने पास बुलाया । फरवरी से अप्रैल तक नजीब शाह के पास रहा । 
इस बातचीत के बाद शाह ने शाह आलम शुजाउद्दौला, सुरजमल और माधोसिह को 
पत्र भेजें ।* यद्यपि इत पत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, किन्तु ऐसा 
अनुमान है कि अब्दाली ने इन पत्रों में मराठों के विरुद्ध एक रहने, शाह आलम को 
सम्राट स्वीकार करने तथा उसे (अव्दाली) नियमित प़िराज भेजे जाने सम्बन्धी 
कुछ निर्देश भेजे थे । इसी कारण पत्रों की प्राप्ति के साथ ही सम्बन्धित शासकों में 
पारस्परिक राजनैतिक गतिविधियाँ आरम्भ हो गई । 
१७६२ ई० में प्रधान मराठा सेनाएं उत्तर भारत में नहीं थीं। नवम्बर 
१७६१ ई० में मांगरोल में माधोसिह को पराजित करने £ के बाद होल्कर भी 
दक्षिण को लौट गया था। जग्रपुर के राजा माधोसिह और गंगापार के रुहेलों ने 
सूरजमल को उत्तर से मराठा अधिकार को समाप्त करने के लिए उत्साहित किया । 
इसके अलावा नजीब से सन्धि और अब्दाली के ख़तरे के कारण शाही राजधानों की 
ओर उसका विस्तार रुक गया था! ऐसी परिस्थितियों में सूरजमल ने इस वर्ष 
मरांठा क्षेत्रों पर शान्तिपुर्वंक शर्नं: शन: अपने अधिकार बी स्थापना का कार्य 
किया । परिणामस्वछूप वह दोआब से चम्बल तक मराठा अधिकार को समाप्त करने 
में सफल रहा ।ऐ 
अव्दाली का पन्न आने के बाद माधो्सिह ने एक बार फिर मराठा विरोधी संघ 


नूरद्दीन, पू० ५७; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० २८१ 

हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ४६, ६ अप्रैल १७६२ ई० 

पेशवा दफ़्तर, न्यू सिरीज्ञ, ।, पत्र, २५० 

एक मराठा पत्र में लेखक लिखता है, “राजश्री विदुठल सदाशिव खालियर से 
देश चले गए हैं। इधर कोई बड़ी फौज नहीं है । सूना प्रदेश देखकर जाट, अपने 
पाँव पसारकर, सब समेटकर सवार हो गया है। जयगनर वाले और विजयसिह 
को लिखकर भेजा कि दक्षिणी लोगों का सारा मुल्क ले लिया है और सारे 
थाने उठा लिए है। तुम उज्जन प्रान्त कब्जे में ले लो तब तक मैं इधर से 
वन्दोवस्त करके आ रहा हूँ। जाट ने इस प्रकार किया है ।” पेशवा दफ्तर, 
एप पत्र, २६१ 


न ख्छ ८० 2० 


[ २०६ ै 
बनाने का विचार किया । उसने विजयलसिंह से विचार विमर्श ,करने के बाद अनेक. 
शासकों से सम्पक किया | सूरजमल से भी वातचीत की। दूसरी ओर नवाब , 
शुजाउद्दीला ने, जो इस समय सम्राद शाहु आलम का वास्तविक सरक्षक था और. 
अपनी बज़ारत स्वीकार न किए जाने एवं अत्यधिक खिराज माँगे जाने के कारण,. 
अब्दाली से असन्तुष्ट था, माधोपिह को अब्दाली के बुरे इरादों के प्रति सतर्क करके 
मराठों से एकता की बात लिखी । इस पर माधोरिह ने एक पत्र के साथ मिर्जा 
लुतफुल्लाह वेग को शुजाउद्दौता के पास भेजा और अपनी थोजना के बारे में उसे . 
विस्तार से अवगत कराया । माधोसिह ने नवाब को लिखा कि विजयसिह तो उसके 
साथ है ही, सूरजमल से भी वात प्रत्यक्ष में कर ली है और अभी मिर्जा लुतफ्ल्लाह 
वेग भी करके आ गया है | उसने उनके साथ मिलने का भरोसा दिलाया है किन्तु 
वह दिल से मराठों से बिगाड़ नहीं चाहता है, फिर भी सब सरदारों के आ जाने 
पर जाट को दवा कर उससे बात पक्‍की कर लेंगे। अहमद खान, हाफ़िज्ञ खान तथा 
ड्न्डी खान को भी लिखा है। संत्रके एफ स्वान पर इकट्झा हो जाने पर शाह की 
सैन्य सहायता मंगवाकर मालवा की ओर कूच करंगे और मराठों को नष्ट करके, 
उनके थाने उठाकर बन्दोबस्त करेंगे । परन्तु माधों सिह की इस योजना का समुचित 


१. शुजाउद्दौला के पास मिर्जा लुतफुल्लाह बेग के साथ गया जयपुर का प्रतिनिधि 
दोनों ओर के समाचारों का विस्तृत विवरण देते हुए लिखता है, “हबम आप्रो 
अव्दाली की बदनीयति व दक्षिण्यां नें मिलाय ले वाकी बात विचारों ती परि 
भाई साहव (माधोर्सिह) सलाह लिखी तीई भांति छे । परि महाराज 
विजयसिहजी का तो शामिल होवा की बात गमल में आया ही परातवार और 
(गंगा) पार का सरदार व सूरजमल शामिल हूवा तदि म्हे भी तैयार छां सो 
म्हे आया तदि विजयसिंहजी भी आसी ही सो ए समाचार नवाब ने पढ़ाय[--- 
जो अहमद खां, हाफ़िज़ रहमत, डून्‍्ड खां म्हारि शामिल छे सो कोल वचन व 
शाह का लिखवा व दक्षिण्यां से उच्चालप।ति पड़ी ती सवव करि जुदा नहीं और 
सूरजमल के म्हांके वातां रूवरू भी हुई और अब मिर्जा लुतफुल्लाह वेग भी करि 
आयो सो म्हाके साथी भाई साहव सो मिलवों कबूल कियो छी परि"'”यो दक्षिण्या 
की बात ने दिल सो विग्राड़नो नचाहे छ*“सो रूबरू सारां के बात पकी हो जाय 
तदि शाह ने अरज लिखी दक्षिण्यां की लिखा पढ़ी ने'अहमद खां व रुहेला ने 
बुलाय सूरजमल ने दवा शाह की ताकीद मंगराय साथि ले आयां ही मालवे चली 
दक्षिण्यां ने तंवीह करी मालवा में अमला में अमल करावां""“ओर सूरजमल का 
दिल्‍ली की भी गिरां काढ़िवा की छे/“*"“““वकील सारा का हाजिर छे त्यां 
नें ताकीद फरमाय दी छे"*“*““*“'सो मिर्जा लुतफुल्लाह वेग नवोव ने कह्मया सो 
अरज लिख्या छे मिती श्रावण वदी ३ संवत्‌ १५१६ (६ जुलाई १७६२ ई०) 
आमेर रिकार्ड, वि० संवत्‌ १८१६ का बण्डल, पत्र श्रावण कृष्णा ३ वि० 
सं० १८१६ 


[ २०७ ] 


स्वागत नहीं हुआ । बाद में (जून १७६२ ई०) किसी समय नारनौल के निकट 
माधोसिहु और नजीब की भेंट हुईं | यहाँ दोनों ने यह अनुभव किया कि सभी लोगों 
में अभी मतेक्य न होने के कारण वर्षा के बाद समझौता करना अधिक उपयुवत होगा । 
वर्तमान में शाह को एक करोड़ रुपया देना तय किया और इस सम्बन्ध में सभी के वकील 
दिल्‍ली में मिले और उन्होंने रुपया एकत्र होने के बाद शाह के समक्ष उपस्थित होने का 
निर्णय लिया १ इप्त उद्देश्य से शुजा के वकील रजा कुली खान, नजीव के वक्रील भेघराज 
और याकूब अली के वक्रोल आत्माराम को शाह के समझ भेजने का तिश्चय किया 
गया। जाठ का बकील भी इस समय दिल्ली में विद्यमान था।' इस प्रकार अथक 
प्रयासों के बावजूद सभी शक्तियों की एक करके शाह आलम के सम्मुख उपस्थित 
करने और मराठों को मालवा से निकालकर उन्हें पूर्णतया नष्ट करने की योजना 
सफल नहीं हो सकी । सूरजमल, जो अब्दाली को खिराज दिए जाने से बचना चाहता 
था, अपना रुख स्पष्ट किए बिना इस गतिविधियों में भाग लेता रहा | उसने सभी 
पक्षों से सम्बन्ध रखते हुए उत्तर में मराठा विरोध की नीति जारी रखी, ताकि अब्दाली 
के क्रोध को उसके प्रति कम किया जा सके । इसी कारण वह इस समय न तो शाह 
आलम का विरोधी था और न ही इमाद की वजारत का समर्थक । 


हिन्दुस्तान के सभी शासकों से पूरे राजनतिक विचार चिमश के वाद अवतूबर 
१७६२ ई० में नजीब पुन: शाह के पास लाहोर गया.। यहाँ पर याकूब अली, शाह 
आलम व शुजाउद्दोला के प्रतिनिधि भी पहुँचे । इस भेटवार्ता में यह तय हुआ कि 
शाह आलम को सम्राट एवं शुजाउहदीला को वज़ीर माना जाय भोर हिन्दुस्तान की 
ओर से ४० लाख रुपया प्रतिवर्ष अफगान नरेश को खिराज दिया जाय । इस विषय 
में अब्दाली ते भारत के प्रमुख शासकों को पत्र लिखे और अपने दरवार से रजा कुली 
खान के साथ सम्राट तथा वज़ीर के लिए खिलअत रवाना की । १२ दिसम्बर १७६२ 
ई० को शाह अपने देश के लिए रवाना हो गया और १८ जनवरी १७६३ ई० को 
नजीब भी दिहल। लौट आया ।* 


१. दिल्‍ली से मराठा राजदूत हिगणे पेशवा को उपयु क्त घटनाक्रम की जानकारी 
देते हुए आगे लिखता है, “इस ववत सबके एक जगह आने का काम पूरा नहीं 
हुआ है । इसलिए यह सोचा गया कि सब मिलकर शाह को एक करोड़ रुपया 
देना मंजूर करें” 3७420% 80 ““***“'झरूपयों की गारन्टी और विश्वास कौन दें, 
इसलिए सब जाठद के पास जा रहे हैं । यह भी उन्हीं में मिला हुआ है । परखच्तु 
हमें यह कहना है कि तुम तो स्वामी का वन्दोबस्त और अव्दाली से दोस्ती 
करने वाले हो ।” हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २१७ 

२. नुरुदुदीन, पृ० ५७ व, सरकार, पतन, ॥, पु० २४२ 


| २०८ | 


सूरजमल द्वारा अहमद खान बंगश को सहायता 


हे पंजाव से अव्दाली के लौटने की ख़बरों के साथ ही १७६३ ई० के प्रारम्भ 

में सूरजमल की शान्‍्त घधमनियों में रक्त संचार स्वाभाविक रूप से पुनः प्रारम्भ हो 
गया। अपने राज्य की सीमा पर पीछे की ओर से उसे कोई ख़तरा नहीं था । 
वर्तेमान में चम्बल पर मराठों का कोई डर नहीं था जो पानीपत की पराजय से अभी 
संभल नहीं पाए थे । पड़ोसी जयपुर के शासक माघोसिह से उनके मैन्री-सम्बन्ध थे । 
अतः दर गंगापार अवध और अफ़गानों के झगड़ों में उसने हस्तक्षेप किया । 


शाह द्वारा भेजी गई वजीर की ख़िलअत पहनने के बाद शुजाउद्दोल़ा ने शाह 
आलम के साथ राजधानी के लिए प्रयाण करने का निएचय किया और इस काय॑ में 
सहायता लेने के उद्देश्य से सभी हिन्दुस्तानी शासकों को उसने पत्र भेजे। परन्तु 
सिकन्दरा पहुँचने (फरवरी १७६३ ई०) पर शुजाउद्दौला ने अकस्मात्‌ अपने प्रभुख 
प्रतिदन्द्तरी अहमद ख़ान बंगश से युद्ध करने का निश्चय किया । सिकन्दरा और उसके 
आस-पास के बंगश के प्रदेशों मे अवध सेना की लुटमार के यरिणामस्वरूप अहमद 
खान ने भी तत्काल एक विशाल सेना प्यार करके णुजाउद्दौला का सामना करने का 
निश्चय किया । उसने जाट राजा सुरजमल को भी अपनी सहायत्ता के लिए 
बुलाया ।' 

सूरजमल के रुहेले व बंगश अफगानों के राथ मैन्रीपूर्ण राम्वन्ध थे। दोआब 
में इन दोनों का आपसी समझौता भी था और मराठों के विरुद्ध इस क्षेत्र में वे एक 
दूसरे के सक्तिय सहयोगी थे । इमाद की वज़ारत के प्रश्व पर ये अफंगान सूरजमल 
के समर्थक इसीलिए थे, क्योंकि शुलाउदुदौला के साथ उनकी शज्नुता थी, किन्तु 
सम्राट (शाह आलम) के प्रश्न पर वे अब्दाली के समर्थक थे | दूसरी ओर छुरजमल 
की शुजाउद्दौला से विशेष शन्न्‌ ता नहीं थी, किन्तु वे किसी मामले पर सक्रिय सहयोगी 
भी नहीं थे । इसके विपरीत अनेक राजनीतिक मसलों पर दोनों के दृष्टिकोण भिन्न- 
भिन्न थे । इन परिस्थितियों में सुरणमल अहमद खान की उपेक्षा नहों कर सकता 
था, जो मात्र अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था, अतः जाट राजा ने कृपाराम 
पुरोहित के नेतृत्व में २००० घुड़सवार तुरन्त रवाना कर दिए ।* 

अहमद ख़ान बंगश की सहायतार्थ हाफ़िज्ञ रहमत, डून्डी ख़ान आदि की 
समर्थक सेनाओं के आ जाने से कुछ ही दिनों में उत्तरी सैनिक संख्या ४०,००० हो 
गई। नजीव ने, जो इस बीच शुजाउद्दीला के शिविर में शामिल हो चुका था, 


१. शुजाउद्दोला, ॥, पृ० १३५-१३६, नुरुद्दीन, पू० ५७ व---५८ अ 
२. नूरुदूदीन, पृ० ५८ अ, किन्तु आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव इस जाढ सेना की 


उपस्थिति का उल्लेख नहीं करते हैं, देखें, शुजाउद्दौला, पु० १३५-१४१ 


[ '२०९ ] 


परिस्थिति की गम्भीरता को भाँपते हुए वज्जीर को यह सलाह दी कि वर्तमान 
परिस्थितियों में उसे अहमद ख़ान वंगश से अपनी शत्रुता त्याग देनी चाहिए, विशेषकर 
इसलिए क्योंकि सारे अफगान इकदढठें हो गए हैं और जाट सेना भी अफगानों की 
मित्र है। ऐसा लगता है कि सारा हिन्दुस्तान यहाँ एकत्र हो यया है। अन्त में नजीब 
की मध्यस्थता से यह युद्ध टल गया । नजीव दिल्‍ली लौट आया और शुजाउद्दौला 
की शाह आलम के साथ राजधानी की ओर प्रगण करने की योजना पुन: स्थग्रित 
हो गई ।" 
बलूचों से संघं ओर फुरु खनगर पर अधिकार 

१७६३ ६० के वर्ष में जब सूरजमल अपने राज्य के अधिकतम विस्तार के 
प्रयासों में जुटा हुआ था, तभी उसे अपने मेवात प्रान्त में तीज्र अशान्ति एवं अव्यवस्था 
का सामना करना पड़ा । जाट राज्य के पड़ोस में मेवाती जाति हमेशा अपने प्रदेश 
के चारों ओर राजमार्ग पर तथा अपने निकट जाट प्रदेश की सीमाओं पर लुटमार 
करती रही है। अलद्र के शाही दुर्ग को विजय (मार्च १७५६ ई०) करने के समय 
से ही सूरजमल ने इस भूभाग को स्थायी जाट राज्य का अंग्र बनाने के सुदृढ़ प्रयास 
प्रारम्भ कर दिए थे। इसी उद्दं श्य से उसने अलवर से २० मील उत्तर की ओर 
किशनगढ़ में एक और सुदृढ़ दु्गे का निर्माण किया ।* वेण्डल के अनुसार सुरजमल 
को योजना राजधानी के पश्चिम की भोर मेवात हरियाणा और उससे सठे दोआब 
के कुछ इलाक़ों को मिलाकर जवाहरसिह के लिए एक दूसरा जाट राज्य बनाने को 
थी३ और मुख्य जाट राज्य वह नाहरतिह के लिए सुरक्षित रखना चाहता था । 

पिछले कई वर्षो से जवाहरसिंह मेवात में लुटेरे डयकुओं के उपद्रवों को शान्त 
करके प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के कार्य में लगा हुआ था । रेवाड़ी पर 
अधिकार हो जाने के बाद जाटों के थाने दिल्‍ली से २० मील दूर सराय बसन्‍्त और 
सम्भल पर स्थापित हो गए, जिनके गाँव दिल्‍ली से केवल १२ मील दूर तक फंले 
हुए थे और उनका प्रशासन अब सीधे जाटों के अधिकार में था | जवाहरसिंह को जब 
तब मेव लुटेरों द्वारा राजमार्ग पर डकैती की सूचना मिलती तो वह उनके परदरचिन्हों 
को खोजता हुआ उन्हें जा पकड़ता और उन्हें निर्दयतापुवंक मार डालता अथवा 
अभ्ति में जिन्दा फेंक देता था। अनेक भेवाती स्वयं अपने क्षेत्र में भागकर दुर्गम 
स्थानों में छिप जाया करते थे और अनेकों को स्थानीय बलूच जाग्रीरदारों का 
संरक्षण प्राप्त था। कठोर दमन और निर्वासत॒ के बावजूद वे इस कार्ये को नहीं 
छोड़ते थे ।ऐ 


१. नृरुद्दीन, पु० (८ ब--५६ अ 
२. पृरुद्दीन, पृ० ६० व 
३. सरकार, पतन, ॥॥, पु० २७७ 
४, नुरुद्दीन, पृ० ६६ अ 


| २१०  ] 


सानुल्या नामक एक मेव डर्कत ने जवाहरसिंह को भारी चुनौती दी। वह 
मात्र अपने १० घुड़सवार साथियों के साथ राजमार्गों पर डकती करता था और 
डीग दुर्ग के भिकट ठक पहुँचकर. काफ़िलों को लुटा करता था। वह होडल तथा 
वरसाना के वीच एक छोटी पहाड़ी कोकलाशी पर खड़ा होकर उधर से गुजरते 
वालों को लूटता था । जाट प्रदेश के निवासी उसके अत्याचारों से दु:ःखी हो गए थे 
और जाट सेना उसकी कायवाहियों को रोकने अथवा उसे गिरफ्तार करने में असफल 
रही थी । सानुल्बा ने बलूचों के प्रदेश में, जिनका नेता फ़र खनगर का मुसावी ख़ान 
था, तोरु दुर्ग! में आश्रय पा रखा था। इस संरक्षण के बदले बलूच सरदार को वह 
लूट के माल में से कुछ हिस्सा दिया करता था ।* 

जवाहरसिंह ने अब अपने शत्रु के सं रक्षकों से निपटने का निश्चय किया और अपने 
पिता से कहा, “वलुच सरदार सानुल्वा को अपने बीच में शरण देते हैं । जब तक मैं 
उन पर प्रहार नही करुगा वे उसे अपनी सीमा में से निर्वासित नहीं करेगे ।  सूरजमल 
ने इसकी स्वीकृति दे दी । तब जचाहरसिह ने पहले बलूचों को यह संदेश भेजा कि 
वे उसके शत्रु सानुल्वा को बाहर निकाल दें, अन्यथा गंभीर परिणामों के लिए 
तैयार रहें । कोई सन्‍्तोपजनक प्रत्युत्तर न मिलने पर जवाहरसिह ने फ़रु खनगररे 
पर चढ़ाई कर दी ओर रास्ते में आने वाले गाँवों को नप्ट करता हुआ तेज़ी से 
आगे बढ़ा । उध्र मुसावी ख़ान के आदेश से अनेक बलोच सरदार ताज मोहम्मद 
सान के नेत्तृत्व में जवाहरापिह का सामना करने पहुँचे । प्रथम मुठभेड़ में वलोच 
जाटों के प्रहार का सामना नहीं कर पाये और अनेक बलुच नेता भाग खड़े हुए और 
नजफ कुली खान का एक महत्वपूर्ण हिन्दू साथी राजा जयसिंह राव मारा गया। 
बलुचों की इस दु्दंशा से ऋद्ध होकर ताज मोहम्मद ख़ान ने प्रत्याक्रण के लिए 
कुरान व इस्लाम के नाम पर अपने सैनिकों में नवीन उत्साह का संचार किया | इसके वाद 
ही वे जाट सेना को पीछे धरकेलने में सफल रहे ।४ 

जवाहरसिंह इस पराजय से हताश नहीं हुआ और लौटकर उसने अपने पिता 
फो कहा कि जब तक, मैं वलूचों को काट नहीं दूगा, मैं आराम नहीं करुंगा । दूसरी 
ओर नजीव ने जो बलूचों का संरक्षक था, इन घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए 
सूरजमल को लिखा, “आपके और मेरे बीव शान्ति व एकता की मैत्री सन्धि हैं। 
चलूच भी मेरे आश्ित हैं, जो अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। आप अकारण उन्हें निष्का- 
सित कर रहे हैं। यह अपनी मित्रता के विरुद्ध होगा |” सुरजमल ने उसे जवाब भेजा कि, 


१. रेवाडी के वीस मील पूछ में 

२. नूरुद्दीन, पू० ६१ 

३- रेवाडी के २२ मील उत्तर पूर्व में 
४. नूरुद्दीन, पू० ६२ भ 


[ $११: | 

“यह संघर्ष मेरे नियन्त्रण के परे है । मेरा पुत्र इस कार्य के लिए हृढ़ निश्चयी है और 
बलूच भी दण्ड के योग्य हैं क्‍योंकि वे राजमार्गीय डकैतों को अपने घरों में शरण 
दे रहे हैं ।* 

इस प्रकार जवाहरसिंह ने दूसरी बार बलुचों के विरुद्ध *प्रयाण किया और 
उनके प्रदेशों को लूटते-उजाड़ते हुए विशाल पैमाने' पर उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया 
शान्ति की इच्छा से एक बार फिर नजीब ने सुरजमल से निवेदन किया, “श्रीत्ाान आप 
अपने समझौते पर हढ़ रहने वाले बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति हैं । कया कारण है कि 
आप मेरे और मेरे अधीन लोगों के प्रदेश के निकट आ गए हैं और आपके सनिक दल 
अशान्ति उत्पन्त करते हैं तथा किसानों को कुचलते हैं ।' सूरजमल ने उत्तर दिया कि 
यह जवाहर सिह की इच्छा है कि वह मुंसावी स्वाव बलोच के धर फ़रं खनग्रर में अपनी 
चोकी स्थापित करना चाहता है । वह उसे (मुसावी खान) कहे कि वह किसी अन्य 
स्थान प्र निवास करे अन्यश्रा उसका जीवन सम्पत्ति एवं पारिवारिक सम्मान नष्ट 
कर दिया जायगा। इस चेतावनी के साथ ही सूरजमल ने स्वयं अपने पुत्र की 
सहायतार्थ जाने का निश्चय किया | उधर भयभीत बलुच सरदारों ने नजीब से प्रार्थना 
की कि जाट राजा उनके मुकावले अत्यधिक शक्तिशाली है, भत्तः उसे उवको 
सहायतार्थ शीघ्र आना चाहिए ।* 

जाट राजा ने इस समय निश्चय कर लिया थ। कि वह फ़रु खनगर और 
वहादुरगढ़ से बलुचों को निकाल वाहूर करेगा और वहाँ पर अपना अधिकार क़ायम 
करेगा । नवम्बर १७६३ ई० में सुरजमल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जाट सेना 
जिसमें २०,००० घुड़तवार, तोपें और बड़ी संझ्या में पंदल सैनिक शामिल थे, ने 
फ़रं खाबाद के निकट पहुँचकर दुर्ग को घेर लिया। क्रिले के चारों ओर खाईयाँ 
खोदकर मोर्चाबन्दी और गोलावारो शुरू कर दी गई। मुसावी खान के नेतृत्व में 
ताज मोहम्गमद ख़ान के अलावा प्रायः सभी बलदुच सरदारों ने क्लिले के अन्दर एवं 
बाहर से जाद सेना का साहसपूर्वक मुक़ाबला किया | नजीव ने, जो इस समय 
नजीबाबाद में बहुत वीमार था, पहले तो विलेरसिह को दोनों पक्षों में समझौते के 
लिए भेजा और सफलता न मिलने पर बाद में स्वयं युद्ध स्थल के लिए रवाना हुआ ॥ 
अपनी बीमारी के वावजूद तजीव डेढ़ दिन में लगभग १४५० मील की दूरी तय करके 
नजीबाबाद से दिल्‍ली पहुँचा (१४ दिसम्वर को फ़रु खनगर के पतन के दो दिन 
याद) । परन्तु उसके पूर्व ही जाठों की तोपें फ़र्द खनगर दुर्ग की दीवारें तोड़ने में 


६. तूरुद्दीन, पू० ६२व 

२. नृरुद्दीन, पृ० ६३ सियार का लेखक केवल इतना ही लिखता है कि बचुचों ने 
नजीब से शीघ्र सहायता न-भेजने की कड़ी शिकायत की, सियार, ॥४, धरं० ३० 
३. हिगणे दफ्तर, ॥॥, पत्र, ५३ 


[| २५१२ ] 


सफल हो गई । इस गम्भीर स्थिति में जब किसी भी और से सहायता की आशा 
दिखाई न दी तो असहाय मुसावी ख़ान ने सुरजमल को समर्पण का प्रस्ताव किया और 
जाट राजा द्वारा सुरक्षा के आश्वासन पर वह क़िले से बाहर निकल आया | इस 
प्रकार एक महीने के घरे के वाद १९ दिसम्वर १७६३ ई० फ़रु खबगर के दुर्ग पर 
जाट सेना का अधिकार हो गया । जवाहरसिह ने दुर्ग में प्रवेश करके वहाँ की सारी 
सम्पत्ति, तोपखाना और कोष पर अधिकार कर लिया । अपने आश्वासन के विपरीत 
सुरजमल ने मुसावी खान को उसके पुरे परिवार सहित बन्दी बनाकर डीग के दुर्ग मे 
भेज दिया ॥* 


सूरजसल का नजीब पर आक्रमण करने का निदचय 


फ़रु खतगर दुगें का पतन और मुसावी खान की गिरफ्तारी नजीब पर सीधा 

आधात और सूरजमल द्वारा युद्ध की चुनौती थी। किन्तु नजीब बुद्धिमतापूर्वंक इस 
घुनीती से पलायन करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि सूरजमल का लक्ष्य 
वह स्वयं है, जो येन-केव प्रकारेण उसे संघर्ष में उलझाकर राजधानी से उत्तकी सत्ता 
समाप्त करने पर तुला हुआ था । फ़रु खनगर दुर्ग के पतन के दो दिन बाद नजीब 
दिल्ली पहुँच गया था, किन्तु वह जाट राजा की शक्ति से भयभीत था और जब उसे 
सूरजमल के वहादुरगढ़”" पर आक्रमण करने और दिल्‍ली की ओर बढ़ने का समाचार 
मिला तो उसे अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दी । भयभीत नजीब ने शान्ति एवं 
मित्रत्ता के स्वर में सूरणमल को यह संदेश भेजा, “आप महाच्‌ सेनापति है और आप 
तथा मुझ में पूर्ण मित्रता है । ये बलुूच मेरे आश्रित हैं और आपने उनके साथ इतना 
दमनपूरवेक व्यवहार किया कि इस भामले में मेरी भावनाओं का भी आपने कभी 
व्याल नहीं रखा । यह किस प्रकार का शिष्टाचार है ? फिर भी जो हो चुका है, उसे 
भुला दिया जाना चाहिए। आपने जो किला जीता है, उसे आप अपने पास रख 


१. नृरुद्दीन, पृ० ६३े ब-६४ व) तिथि दिल्‍ली क्रानिकल्स से, पु० १२८; १२ 
दिसम्बर १७६३ ई० को हिंगणे द्वारा पेशवा को लिखे गए पत्र में संक्षेप में युद्ध 
के चलते रहने का ही वर्णन है, हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ५३; मुंशी विहारीलाल 
इस युद्ध का उल्लेख नहीं करता है (पृ० ८५); वैण्डल, पु० ८८-प६, 

२. दिल्‍ली से २४ मील दूर वहादुरगढ़ के दुर्ग एवं शहर का निर्माता बहादुर खान 
वलोच था, जिसने राजघानी में गृह युद्ध के समय सफ़दरजंग के विरुद्ध सम्राट के 
पक्ष में इमाद के साथ उत्कृष्ट सेवा करके अपने चरित्र को ऊँचा उठाया था 
ओर सहारनपुर की फ़ौजदारी प्राप्त की थी । राजधानी के चारों ओर की 
फ़ौजदारी भाप्त करने के लिए वह शक्तिशाली हैसियत रखता था | इस समय 


सूरजमल के आक्रमण के विरुद्ध उसने नजीब से सहायता की याचना की, देखें, 
सियार, ॥५, पु० २६-३० 


[ २१३ ] 


सकत है । किन्तु यह उचित नहीं है कि आप मुसावी खान को उसके परिवार के 
साथ वन्दी बनाए रखे। आपको उन्हें मेरे प्रति सम्मान की खातिर मुक्त कर देना 
चाहिए ।! 

सूरजमल ने, जो इस समय नजीब को राजधानी से निष्कासित करने के 
लिए? युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, नजीब के साथ अपने मैत्री समझौते 
के भंग होने की सूचना देते हुए उसे दो टूक भाषा में उत्तर दिया, “आपके और मेरे 
वीच समझौता और मेत्री सन्धि है। ये व्यक्ति (बलोच) मेरे पुत्र के शन्न्‌ हैं, इसलिए 
वास्तव में वे मेरे शनत्न बन गए हैं । आपके लिए यह कहाँ तक उचित है कि आप 
स्वयं मेरे शन्न ओं की मुक्ति के लिए प्रयास करें और इस मामले में तक करें ? आपके 
लिए यह अनुचित था कि नजीबाबाद से दिल्‍ली प्रयाण करें। उससे यह स्पष्ट हो 
गया था कि आपने मेरे विरुद्ध कुच किया था | परन्तु इस बीच ईएचर की क्ृथा से 
इस काये में मुझे इच्छित सफलता मिल गई । अगर वह आक्रमण इस समय तक 
समाप्त नहीं हो गया होता तो आप सुसावी ख़ान के साथ शामिल हो चुके होते, 
क्योंकि आपने इस प्रकार का बिचार कर लिया था । उसी समय आपके और मेरे 
वीच मंत्री सन्धि टूट चुकी थी। चूंकि आपकी तरफ़ से विश्वासघात हो चुका है, 
अत: अब मेरे से कोई अच्छी अपेक्षा न करें ।/* 
सूरजमल का अन्तिम युद्ध और अप्रत्याशित मुत्यु 

सूरजमल के कठोर रुख के बावजुद नजीब ने अन्तिम क्षण तक इस बात का 
प्रयास किया कि उसके साथ युद्ध न हो । उसने स्वयं इस बात पर गम्भीरतापुर्वेक 
विचार किया कि मुसावी खान के मामले को लेकर अब जाट राजा से सम्बन्ध 
विग्राड़ना उचित नहीं और न ही यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सूरजमल जेसे शक्ति- 
शाली व्यक्ति को शत्नू बनाया जाय, जिसके पास जन व धन के-अपार साधन हैं । 
अतः नजीब ने एक बार पुनतः १६ दिसम्बर १७६३ ई० को याकूब अली खान 


१. नुृरुद्दीन, पृ० ६४ब 

२. गुलाम हुसैन लिखता है कि इस समय सूरजमल ने राजधानी दिल्‍ली और उसके 
चारों ओर के प्रदेश की फ़ौजदारी की मांग नजीब के समक्ष प्रस्तुत की थी, 
सियार, ९, पृ० ३०; बयान ए वाकया (पृ० ३०२) का लेखक कहता है कि 
मुसावी खान और अन्य सरदारों को डीग में बन्दी बनाने के वाद सूरजमल ने 
नजीव को सन्देश भेजा कि उसे राजधानी छोड़कर मियाँ दोआव उसे सौंप देना 
चाहिए । परिस्थितियों के दवाव से नजीब ने सिकन्दरा वे अन्य परगने समपित 
करने का प्रस्ताव किया, किन्तु सूरजमल सन्तुष्ट नहीं हुआ, देखें, कानूनगों, जाट 
पृ० १५४० 


३. नुरुद्दीन, पृ० एश्भ 


ए रश४ .] 


को जाट राजा के पास शान्ति प्रस्तावों के साथ भेजा । उसके साथ दिलेरसिह और 
करीमुललाह खान को भी भेजा गया । 

सुरजमल इस समय अपनी सेना के साथ कूच करता हुआ दिल्‍ली के १६ मीलः 
निकट पहुँच चुका था और कालापहाड़ पर उसने अपना शिविर स्थापित किया ।॥* 
नजीब के दूतों ने मुत्तानी छींट के दो सुन्दर वस्त्रों की भेंट के साथ जाट राजा का सम्मान: 
किया । अपने मनपसंद रंगों पीले व ग्रुलावी में सुन्दर छपाई ने सूरजमल का मत मोह 
लिया और उसने तुरन्त इन कपड़ों की अपने लिए वेश-भूपा. बताने का आदेश दिया।* 
परन्तु यह मोहकता और दूतों की विनम्र भाषा में चजीव की शान्ति याचना जाट 
राजा के कठोर दिल को नहीं भेद सकी । उसने अपने रास्ते के कांटे नजीब को उखाड़ 
फेंकने का पवका निश्चय कर रखा था। सूरजमल ने दूतों से कहा, ““नजीबुद्दोला ने मेरी 
आशा के विपरीत कार्य किया है | दिल को साफ़ करना अब असम्भव है। वह एकमात्र 
अपने सहगोन्नी सैन्यदल के गयवें में नजीबाबाद- से आया है । अतः मेरे लिए यह 
आवश्यक है कि एक वार मैं उसकी सेना का सामना करूँ । ४ वार्तालाप का कोई 
परिणाम न निकलते देख जब याकुंब अली ने यह कहते हुए विदा “मांगी, मेरे स्वामी. 
राजा, में आशा करता हूं कि जब मैं कल वापस आऊंगा तो आप किसी बात पर कठोर 
रुख नहीं अपनाएँगे ॥ को सूरजमल ने उसी क्षण जवाब दिया, “यदि आप सिर्फ़ शान्त 
करने के लिए आये हैं, तो अच्छा यह होग[ कि गब व्िल्कुल ही न आवें ।/* इस प्रकार 
शान्ति की समस्त संम्भावनाएं समाप्त हो गई । 

२३ दिसम्बर को करीमुल्लाह ने लौटकर अपने रवामी को वार्तालाप का निष्कर्ष 
बतलाते हुए कहा, “यदि आपके हृदय में सम्मान की एक भी बूद है, तो आपको तुरन्त 
युद्ध करना चाहिए, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है और नर कोई दूसरा पक्ष है |”! 
नजीब ने तव कालचक्र को प्रवल जानकर उसकी ओर मुड़कर कहा, 'राही है, और मैं 
इस मूर्तिपूजक के लिए ऐसा ही करने की आशा करता हूँ ।/!६ इस प्रकार दोनों पक्षों 
में युद्ध की तैयारियाँ तेजी से शुरू हो गई । ह 

नजीव को युद्ध की चुनौती भेजने के साथ ही सूरजमल ने अपने डेंरों का. 
अधिकांश सामान अपने प्रदेश की ओर भिजवा दिया और मात्र घुड़सवारों की फुर्तीली 


१. नुरुद्दीन, पृ० ६५ व, सियार, ५, पृ० ३०; 
दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० १२८ 
 तृरुद्दीन, पृू० ६५ व 
« सियार, ए, पूृ० ३० 
- नुरुद्दीन, पृ० ६श्व -६६अ 
* सियार, ।५, पु० ३१ 
* सियार, ।५, पृ० ३१, तिथि दिल्‍ली क्रानिकल्स से, पृ० १२८ 


न >>) 


्ती ८ 6९ 


([ २१५ ] 


सेना के साथ हिन्डौन नदी पार करके गाजियाबाद नगर के चारों ओर के गाँवों को 
लुटकर उनमें आग लगा दी और केवल किला सुरक्षित रहा । २४ दिसम्बर को सुबह 
वह अपनी सेना के साथ कालकापहाड़ी के रास्ते से दिल्‍ली के मिकट ८ मील दूर जमुना 
किनारे पहुँचकर मोर्चाबन्दी शुरू कर चुका था। यह समाचार सुमकर नजीब अपमे 
सेना के साथ राजधानी से बाहर निकला और खिज्ञ वाद के बाग के निकट पहुँचा |! 
यहाँ से उसके और जाट सेना के बीच मान्न ४ सील की दूरी थी। सूरजमल ने जब 
जमुना पार करके नदी के दूसरी ओर डेरा किया, तो नजीब शहर को वापस लौट आया 

उसने तत्काल सागरमल खन्नी को अपने व्यक्तिगत सेवक करीमल्‍लाह के साथ इस संदेश 
के साथ सूरजमल के पास भेजा, “आपने जो किया वह अच्छा किया और जो आंप कर 
रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। भूत भूत ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी 
वातों में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आप अच्छे घुड़सवार और श्र ष्ठ बन्दुकची हैं। शक्तिशाली 

दुर्ग आपके अधिकार में है। इन दिनों हिन्दुस्तान का कोई अन्य राजा इतना श्रेष्ठ 
साधन सम्पन्न नहीं है, जितने आप हैं। आपके पास बड़ा भूभाग और कोप भी है।. 
इसलिए वात यह नहीं है कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, वल्कि आप अकारण हिंसा भड़का 
रहे हैं। अब रुको और अपने प्रदेश को लौट जाओ । आपने जो पूरा करने का निश्चय 

किया था वह आप कर घुके हैं और उसके अतिरिक्त आपने मेरे कुछ गाँवों को भी 
उजाड़ दिया है । यह भी हो चुका, अत: अब आपको लौट जाना चाहिए ॥” 

अद्ध रात्रि को सागरमल और करीममुल्लाह ने लौटकर अपने स्वामी को 

सुरजमल का यह संदेश सूृताया, “नवाब से कहना कि सुबह वह मैदान में पहुँचकर एक 

वार मुझसे संघर्ष करें। मैंने इतनी दूर से आने का कष्ट उठाया है, किन्तु वह पाँच 

कोस आने का भी कष्ट नहीं उठा रहा है । यदि सुबह नवाव नहीं आते हैं तो मैं स्वयं 

वहाँ जाऊँगा और सूर्यास्त की प्रार्थना तक लड़गा। उसके बाद भाग्य में क्या घटित 

होता है, वह तुम देखोगे ।” इस पर नजीब ने अपने सभी पुत्रों अफ़जल खान, सुल्तान 

खान, जाबेता खान तथा सभी सेनापतियों सादत खान, सिद्दीक खान मुहम्मद खान 

बंगश आदि को तुरस्त बुलाकर “कहा, मैंने अभी-अभी सूरजमल का जवाब सुता और 

उसके शब्दों से मुझे यह स्पष्ट हो गया कि सूरजमल के पास इस समय कोई अच्छा 
सलाहकार नहीं है और वह निकृष्ट साथी की तरह बहुत बातें करता है। भव यह 

व्यक्ति स्वभाव से इतना विचारहीन और धेयंहीन हो गया है, जिरासे पता चलता है 


कि या तो उसका अथवा मेरा समय आ चुका है। अतः भव युद्ध के अलावा कोई 
उपाय नहीं है ।” सभी सरदारों ने उसकी सलाह से सहमति व्यक्त की ।* 


२५ दिसम्बर को सूर्योदय के तीन घंटे पूर्व नजीब की सेना ने जम्ुना पार 


१. नुरुद्दीन, पृ० ६एअ-दछअ गि है 
२. नृरुहीन, पु० ६७ सियार में नजीब हारा अपने सरदासों को युद्ध की तैयारी 


के आदेश का मात्र संक्षिप्त वर्णन है, जि० ॥५, पु० ३१ है 


| २१६ ॥ 


की और दिल्‍ली से १० मील दूर हिन्डौीन नदी के पश्चिमी तट पर अपने डेरे जमाए 
और मोर्चे कायम किए । सूरजमल भी अपने पुत्र नाहरसिह, माचेंडी (अलवर) के 
राव प्रतापसिह व अनेक प्रमुख सरदारों तथा भारी तोपखाने एवं सारी सेना के 
साथ सामने आकर डट गया। दोनों पक्षों के बीच शीघक्ष युद्ध आरम्भ हो गया जो 
दिन के तीसरे पहर तक चलता रहा | 

युद्ध की भीषणता के बीच सूरजमल ने अपनी सुख्य सेना को झहेलों के विरुद्ध 
लड़ते हुए छोड़कर, स्वयं ५००० चुने हुए सैनिकों के साथ नदी के ऊपरी बहाव की 
ओर चार मील की दूरी पर हिन्डौन को पार करके, तजीव की सेता के पृष्ठभाग में 
घुसने का प्रयास किया । नजीब की भोरसे मुग़लिया दल, सैय्यद मुहम्मद खान वलूच, 
जेता गूजर का पुत्र, मुलावसिह गुजर, अफ़जल खान और उस्मान खान ने भीषण युद्ध 
किया, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग एक हज़ार व्यक्ति मारे गए। उस्मान खान मारा गया, 
किन्तु सूरजमल का संन्‍्यदल इस मुठभेड़ के बाद नए आक्रमण के लिए पीछे लौट गया । 
सूरजमल अपने सैनिकों में साहस दिलाने के उद्देश्य से छलागें लगाता हुआ युद्ध के 
मैदान भें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रहा था और जब वह इस तरह युद्ध के 
मंदान की जाँच करने और आक्रमण के लिए अपनी पसन्द का स्थान निश्चित करने 
हेतु एक ऊँचे स्थान पर थोड़े से स॑निकों के साथ खड़ा था, तभी उसके एक सेनापति 
मन्साराम जाट द्वारा खदेड़ा गया अफ़जल खान अपने सैन्य दल के साथ उसके निकट 
से भुज़रा । इस समय जाट राजा के साथियों ने शत्रु के इतना निकट रहने के औचित्य पर 
वात की और अपने स्वामी को लौटने की सलाह दी । परन्तु केवल शत्र्‌ की गति 
देखने के विचार से सुरजमल चहीं खड़ा रहा । तभी सैँय्यद मुहम्मद खान बलुच के 
नेतृत्व में एक संनिक टुकड़ी उधर से गरुज़्री । उनमें से एक ने सूरजमल की आकृति 
को पहचात लिया और संहू (संय्यद मुहम्मद खान) के पास जाकर चिल्लाया, “मैंने 
थोड़े से व्यक्तियों के साथ जिस व्यक्ति को देखा वह और कोई नहीं सरजमल है। मैं 
उसे अच्छी तरह जानता हूँ, क्या हम ऐसा अवसर खो देंगे ।”४ यह सुनते ही सेह ने 
वापस मुड़कर अप्रत्याशित रूप से सूरजमल पर हमला बोल दिया । उसके अनुयायियों 
ने जाट राजा को पृथक करके घायल कर डाला और एक व्यक्ति ने उसकी भुजा 
काट डाली | अपंग हो जाने पर सूरजमल कठिनाई में पड़ गया और वलुच सिपाहियों 
ने, जो जादों द्वारा बहुत प्रताड़ित एवं अपमानित थे, बदले की प्यास बुझाने के लिए, 
उत्यु के बाद भी जाट राजा पर निरन्तर बार किए । स्वयं सह ने घोड़े से उतरकर 


९, नुरुद्दीन, पृ० ६७ ब-६८ ज; युद्ध क्षेत्र की स्थिति के लिए देखें, सरकार, पतन, 
, पृ० र८० पा० द्ि० 

जाचीक जीवण कृत प्रताप रासो, पृ० १४-१५ 

नूरुहीन, पृ० ६८ 

सियार, ५, पृ० ३१-३२ 


्ट्््ः 


[ २१७ ] 


दो तीन बार सूरजमल के पेट में छरा घुप्तेड़ा और कहा कि उसका सिर काट दो । 
पांच-छ: लोगों ने अपनी तलवार से निरन्तर उसके सिर पर वार किए और उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए जिसके फलस्वरूप एक तलवार भी टूट गई ।? जाट राजा के 
साथी भी काट डाले गए थे और कुछ बचकर झाड़ियों में छिपते हुए भाग खडे हुए । 
जाट सेना अपने स्वामी की इस दशा से वेखबर बहुत समय तक पभ्रचण्ड युद्ध 
करती रही । 
सूरजमल को मृत्यु का सियार से थोडा सा भिन्न विवरण देते हुए नूरुद्दीन 
लिखता है कि निरन्तर घाव के कारण सूरजमल अपने घोड़े पर से गिर पड़ा था और 
उधर से भागते हुए सैंदृदू व उसके अनुयायियों ने उसे देखा तो वे तुरन्त उस पर दुट 
पड़े और उसका काम तमाम कर डाला ।* 
सैंद और उसका एक सिपाही, जो सूरजमल के काटे गए हाथ क। भाले 
की नोंक वर उठाए हुए था, नजीव के पास पहुँचे और जब उन्होंने यह कहा कि 
उन्होंने सूरजमल को मार डाला है तो किप्ती ने विश्वास नहीं किया । नजीव ने भी 
अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से व्यक्त की, “सूरजमल का कत्ल ऐसी बात नहीं है जो 
इतनी सरलता से किया जा सके । किन्तु जिस सेना ने मेरे प्रृष्ठभाग पर हमला किया 
था उसे पराजित किया जा चुका है और उसका नेता संभवतः मारा गया है । यदि 
वास्तव में सूरजमल मारा गया है तो यह कंसे संभव है कि हमारे सामने खड़ी यह 
१, नूरुद्दीन, पृ० ६६९ प्यार, ।९, पु० ३२, दिल्‍ली क्रानिकल्स, पृ० १२६ 
२. नुरुद्दीन, पृ० ६६अ, ग्रुलाम हुर्सन मृत्यु की घटना को सर्वंथा अप्रत्याशित 
बतलाते हुए लिखता है कि हमेशा यह देखा गया कि सूरजमल युद्धों में कभी 
भी अपने को व्यक्तिगत ख़तरे में नहीं डालता था वल्कि प्रमुख स्थात पर अपने 
को सुरक्षित रखकर आदेश जारी करता था और यह शेंखी बधारता था कि 
युद्ध स्पष्ट एवं साहस की अपेक्षा कला एवं व्यवहार से अधिक जीते जाते हैं । 
विन्तु इस बार संभवत: दुर्भाग्य के कारण वह ऐसी सर्तकता नहीं चरत सका 
और आशातीत विजय नजीब के चरणों में आ गिरी, सियार, ।श, १० ३२-३३; 
घटना के ४ वर्ष बाद वैण्डल लिखता है, “एक दिन सूरजमल को खबर मिली 
कि शत्रु की एक विशाल सेना ने ताहरसिंह (उसका पुत्र) जो इस अभियान में 
शामिल था, पर आक्रमण कर दिया है। वह कुछ हज़ार सवारों के साथ उसे 
बचाने के लिए शीघ्रता में चल पड़ा । दुर्भाग्य से एक नाले, जो हिन्डोन नदी 
से कटकर बन गया था, को पार करते समय वह एकाएक दोनों तरफ़ से घात 
लगाकर बैठी हुई रुहेला सेना से घिर गया । उनकी प्रचण्ड गोलाबारी से जाट 
अव्यवस्थित हो गए, तब उन्होंने सूरजमल को उसके सभी साथियों के साथ 
जमीन पर मार गिरा दिया ।/ देखें, कानुनगो, जाट, पु० १५४ परिशिष्ट 


[ २९१८ | 


२०,००० सेना जिसमें नेता की सवारी का सामान खाई दे रहा है, अभी भी लड़. 
रही है और हढ़ता के साथ अपनी स्थिति को वनाए रखी हुई है ।' | 
परन्तु जाट सेना में संदेह समाप्त हो चुका था और रात्रि के एक पहर वाद 
उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया था । अगले दिना प्रातः काल ग्रुप्तचर यह समाचार 
लाए कि ३० मील तक जाट सेना का कोई चिन्ह नहीं है । नजीब ने सूरजमल की 
कटी हुई भुजा पर विश्वास न दरते हुए सागरमल खन्नी और करीमुल्लाह को बुलाया 
जो एक दिन पूर्व ही सूरजमल से मिले थे । उन्होंने ,भुजा पर चढ़ी हुई पीले रंग 
की मुल्तानी छीट की आस्तीन के आधार पर उसकी पहचान निश्चित कर दी । इस 
आधार पर यह पूरी तरह से निश्चित हो गया कि सूरजमल मारा ज 
घुका है ।* ड 
इस प्रकार ५६ वर्ष की आयु में २४ दिसम्बर १७६३ ई० को सूरजमल का, 
जब वह गौरव के सवौच्च शिखर पर था, आकस्मिक अन्त हुआ । वह अपने पीछे 
पाँच पत्नियाँ और पाँच पृत्र छोड़ गया । होडल? निवासी चौधरी काशीराम की 
पुत्री किशोरी उफे हंसियाएँ उसकी पटरानी थी, जो अपनी कुशाग्न राजनीतिक बुद्धि 


१. नूरुद्दीन, पृ० ६९ व--७०अ 

२. नुरुद्दीन, पू० ७०; सियार, ।५, पृ० ३२; सूरजमलकोी मृत्यु सम्बन्धी अन्य वृतान्त 
के लिए देखें, दिल्‍ली क्रानिकल्स (संक्षिप्त एवं तिथि), पृ० १२६; बयान ए वाकया, 
पृ० ३०३; वेण्डल, पृ० ८६-९०; कानूनगो, जाट, पु० १४६-१५८; मु शी. 
विहारीलाल (विशेष उपयोगी नहीं), पृ० ८-६; सरकार, पतन, ॥॥, पृ०, २८००-८१ 

३. आंगरा--दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा के ४५३ मील उत्तर पश्चिम में । 

४. अधिकांश इतिहासकारों ने दोनों को एक बतलाते हुए हँसिया (हंसमुख स्वभाव 
के कारण) उसका उपनाम बताया है, । मराठी पत्रों में हूं सिया नामका ही उल्लेख 
हुआ है और सर्वप्रथम कुम्देर के घेरे (१७५४ ६०) के दौरान उसकी प्रतिभा 
को सार्वजनिक ख्याति मिली (भाऊ बखर, पृ० ५) । एकमात्र फ्रेज गोटलियव 
ऐसा लेखक है (जो बैण्डल के वाद का है) जो हंसिया का कियोरी से भिन्न 
रानी के रूप में उल्लेब् करते हुए उप्ते सलीमयुर ग्रांव के रतीराम चौधरी की 
पुत्री बतलाता है, परशियन हिस्द्री ऑफ जादस, पृ० २एव) । किन्तु वैण्डल जो 
अधिक विश्वसनीय है इस मिलता का उल्लेख नहीं करता है (कानुवतथो, जाट, 
पृ० १५६-१६०) । भरतपुर दुर्ग के भीतर बना प्रसिद्ध किशोरी महल इसी के 
नाम पर है और मथुरा में जमुना तट के सामने क्रमश: हंसिया घाट, हंसगंज 
और हंसिया रानी का वाग उसी के नाम से प्रसिद्ध है (फज गोटलियव, पृ० 
ररव, ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास,पृ० ५१६) | तारीख अतरौली (7० १६) 
के आधार पर सिद्दीकी लिखते हैं कि अलीगढ़ के क़िलेदार दुर्ज्नासह की पृत्री 
हँसफीर का विवाह सूरजमल के साथ हुआ था, देखें, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ए 
हिस्टारिकल सर्वे, प्र ११२ 


[ २१६. ] 


के कारण भरतपुर घराने के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसने ने केवल: 
अपने पत्ति के शासन काल में अपितु बाद के वर्षों में भी जाट राज्य पर आए विभिन्न 
संकटों के समय अपनी प्रतिभा एवं सक्रिय भूमिका से उसकी रक्षा की । परन्तु वह 
निस्संतान ही रही और उसने बाद में जवाहरसिह को गोद ले लिया था। दूसरी 
पत्नी भरतपुर के गाँव विचवण्डी की गंगा रानी थी, जो रणजीत सिंह की माता थी । 
तीसरो झांसी गाँव की कल्याणी रानी, जो नाहरसिंह की माता थी। चौथी राजपुत 
वंश में उत्पन्न असाह की गौरी थी, जो जवाहरसिह व रतनर्सिह की माता थी। 
पांचवीं तवलसिह की माता जो साधारण घराने से सम्बन्धित थीं। * जवाहरपिह ने 
गोवरध॑न में कुसुम सरोवर के निकट सूरजमल का स्मारक बतयाता, जो उत्तका प्रिय , 
स्थान रहा था । 

सूरजमल को सत्यु के समय जाट राज्य का पिस्तार 

सूरजमल अपने पीछे एक विस्तृत राज्य, शक्तिशाली सेवा और विशाल कोष 
छोड़ गया था । सूरजमल की मृत्यु के समय भरतपुर के जाट राज्य के विस्तार की 
सीमाएँ क्या थी इस विपय में हमें वैण्डल और रेने मैंडक से भुल्यवान्‌ जानकारी 
मिलती हैं। वैण्डल लिखता है कि सूरजमल के राज्य की सीमाएं पूर्व की ओर रुहेले 
क्षेत्र को छूती हुई कोईल, जलेसर व एटा जिले को उसके राज्य का अंग बनाए हुए 
थी । यमुना की ओर दिल्‍ली के प्रवेश द्वार से लेकर चम्बल तक उसकी सरकार थी 
और गंगा की ओर भी लगभग यही स्थिति थी । आगरा किले पर अधिकार के बाद 
दक्षिण में अपनी सीमा विस्तार के लिए सूरजमत्र को और कुछ नहीं करना था। तब 
उसने दिल्‍ली के पश्चिम की ओर भुड़ने का निश्चय किया । उसने उस प्रदेश (वर्तमान 
हरियाणा) को जवाहरसिह के राज्य में परिवर्तित करने का निश्चय किया था ।* 

रेने मैंडक के अनुसार गंगा का दाहिना त्तट जाठ राज्य की पूर्वी सीमा 
बनाता था और दक्षिण में चम्बल । इसके पश्चिम में आगरा का सूबा जिसमें जयपुर 
का कुछ प्रदेश भी शामिल था तथा उत्तर में दिल्‍ली का सूवा थे। पूर्व से पश्चिम 
तक जाट राज्य २०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण में १४० मील तक फंला 

१, भरतपुर का प्रसिद्ध गंगा मन्दिर इसके नाम पर बना हुआ है । 

२. बँण्डल भूल से रणजीतर्सिह का उल्लेख न करके केवल चार पुत्रों का ही उल्लेख 
करता है) ठांड जवाहरसिह एवं रतनपभिह की माता को कूर्मी वंश की वतलाता 
है (एस्टिविवटोज, ॥॥ पृ० १३५६) जवकि वैण्डल तथा फ्रंज गोटलियब उसे गरुआ 
राजपुत बतलाते हैं, जो मथुरा जिले में काफ़ी संख्या मे रहते हैं। इमाद भी 
उसे राजपृतनी बतलाता है (पृ० ५६); रेने मैंडक के विवरण से पता चलता है 
कि नवलसिह की माता रणजीतसिंह की माता के मुकाबले में कम असिद्ध एवं 
साधारण घराने की थी, बंगाल पास्ट एण्ड प्रेज़ेण्ट, जि० ५३, पृ० ७४ ह 


३. कानूनगो, पृ० १४६ पा० ढिं० 


[ २२० ) 


हुआ था ।) नूरुद्दीन के अनुसार सम्पूर्ण मेवात पर॒ सूरजमल का अधिकार था और 
अलवर एवं किशनगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग उसके क़ब्जे में थे। उसने रेवाडी पर अधिकार 
करते हुए दिल्‍ली से २० मील की दूरी पर सराय वसनन्‍त पर अपनी चौकी स्थापित 
कर ली थी।* इस प्रकार सूरजमल की मृत्यु के समय भरतपुर के मूल जाट राज्य 
के अलावा उसका विस्तार आमरा व मथुरा जिला, एटा, मैनपुरी, मेरठ, अलीगढ़, 
सम्पर्ण मेवात (वर्तमान अलबर), रेवाडी, ग्रुडगांव, रोहतक, झज्झर, वहादुरगढ़, 
फ़रु खनगर, वललभगढ़ (वर्तमान हरियाणा का अधिकांश प्रदेश), हाथरस, मुडसान, 
जलेसर और दिल्ली के निकटवर्ती इलाक़ें तक हो चुका था । 
निष्कर्ष 

अपनी मृत्यु के समय सूरजमल दिल्‍ली पर जाट अधिकार की उच्च 
महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एवं सेनिक शक्ति के गवे में बहुत शीघ्रता से अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता था ! नजीब की विनम्र एवं निरस्तर प्रार्थवाओं को 
टठुकराए जाने से स्पप्ट है कि जाट राजा इस समय अपने उदंश्य की प्राप्ति में 
अघीर हो रहा था ) कारण स्पप्ट है कि पानीपत के युद्ध के वाद ही जब वह अपने 
देशी शत्रु मराठे एवं विदेशी शन्र्‌ अब्दाली के ख़तरे से मुक्त हो चुका था, तभी उसने 
अपने उपयक्‍त उद्देश्य की प्राप्ति करे लिए क़दम उठा लिए थे, परन्तु एक वार फिर 
अब्दाली के भय से १७६२ ई० के पूरे वर्ष उसे अपनी इस महत्वाकांक्षा पर पर्दा 
डाल कर चुप बैठना पड़ा। नजीब की तुलना में उसे अपनी सैनिक श्रंष्ठता पर 
पूर्ण भरोसा था, इसलिए जब उसने दिल्‍ली में उसे घेर लिया तो वह उसे शान्ति 
याचना के वहाने बाद में अपना राजनैतिक समर्थन जूटाकर अपने विरुद्ध प्रतिशोध 
लिए जाने का कोई मौक़ा नहीं देना चाहता था, जैसा कि पूर्व में मराठों के विरुद्ध 
नजीव अव्दाली को आमन्नरित करके करता रहा था। किन्तु भाग्य ने सूरजमल का 
साथ नहीं दिया । सियार का लेखक लिखता है, “भारत में कोई राजकुमार था 
सेनापति ऐसा नहीं था, जो उसके (सूरजमल) विरुद्ध युद्ध का ख़तरा उठाना पसन्द 
करता | यह तथ्य निस्‍्संदेह तत्र प्रमाणित हो यया था जब मुहम्मद खान बंगश तथा 
अफगानों के विरुद्ध युद्धों में उत्तने अब्दुल मंसूर ख़ान (सक़दररजंग) को फलदायक 
सहायता प्रदान की थी और बाद में जिस श्रष्ठता के साथ वह हगेशा मराठों से 
लड़ा | उसने अपने आपको सारे समय में सम्मानजनक बना दिया, न केवल वजीर 
इमाद उल मुल्क एवं जुल्फ़ीकारजंग के प्रति बल्कि स्वयं अव्शाली के प्रति भी । यह 
बहुत हद तक सद्ठी है कि अकयानों के विरुद्ध अनछ्छुल मंसूर खान की सफलताएं जाट 
राजा की सहायता का ही बढ़त बड़ा परिगाम थी । फिस्तु जब उसका अन्तिम क्षण 
आया तव उसके सभी दुर्ग, श्रंष्ठ सेवा और उसका यह अजेय चरित्र कुछ भी प्राप्त 
नहीं कर सके और बह एक अप्रत्याशित झड़प में मारा गया । * कक 


२. वही, पु० २१६७ 
२. नूरद्ीन, पृ० ६०बव--६१अ 
३. सियार, ९, पु० २५-२६ 


आय करन उमकु७+इज्ण- जप -+९१४७- ३ कृलक-+ न" जानएकक-+कम तक 
न ई 


प अडागजासरतमलके अरतपर राल्यव पा 
- महाशज्ञासुरज़मलके भरतपुर राज्यकाविस्ताए .. 


| ; ् कं. 
5 
। *रहुतक ९ >2८४ ५ अनपशहर 
क बहुदुरगट दि ः 
। ; है ५ ५०) 
4 झज्जर. “ज; खुर्जा ४ 5... 
५ 20. 22 2 अं भज्त्मभगर | 30238 
बा थे. अलीगठ- सण ला + 
| रैय हि अलॉगाट ब्श्हा हि 
प>-. टै मं ग 
पर यु हक हैाशथरप् / >> का 0) 
+ ॥। ५ "मुडसातु/ जरलैसर जज है ४ 
पं न्‍ा काम * ८ है 
न ५ सोए्लगट कार मधुर महानम हे; | 2 
| “अलवर ,. ४ आर $ 25 व "2 हे 
५९ 2 कल 
०+ 0 “कै ० 
है ञ्े वाद भरत जप २ नह णः शा! ८४ > 
है /”.. अर्रदैंगरट पच्चेन लॉ ० थ ई...क्‍जलड रन 
6 ४५ $ स्राव का रा रन ५5 ४ 
५ ४ «४4 (सुखूक> हर ते / टट 
है 


जग कट - संकेतसूची 


/“ 3७४४ “कक पटक टेट ल+कक 9 कप. भु "ककबतेकर3क-का+नकक“नकर-9 (९ ०० नकण>क"क>ण७>०० कक अ पटक फीट नकल फग फपकधक मो प*नकएकी *+क+क- करन जज.. कफ टन 


अऑफलला+ + जन 6 सज्जन “तन १-3 ५७००५ ५ १००४० ५०+-७०-०००००३-:+०३-०-००००-० 


अध्याय-€ 


शासन व्यवस्था, कला 
एवं साहित्य 


705 66860 0५ +8]69#॥ 7५8 - एषुंधावां 


शासन व्यवस्था, कला एवं साहित्य 


स--न०-नननी मना 2५8॥-+७७-५५५१५+००७५प- कक आम+ नी तप लत जिनननतिनियननी भी ननन-नीमी नीननी नमन नी भनननभगरनभनी भी नीति तन न भय व त्स्‍त ओओओओ औ  ++४++++४४“ 


भरतपुर राज्य की स्थापना का श्री गणेश १७२२ ई० में डीग में हुआ, जब 
भागरा के शाही सूवेदार सवाई राजा जर्याधहु ने भरतपुर के शाराकीय परिवार के 
संध्यापक वदनसिह फो सिनसिनी, श्ृन और डोग के चारों जोर के प्रदेश को जमींदारी 
प्रदान कर उसे वहाँ पर जाट राजा के रूप में स्थापित किया। जाट राज्य का 
प्रारम्म मुगल सम्राट के अधीनस्थ जागीर के रूप में नाम मात्र को ही हुआ था, वस्तुत 
इसका उदय चिद्रोह्ी जासीर के रूप सें हुआ था ६ वदर्नाशह ने न केवल गुसल सम्राट 
की सम्प्रभुता स्वीकार की, वल्कि सूचा आगरा में प्राप्त ५० लाख रुपये की जागीर 
के एवज़ में शाही सूचेदार जयसिंह को प्रतिवर्ष 5३,००० रुपया बापिक पेशकश 
देना स्वीकार किया । जयसिंह ने वदनर्सिह को राजा की उपाधि के साथ राज्य के 
सभी निशान एवं पंचरंगी झ्षण्डे के प्रयोग की अनुमति प्रदान की ।! बदनरिह अपने 
को जयपुर राज्य के निष्ठावान सामन्‍्त की तरह ठाकुर ही कहता रहा और जयपुर 
शासक भी उसे अपने अधीनस्थ की दृष्टि से देखते थे । 
राजा को स्थिति 

सूरजमल के सत्ता ग्रहण करने पर जाटों का दुहरा स्वामीत्व रामाप्त हो गया 
भर उसने सीधे मुगल सज्नाट से अपने राम्बन्ध स्थापित कर लिए। अब जयपुर 
के शासक क्रमशः शक्तिशाली जाटों के राजनेतिक समर्थेन एवं मिचता के आकांक्षी 
बन गए । शाही सेवा के बदले २० अक्तूबर १७५२ ई० को सूरजमल ने मुग़्ल 
सम्राट से मथुरा की फ़ोजदारी और जाट राज्य के प्रधान के लिए विभिवतु राजा 
की उपाधि प्राप्त की ॥* यह प्रथम अवसर था जब जाट राजा ने मुग़ल 
दरवार में सामन्त का दर्जा प्राप्त किया । सेना एवं प्रशारान की सारी शक्तियाँ राजा 
में निहित थी । परन्तु प्रधादतया सेनिक राज्य होने को कारण प्रशासनिक ढाँचे 


६29३ भब>५« 2 


बा 


१. कपठद्वारा दस्तावेज़, संख्या १४०६; दस्तूर, कौमवार, शा, पु० ४३६; फ्रैज 
गोटलियच, पृ० १८ थ 
२. तारीजूँ अहमदशाही, पू० ४३ व, ४५ अ 


२२२ 


[| १२३ ] 


को व्यवस्थित करने की दिशा में विशेष प्रयास नहीं किया गया । सूरजमल के शासन 
की चिन्ता का प्रमुख विपय युद्ध एवं राजनीति ही था, इस कारण हमें उसके प्रशासनिक 
कार्यों की बहुत कम जानकारी मिलती है । 
केन्द्रीय सरकार 

प्रशासन के शिखर पर राजा होता था जो परम्परागत नियम के अनुसार 
पिता का ज्ऐेष्ठ पुत्र होता था। जाट राज्य का प्रथम राज्याभिषेक समारोह २३ नम्बवर 
१७२२ ई० सम्भवत: डीग में हुआ था, जब सवाई जयसिह ने स्वयं अपने हाथों से 
वदनसिह का टीका किया था ।' ऐसे ही एक अन्य समारोह में ७ जुन १७५६ ई० 
को डीग में वदनसिह की मृत्यु पर सूरजमल विधिवत्‌ जाट राजा घोषित हुआ था । 
इस समय से जाठ राज्य की राजधानी डीय से हटकर भरतपुर वन गई । सामान्यतया 
मृत्यु के तुरन्त वाद ही नए राजा का राज्याभिषेक हो जाता था।'* परन्तु सूरजमल 
की मृत्यु के समय जवाहरसिह के फ़रुखाबाद में होने तथा नाहरसिंह सहित जाट 
सेना के दिल्‍ली के तिकट होने से ऐसा तत्काल सम्भव नहीं हो पाया था । 

प्रशासन का सारा कार्य राजा के नाम से सम्पन्न होता था जो राज्य व 
सरकार दोतों का प्रधान होता था। इस दृष्टि से शासकों को कुछ विशेषाधिकार 
प्राप्त थे ।? मुगल सम्राट का नाममात्र का सामन्त होने के कारण सूरजमल सच्चे 
अर्थों में जाट राज्य का सम्प्रभु था। राज्य के आन्तरिक एवं वाह्म मामलों में सूरजमल 
की सत्ता ही सर्वोपरि थी। राज्य की विधाथी, कार्यकारी, सैनिक, वित्तीय एवं 
न्यायिक शक्तियों राजा में ही निहित थीं। राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों की 
नियुक्ति व वर्ख॒ुस्तगी वह स्वयं ही करता था । राजा के नीचे प्रशासव का सर्वोच्च 
अधिकारी दीवाब होता था | सूरजमल के समय कोई नियमित मन्‍्त्री परिपद्‌ नहीं 
थी और दीवान के द्वारा ही सारे प्रमुख कार्य सम्पन्न होते थे । पहले किरपाराम 
गूजर और वाद में जीवाराम सूरजमल के दीवान रहे । बरसाना निवासी ब्राह्मण 
रूपराम कटारी सूरजमल का प्रमुख राजनंतिक सलाहकार था। ग्रम्भीर संकट के 
समय वह अपने स्वामी का विश्वसनीय साथी था भौर जाट राज्य की विदेश नीति 
का निर्माता था। मुग़ल, मराठा, जयपुर एवं अन्य शासकों के साथ जाटों के राजन तिक 
व्यवहार, वार्तालाप एवं सन्धियों के सम्पादन में उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
थी । उसका पुरा परिवार जाट राज्य की सेवा में था। उसके पुत्र मन्शाराम व 
सूरतिराम, भाई हेमराज और उसका पुत्र हरसुख भी राजतीतिक दूत के अलावा 


१. दस्तूर कोमवार, शा, पु० ४३६ 

२. बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेण्ठ, १६५६ ई०, जि० ७५, पु० ७३ 

३. के० बी० एल० गुप्ता, दि इच्होल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रंशन आफ दि फ़ॉर्मर 
भरतपुर स्टेट, पृ० २७ 


[ २२४ | 


युद्ध काय में भी भाग लेते थे ।* जयपुर दरवार से राजनैतिक सम्पर्क के अधिकतर 
कार्य उसके अन्य वकील वहादुरसिह एवं सीहमल के द्वारा किए जाते थे । * 

दीवान राजा एवं राज्य के अन्य कर्मचारियों के बीच मध्यस्थ होता था 
ओऔर राजा के नाम से सारे राजकीय आदेश जारी करता था। राजस्व के मामले भी 
मुख्यतया उसके नियंत्रण में ही रखते थे। सूरजमल द्वारा नव विजित क्षेत्रों के 
एकीकरण तथा उनके प्रशासन का काय्यें भी पूर्णतया दीवान पर निभेर था।ै 
इस समय दीवन स्वयं सैनिक गुणों से सम्पल्त व्यक्ति होता था। सूरजमल ने अपने 
दीवान जीवाराम को उसकी सैनिक सेवाओं के बदले जाग्रीर प्रदाव की थी।* 
राजकीय कार्यो को निपटाने के लिए दीवान का अपना पृथक कार्यालय होता था । 
सूरजमल के समय दीवान एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य था, किन्तु वह 
अत्यधिक शक्ति सम्पन्न नहीं था, क्योंकि डीग व भरतपुर के दुर्गो के पृथक दीवान थे, 
जिन पर सम्बन्धित दुर्ग की व्यवस्था का भार था और जो किलेदार के साथ मिलकर 
सुरक्षा एवं प्रशासन का समुचित प्रबन्ध करते थे ।* 

राजधानी के मामलों की देख-रेख के लिए एक पृथक मंत्री होता था | १७५४ 
ई० में गजसिह डीग के वरवार में इस कार्य के लिए नियुक्त था । * इसी प्रकार 
सूरजमल के शासन के अन्तिम वर्षो में भरतपुर दुर्ग का सर्वोच्च अधिकारी बलराम 
(सूरजमल का साला था ) था, जो स्थानीय मामलों में बहुत शक्तिशाली था । वैर दुर्ग, 
जो बहादुर सिंह के अधिकार में था, का किलेदार चम्पाल था । यद्यपि सूरजमल के 
शासन काल में मंत्री परिपद्‌ का कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु उसकी 
सलाहकार परिषद्‌ में दीवान जीवाराम, राजपुरोहित रूपराम कटारी, वरुशी द्विज 
मोहनराम और बलराम जाट (भरतपुर दुर्ग का अधिकारी) समान रूप से प्रभावशाली 
व्यक्ति थे । अनोपचारिक रूप से जाटों की चारों डं.गों के प्रमुख व्यक्तियों का भी 
दरवार में तथा राजनैतिक मंत्रणा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था जैसा कि १७५४ 
ई० में डीग की सभा में उन्हें आमन्नित० किए जाने से स्पष्ट है । 
सेना 

सूरजमल के समय जाद सेना संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ी नहीं थी, परन्तु 


१. दस्तुर कौमवार, श॥, पृ० ३६४, ४६० व ५६८; इतिहास संग्रह, ॥, पृ० २ 
२० दस्तूर कौमवार, ए॥. पू० ३४८ व ५६८ 

३. ग्रुप्ता, पृ० ४२ 

४. फॉरिन पोलिटिकल प्रोसीडिस्स, २५ अबतूवर, १८११ ई० 

५. सुजान चरित्र, पू० २४२ व २४६ 

६ वही, पू० २४१-४२ 

७. वही, पृ० २३६ 


| २२५ ] 


अपने युद्ध कौशल, क्षमता एवं संगठन के कारण वह हिन्दुस्तान की एक श्र प्ठ सेना बन 
गई थी। अपने गुणात्मक बल के आधार पर ही जाट सेना ने अपने समकालीन लगभग 
सभी हिन्दुस्तानी शासकों की सेनाओं पर अपनी श्रष्ठता की छाप छोड़ी थी । यहाँ 
तक कि दर्जय अब्दाली ने भी जाट शक्ति का लोहा माना था ।' सूरजमल की प्तैनिक 
शक्ति के बोर में बैण्डल, जो कि उसके पुत्र जवाहरपिह की सेवा में था, का कथन 
सर्वाधिक प्रामाणिक है, जो लिखता है, “सूरजमल अपने उत्तराधिकारी के लिए दुर्ग सेना 
के अतिरिक्त १५००० सवार, १५००० पैदल, ५००० घोड़े, ६०_ हाथी, ३०० तोपें 
तथा उसी अनुपात में युद्ध सामग्री छोड़ गया था ।”* उसकी सैन्य कुशलता करे बारे में 
गुलाम हुसैन लिखता है, “सूरजमल के अस्तवल में १२००० घोड़े रहते थे, जित पर 
चुने हुए एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक सवारी करते थे | इनको, घोड़े पर पीछे 
से निशाम पर गोली चलाने तथा घूमकर पुनः सुरक्षित ढंग से कारतृप्त भरने का 
अध्यास कराया गया था। नियमित अभ्यास से ये ख़तरनाक निशानेबाज एवं अपनी 
गति में इतने दक्ष हो गए थे कि भारत में ऐसा कोई सैन्य दल नहीं था, णो मैदान में 
उनका सामना कर सके !”3 सूरजसल की सैनिक प्रतिष्ठा मुख्यतया इसी घुड़सवार 
सेना पर निर्भर थी । 

सूरजमल की सैन्य शक्ति के अलावा उसके सुहृढ़ दुर्गों की भी समकालीन 
लेखकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। डीग, भरतपुर, कुम्हेर और वैर के प्रसिद्ध एवं 
सुदृढ़ दुर्गों (जो मुलतः जादक्षेत्र में स्थित हैं) के अलावा अलीगढ़ बल्लभगढ़, सिकन्दरा- 
बाद, अलवर एवं किशनगढ़ सहित अनेक छोटे-छोटे दुर्गों को सूरजमल ने जाट सीमाओं 
की रक्षार्थ आत्म निर्भर एवं रक्षात्मक दृष्टि से मज़बूत बनाया था । ४ १७६१ ई० में 
शाही दुर्ग आगरा पर अधिकार के बाद उसे भी इसी तरह सुदृढ़ किया था ।* प्रत्वेक 
दुर्ग में दुर्ग रक्षक सेनायें होती थीं, जो किलेदार के नियंत्रण में रहती थीं । मैदानी 
युद्धों की दृष्टि से सूरजमल का तोपखाना विशेष प्रभावशाली नहों था और 


उसका महत्व दुर्गो की रक्षा में उपयोग तक ही सीमित था। प्रथम चार दुर्गों की 
भण्डार क्षमता के बारे में विभिन्न विवरण मिलते हैं। १७५४ ईं० में मराठा आक्रमण 


के समय इनमें दो वर्ष के लिए. युद्ध [सामग्री ,और खाद्यान्न हइकदुठा किया गया था।* 


१. तारीखे आलमंगीर सानी, पृ० ११४ व 


सरकार, पतन, ॥, पृ० २८३, जाटों की बढ़ी-चढ़ी सैनिक शक्ति के बारे में 
अफवाहें बहुत फेली हुई थीं। इसी आधार पर हरसुखराय ने लिखा है कि 


सूरजमल की सेना में एक लाख सवार व पेदल हो गये थे, मजमाउल अख़बार, 
इलियट, ५॥॥, पृ० २७२ 


हे. सियार, ॥५, पु० रृ८ 

४. फ्रंज गोटलियव, पृ० २१ ब, नूरुद्दीन, पु० ६६ब-६७अ 
४. रेने मेंडक, बंगाल पास्ट एण्ड प्रेज़ेण्ट, जि० ५३, पृ० ६६ 
६. सुजान चरित्र, पृ० २४१-४२ 


[| २१२१६ | 


तरीखें मालमगीर सानी और सियार का लेखक लिखता है कि सूरजमल ने इन चार 

क्िलों का निर्माण इस तरीके से किया कि कोई भी शक्ति उन्हें घेरा डालकर छीन 

नही सकती थी । उसने इनको इतनी भारी मात्रा में खाद्यान्न एवं युद्ध सामग्री से 
संग्रहित किया था कि दुर्भाग्य से अगर कोई इनका घेरा डालने का विचार कर भी 
ले, तो कई वर्ष घेरे में गुज़ारने के वाद भी उन्हें लेना आसान नहीं था ।* 

युद्धों मे जाट राजा सूरजमल स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करता था और सेना 
का एक भाग स्थाई रूप से अपने साहसी पुत्र जवाहरसिह को स्वतन्त्र आाक्रमण के 
लिए सौप रखा था | मोहंनराम जाट सेना का बर्शी था ओर बलरास तोपखाने का 
अधिकारी । सूरतिराम गौड़, भरथर्सिह, दौलतराम और गृजरराज ये चार सेनापति 
जवाहरसिंह के साथ रहते थे । औरशिप सेना में सूरजमल के सा/थ रहने वाले सेनापतियों 
में मोकुलराम गौड़, हरिनागर विप्र, रामचन्द्र तोमर, मीर मुहम्मद पनाह, शिवसिह, 
सुखराम (सूरजमन का मामा) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । सूरजमल के विभिन्न 
भाषइयों की भी सेना में महत्वपूर्ण स्थिति थी। बललभगढ़ के स्वामी वाल जाट को 
उसकी सेना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और वह जाट राजा का दाहिना हाथ माना 
जाता था ।* अन्तिम वर्षो में माचेडी का राव प्रतापसिह सैमिक युद्धों में सूरजमल 

का महत्वपूर्ण सहयोगी था ॥7 

सूरजमल की सेना में जाट, राजपूत, गोसाई, ब्राह्मण, ग्रजर, अहीर, मेव 

(मुसलमान), मीना, चसार, महाजन सभी जातियों के लोग थे, यद्यपि जाटों का 
अनुपात सर्वाधिक था। राज्य के प्रमुख एवं प्रततिप्ठित सरदारों के नेतृत्व में पैदल 
सैतिकों के पृथक-पृथक डिवीजन बने हुए थे | इनमें दो तरह के सैनिक होते थे--- 
नियमित एवं अनियमित । नियमित संनिक वे होते थे, जिन्हें राज्य की ओर से 
मासिक वेतन, हथियार एवं वर्दी प्राप्त होती थी! अनियमित सैमिक सामान्यतया 
कृपक जाट होते थे जो संकटकाल में अपने नेत। के बुलावे पर राज्य की सुरक्षा एवं 
जाट जाति की प्रतिष्ठता बनाए रखने हेतु सेना में सम्मलित हो जाते थे । इस प्रकार 
के सैनिक इनामी जागीर के ज गीरदारों द्वारा भेजे जाते थे, जिन्हें राज्य द्वारा इस 
सेवा के एवज में भूमि प्राप्त होती थी । युद्ध के बाद ये सैनिक पुनः क्रपि एवं पशु 
पालन के अपने व्यवसाय में लौट जाते थे ।४ घुड़सवार सेना के भी दो वर्ग थे : 

१. तारीख़ें आनमगीर सानी, पृ० ११४ अ, सियार, ।९, पू० २७-२८; जीव ला के 
संस्मरणों से पता चलता है कि सूरगमल ने अपनी सेना को यूरोप्रीय ढंग से 
प्रशिक्षित करने का भी विचार किया था, देखें, कानूनगो, जाट, पूृ० ६१६६-७० 

२. सुजान चरित्र, पृ० ११२ 

हे. प्रताप रासो, पृ० १५ 

है." गुप्ता, पू्‌० छप 


[ २२७ |] 
(१) वह सेना, जिसे घोड़े व अन्य सामान राज्य से मिलता था और जितकी 
वेतन कम होता था । 
(२) थे घुड़सवार जो स्वयं के घोड़े लाते थे और जिनका वेतन अधिक 
होता था । 

घुड़सवार सेना विभिन्न रिसालों में बंटी हुई थी ।" सूरजमल के पास ६० 
हाथियों का फीलखाना भी था। शस्त्रों में तलवार, भाले व वन्दूक प्रमुख थीं । 
घुड़सवारों के लिए सुरक्षा कवच भी होते थे | सेना का सामान लादने के लिए कुली, 
ऊंट व बेल गाड़ियाँ होती थीं । 
जागोर प्रथा 

मूलतः: भरतपुर एक जागीर राज्य था, जिसमें जाट ज!ग्रीरदारों और इनामी 
जागीरदारों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थीं । इनाम व चौथ जागीरों की उत्पत्ति के 
बारे में ओडायर लिखता है कि इनाम प्रारम्भिक सम्राटों द्वारा दिया गया भूमिका 
जागीर अनुदाद था । ओडायर के अनुसार दिल्‍ली सम्राट द्वारा राजाराम को ५७४५ 
गांवों सहित मथुरा का तथाकथित अनुदान सम्भवतया एक कल्पना है, जो पिछली 
सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप अथवा भावी सैनिक सेवाओं के लिए सुरक्षार्थ दिए गए 
उसके भाइयों के अनुदान को अधिक वंधता प्रदान करने हेतु यढ़ी गई थी । ये सैनिक 
सेवाएं प्रत्येक मामले में बन्दूक व बन्दूकनियों की संख्या पर निश्चित की जाती थी और 
एक बन्दूक पर निर्धारत भूभाग २५ से लेकर १५० बीघा तक भिन्न-भिन्न प्रकार का 
था । राज्य विस्तारके साथ ही युद्ध के लिए अधिक व्यक्तियों की माँग के अनुसार ऐसे 
अनुदान किए गए । इस तथ्य के कारण कि जागीर के हिस्सों का मापदण्ड बन्दूकों 
की संख्या होती थी, जिसे इताम या चौथ जागीर के अधिकर्ता को पूर्ति करनी होती 
थी, मूल जागीर प्राप्तकर्ता अपन] समय आने पर अपने रिश्तेदारों में जागीर बाँट 
देता था ।* आवश्यकता के समय सेवा से अनुपस्थित रहने पर उसे प्रति माह प्रति 
बन्दूक पाँच रुपये का जुर्माना देना होता था, जो उस समय एक सिपाही का सामान्य 
वेतन था, जिससे कि उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भरती किया जा सके । 

चौथ के गाँव जो अब तक एक चौथाई लगान भुगतान करते थे, मुलतः 
इनामी या कर मुक्त थे | इनकी उत्पत्ति का इतिहास इस प्रकार है। १७७४ ई० में 
जब नजफ़ खान ने डीग व कुम्हेर पर अधिकार कर लिया तब उन इनामियों, जो 
मुग़लों की अपेक्षा भरतपुर महाराजा रणजीतर्तिह के झण्डे के नीचे एकन्न हो गए थे, 
के ११ परगनों के साथ उनके प्राचीन विशेपाधिकारों की पुनेस्थापना कर दी गई थीं। 


१. वही, पु० ७६ 
२. ओडायर, भंरतपुर स्टेट असेसमेन्ट रिपोर्ट, ।, पृ० २८ 


हे. ओडायर, ॥, पृ० २६ 


[ शर८ष | 


दूसरी ओर मुग़ल सर्वोच्चता स्वीकार करने वाले इनामियों पर नजफ़ ख़ान ने उनकी 
जागीर इस शर्तं पर वनाए रखी कि वे स॑निक सेवा के साथ-साथ एक चौथाई लगान 
देंगे। २६ चौथ के गाँवों की मुल जिम्मेवारी ३३१ बन्दूकों की थीं, जिसमें से मृत्यु, 
अनुपस्थित या छोड़ देने के कारण ३७६६ पुनः प्रारम्भ कर दी गई और शेप २६३+६ 
अब भी बनी हुई हैं ।' ओडायर के इस विवरण से ऐसा प्रतीत है कि चौथ व इनामी 
जागीरों की यह स्थिति सूरजमल के समय भी लगभग ऐसी ही रही होगी । 

वित्त एवं राजस्व 


सूरजमल के शासन काल में जाट राज्य की वित्तीय आय का प्रमुख स्रोत 
कृषि सम्बन्धी आय था | विजित प्रदेश से लुट की राशि एवं इनामी राशि आय का 
दूसरा महत्वपूर्ण स्नोत था। परन्तु तेजी से बढ़ते हुए जागीर क्षेत्र के अनुपात में 
भू-राज स्व तथा क्वपि सम्बन्धी व्यवस्था एवं सुधारों की ओर ध्यान नहीं दिया गया । 
गर कृषि आय जैसे चुगी, खनिज, उद्योग, व्यवसाय आदि के वारे में कोई प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं मिलता है । राज्य के विस्तार के साथ-साथ राज्य की कृपि आय भी निरन्तर 
बढ़ती गई । सुरजमल के राजकीय कोष एवं सम्पत्ति के बारे में वेण्डल लिखता है, 
“मैंने उसके वापिक राजस्व एवं ख़च्चे के बारे में पुछताछ उसव्यक्ति से की है, जो इसका 
प्रबन्ध करता था । उसके द्वारा मुझ जो कुछ मालुम पड़ा वह यह है कि अपने शासन 
के पिछले पाँच-छ: वर्षी से सुरजमल की वापिक आमदनी १७५००००० रुपये और 
खर्चे ६०-६५ लाख के वीच था । उसने अपने पूर्वजों के कोप में ५-६ करोड़ रुपये 
जोड़े और आज (जवाहरसिंह के राज्यारोहण के समय) जाट खजाने में दस करोड़ 
रुपये हैँ । इसके अलावा बहुत बड़ी सम्पत्ति ज़मीन के अन्दर छुपाई हुई है, जिसका 
पता नहीं है । सूरजमल ने ऐसे ही खज़ाने की प्राप्ति की आशा में डीय में (वदनसिंह 
के कोप) एक बड़े भूमाग में निरर्थक खुदाई करवाई थी ) । जाटों के ग्रुप्त कोप के 
बारे में अनेक मत प्रचलित हूँ, लेकिन मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि उनके पास 
अधिक घन नहीं है ।/* जदुनाथ सरकार के मनुसार उस समय सारे आयरा सूबे की 


१. ओडायर, |, पृ० २८ 

२. वेण्डल, पृ० ५०-५१; इमाद का लेखक गुलाम अली इस बारे में एक महत्वपूर्ण 
सूचना देता है (३० ७२) | सुरजमल का एक विश्वसनीय साथी राव राधा किशन 
(जिसने गुलाम अली को यह सूचना दी थी) कहता है कि सूरजमल ने उसे 
पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी और वार्ता के दौरान 
कहा, “मैंने, जिसके पास डेढ़ करोड़ की जागीर है और कोप में ५-६ करोड़ रुपये 
है, व्यय में ही भाऊ का साथ दिया ॥” देखें, कानूनगो, जाट, प्र्‌ ५५ पा० टि० । 
आने वाले वर्षो में यह लोक विश्वाप्त अधिक बल पकड़ता गया फि जाठों द्वारा 
दिल्‍ली व आगरा से लूटो गई विशाल सम्पत्ति अभी भी गुप्त खज़ानों में बन्द है । 


[ २९२६ ॥] 


मालगुजारी दो करोड़ से कुछ कम थी और इस प्रदेश का तीन चौथाई भाग सूरजमल 
के अधिकार में था ।? हरसुखराय लिखता है कि सूरजमल की वाधिक आय दो करोड़ 
रुपया थी-।* 

सूरजमल ने अपने राज्य में दो टकसालें वनाई थीं, एक डीग में तथा दूसरी 
भरतपुर में । अन्य राज्यों की तरह भरतपुर राज्य की स्वयं अपनी कोई स्वतन्त्र 
मुद्रा नहीं थी । १७६३ ई० में सूरजमल ने शाह आलम के नाम से चांदी के सिक्‍कों 
को जारी किया। इस मुद्रा के एक ओर “सिक्‍क मुबारक बादशाह गाजी शाह 
आलम” तथा दूसरी ओर “जवं वुर्जी अनवरपुर सन्‌ जुलूस” लिखा गया और 
फूल व कटार का चित्र"ण किया गया । इसका तोल १७१.८६ ग्रेत था । उसी वर्ष 
ताँवे का सिक्का भी जारी किया गया, जिसका वज़न २७५ से २८० ग्रन के 
बीच था | 

राजस्व प्रशासन की दृष्टि से मुगल काल में गांव सबसे छोटी इकाई थी 
और परगने का मुख्य राजस्व अधिकारी आमिल था। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 
में जागीरदारी प्रथा के संकट और जमा, हासिल एवं वास्तविक आय के बोच बढ़ते 
हुए अन्तर से नए जमींदारों तथा इजारेदारों का आगमन अधिक आसान हो गया । 
बहादुरशाह की मृत्यु के बाद इजारे की प्रथा जागीर भर खालसा दोनों प्रकार की 
भूमि में फेल गई ।४ भू-राजस्व की मांग जो अब सामान्य जमा से अधिक होने लगी 
थी, के लिए वचनवद्ध होने की दृष्टि से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में आश्रा सूबे में जाट 
जमींदारों की शक्ति का विस्तार हुआ। जाट राजा बदनसिह के समय जाटों का 
विस्तार मुख्यतया इजारेदारी प्रथा द्वारा ही हुआ था। आमेर के शासक सवाई 
जयसिंह की कृपा से उसने अपने रिश्तेदारों एव. जातीय लोगों के लिए अधिक से 
अधिक गाँव इजारे में प्राप्त किए, जिसके वाधिक भुगतान का निर्धारण पढ़्टे व 
अनुवन्ध में कर दिया जाता था । इसका एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

चीठीक * मीती चेत सुदी १५ संवत्‌ १७८४ अपरंचधि जामीनी वा कबुलायती 
की ता १० बावती बदनसिंह वर्गरह जाठा का वा० आगरा थे (से) गुलावंचन्द 
भेज्यां छै संबत १७८५३ का सा यो माफीक रुपया ने हसील करवाई जमा 
कीज्यो ६६६०६ । क 


१. सरकार, पतन, ॥, पृ० र८रे 


« मजमाउल अख़बार, इलियट, शा, पृ० २७२ अप 
३. विलियम वेब, दि करेन्सीज़ आफ दि हिन्दू स्टेट्स आफ राजपूताना, १० 
१२६०-२६ 


नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगल कालीन भूराजस्व (30720 पु० १७४-७८ 
सनदनवीस, परगना सवाई जयपुर, संवत्‌ १७८३, चिंट्ठीयात राबजी श्री 
जगराम को । 


25 22९ 


[ २३० 


(मु) कुचलका वदनसिह कवुलायती ली० अरजनर्सिह गरुमास्ता 

जाट वा० सीरमथुरा रुपया ८६० ) वदनपिह का दाम प्रवीले 

कबुलायती ली० अरजनसिंह इजारा रू० २८००१) 

गुमास्ता वदनसिंह गांव कीठ कबुलायती ली० जैकीसन वासंयती 
रु० ३००१) गुमास्ता तुलारामह० ११४२१) 

क० ली० हरनाथ ग्रुमास्ता कबुलायती ली० अरजनसिह गाँव 

खेमकरण जाट गाँव अरदाट इवराहमाबाद की रु १३०३) 

व सीकरोदा व दीठववार २८०३). कबुलायती लो० रणजीत जाट 

क० ली० अरजनसिह प्र री गाँव & धनौली वर्गरह रु० ४२३०८) 

छोहावास सनदी रुपया ३१५४५१) . कब॒लायती ली० साभाराम 

जा० वो स्थाम साहि गुमास्ता रणजीत प्र ० ७००१) 

विरादरी वदन सिंह जाट 

मौनारलों रु० २७०१) 


इस प्रकार इजारा एक प्रकार का ठेका होता था जिसका स्वाभाविक भाशय 
भू-राजस्व संग्रह करमे के अधिकार से था और भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं होता 
था । इकरारनामे (पट्टा) में अनुबन्धित शर्तों के अनुसार इजारेदार जागीरदार या 
तालुकेदार की उसका भुगतान करता था। यद्यपि इसका निर्धारण सालाना होता 
था, किन्तु भुगतान रवी व खरीफ की फसलों पर किया जाता था । यह भी आवश्यक 
नही था कि इजारा या ठेका पूरे परगने के लिए किया जाता हो, प्रारम्भ में जाटो 
ने अधिकांश इजारे गाँव इकाई के आधार पर ही प्राप्त किए थे ! 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि इजारे में गाँव प्राप्त करते समय इजारेदार उस गाँव 
वी जुताई की ज़मीन को ध्यान में रखते हुए कुल बीघा जमीन तय करता था । यदि 
सम्बन्धित गाँव में जोत लायक जमीन निश्चित बीघें के अनुसार नहीं निकलती थी, 
तो उसे बकाया भूमि के एवज़ में दूसरा गाँव प्रदान कर दिया जाता था। इस प्रकार 
की रहवदल का हमें एक उदाहरण मिलता है, जब परगना सहार के गांव सूनरख के 
बदले वदनसिह को परगना पहाड़ी का गाँव नींवका सम्बन्धित तालुकेदार द्वारा 
प्रदान किया गया ।) इसी प्रकार परगना भुसावर, जो साद मुहम्मद की शाही जागीर 
थी, के तालुकेदार हृठीसिह कल्याणवत्त ने अपनी जमींदारी के तालुके के सरकार में 
इजारे के रुपयों के भुगताव के लिए बदनसिह जाट से ७४००) गझुपया सालाना 
जामिनी पर पट्टा कबुलीयत की थी ।* बदनसिह अपने इजारे की राशि का भुगतान 


१. सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी श्रावण कृष्णा ८ संवत्‌ १७८४ आमिल 
परगना पहाड़ी को । 

९. सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी चैन्न कृष्णा ३ संबत्‌ु १७८३ नन्दलाल को, 
सा परगना जयपुर, चिटुठी करार गाश्विन शुक्ला ३ संवत्‌ १७५३ 
चे।धरा नानुरामज्जी भया गुलावराय जी । 


[ २३१ ] 


रवी व खरीफ की फसलों पर नियमित रूप से करके वर्ष करी समाप्ति पर आसानी 
से अपने इजारों का नवीनीकरण करवा लेता था ।* तालुकेदारों तथा आमिलों के 
साथ अपने हिसाब का यह कार्य बदनसिह अपने वकीलों मुख्यतया वहादुरसिंह व 
हेमराज कटारिया के द्वारा करता था। 


सूरजमल के शासन काल में जाट इजारेदारों ने स्थायी जमींदारियाँ प्राप्त 
करली और बंशानुगत जमींदारों को वेदखल करके अपनी भूमि का विस्तार किया । 
किसी विशेष गांव के प्रति अपने दावे की उपेक्षा होने पर जाट राजा शक्ति व आतंक 
का प्रदर्शन करने में नहीं चूकता था।"* क्योकि भूमि की प्राप्ति के लिए अब वह 
जयपुर राजा की कृपा पर निर्भर नहीं था, वल्कि अपनी शक्ति के बल पर खालसा 
के जागीर महालों पर अपना कब्जा कर रहा था। १७५२ ई० में अफगान युद्ध में 
सहायता के बदले सूरजमल को, वज्ञीर सफ़दरजंग ने खालसा भूमि में (जिस पर 
जाटों ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था) १८ लाख रुपये की शाही जागीर स्वीकृति 
की थी। १७५५ ई० में वज़ीर इमाद ने उसे पुनः स्वीकृत करके ८ लाख रुपये की 
जागीर (सुरजमल द्वारा जीते गए प्रदेशों में) अतिरिक्त स्वीकार की थी ।? इस प्रकार 
अब जाठों की नीति सैनिक बल पर अधिक से अधिक मुल्य की जागीरों पर अधिकार 
करके उनके लिए शाही बेधता प्राप्त करने की थी । 


धाभिक दृष्टि से दिए गए भूमि के अनुदान को अधिकांशतः भूराजस्व तथा 
अन्य करों से छूट प्राप्त होती थी ।* इसी उहं एय से सूरणमल के पुरोहित रूपराम 
कटारी ने पुण्यायं परगना कार्मां के तीन गांवों की सनद उदक (माफी) करवाने हेतु जयपुर 
के राजा माधोसिह से प्रार्थना की थी ।* जाह राजा ने हरम के खर्चे के लिए भी 
कुछ निश्चिय आय के लिए कुछ गांव ड्योढ़ी विभाग के नियन्त्रण में दे रखे थे ।* 


१. सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी मार्मशीषं शुक्ला १ संवत्‌ १७५३ चौधरी 
नानुराम जी भया गृलाबरायजी; चिट्ठी करार माध शुक्ला १३ संवत्‌ 
४७८३, चौधरी नानुराम साह मौजीराम द्वारा दीवान नारायणदास 
कीरपाराम को । 

२. ड्राफ्ट ख़रीता संवत्‌ १८११ (वण्डल संख्या ५) गाँव सीकरी परगना खोहरी की 
शिकाथत दीवान राजा हरगोविन्द से । 

३. तारीखें आलमगीर सानी, ऐं० ४८ व 

४. मुगल सरकार में ऐसे अनुदान को “मदद-माश” कहते थे, सिद्दीकी, 
पु० १५३-*%४ 

५ ख़रीता, इन्दौर--जयपुर राज्य, कारतिक कृष्णा ७ संवत्‌ १८१४ मल्हार राव 
होल्कर द्वारा सवाई राजा माधोसिंह को 

६. गुप्ता, पू० ५७-४८ " 


[ २३२ ] 


सरजमल के शासन काल का ऐसा कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे 
भूराजस्व की मांग की निर्धारित मात्रा का पता चलता हो | परन्तु राजस्व वसुली 
के लिए, विशेषकर बड़ी-बड़ी जागीरें व जमींदारियाँ प्राप्त करने के बाद, जाटों को 
अपने अनेक सतिक दस्तों का निर्माण करना पड़ा, जो नियमित सेना से भिन्न 
होते थे । 

नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन की दृष्टि से जाट राज्य दो भागों में बंटा 
हुआ था--डीग व भरतपुर । इन दोनों थानों का न्यायिक अधिकारी अदालती 
कहलाता था | मुलतः भरतपुर राज्य में १३ परगने थे : भरतपुर, रूपवास, वयाना, 
उच्चेन-झूदावल, बेर, भुसावर, अखगढ़ और कुम्हेर ये आठ परगने भरतपुर संभाग 
में तथा डीग, गोपालगढ़, कांपा, पहाड़ी, नगर ये पाँच परगने डीग संभाग के 
अन्तगंत थे। परन्तु सूरजमल की विजयों एवं राज्य विस्तार के परिणामस्वरूप 
बाद में आगरा सुत्रा और दोआवब के अनेक परगने जाट राज्य में सम्मिलित हो गए 
पे । सामान्य प्रशासन के अन्य विभागों शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि के 
बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इन क्षंत्रों के बारे में बाद में 
विकसित प्रशासनिक संस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश 
का प्रारम्भ सूरजमल के शासन काल में हुआ था। पानीपत से भागे हुए हज़ारों 
मराठा शरणार्थियों के लिए चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं का जुटाया जाना इस वात 
का प्रमाण है कि उस समय चिकित्सा एवं जनकल्याणकारी संस्थाओं का उदय हो 
चुका था । 
सूरजमल का धामिक दृष्टिकोण 

प्रारम्भिक जाट नेताओं ने ब्रज के लोगों को संगठित करने में धामिक 
उत्पीड़न को भी अपना आधार बनाया था, परन्तु सुरजमल इस मामले में अधिक 
उदार एवं विवेकशील था। व्यक्तिगत रूप से सूरजमल हिन्दू धर्म के वैष्णव सम्प्रदाय 
का अनुयायी था, किन्तु राज्य की नीति एवं सार्वजनिक मामलों में उसने उदार 
सामंजस्य की नोत्ति का पालन किया । उसके व्यक्तिगत सेवकों में करीमुल्लाह खान" 
और मीर पतादझा* प्रमुख थे। उसने अपनी सेना में भी मुसलमानों को भरती कर 
रखा था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सेव थे । मीर मुहम्मद पनाह उसकी सेना में 
एक महत्वपूर्ण पद पर था, जिसने घसेरा के दुर्ग पर सर्वप्रथम विजयी झण्डा फहराते 
हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी ।* सेना एवं प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के 
जाट एवं मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, गूजर सहित सभी वर्गों के लोग थे । 


रै. दस्तूर कौमवार, श।, पृ० ४५७ 
२. वही, प्ृ० दृ०८ 
है. सुजान चरित्र, पृ० ३१३६-४० 


[ २१३ | 


श्री हरिदेव जी सूरजमल के इष्ट देवता थे,! १७५६ ई० में उनके मन्दिर 
की स्थापना उसने अपने नवनिभित दुर्ग के अन्दर की थो ।"* श्री रामचन्द्र के छोटे 
भाई लक्ष्मणजी जाट राजाओं के कुल देवता थे। सुरजमल अपने दृष्ट देवता की 


पूजा के लिए प्रायः गोवर्धत जाया करता था और अनेक अवसरों पर सैन्य शिविर 
एवं राजनतिक कार्यों का सम्पादन वही पर किया करता था। अक्तूबर १७६१ ई० 


में जब नजीब के दूत राजा चेतराम व दिलेरसिंह जाट राजा से वार्ता करने आए, 
उस समय वह ग्ोवधन के मेले में भाग लेने जा रहा था, इस कारण वह इन 
दूतो को अपने साथ गोवध॑ंद ले गया और वहीं पर चार दिन तक वार्ता की ।3 
गृह युद्ध के दौरान दिल्‍ली की लुट के बाद सूरजमल ने ग्रोवधेन आकर दिवाली के 
अवसर पर अपने उपास्य देव हरिदेव जी का पूजन और मानसी गंगा पर चृहद्‌ 
दीपदान किया था । १७५६ ई० में वृन्दावन में आयोजित वैष्णव धर्म के महोत्सव 
को सफल बनाते के लिए सूरजमल ने गलता (जयपुर) के महसच्त को वहाँ भेजने के 
लिए जयपुर राजा को व्यक्तिगत पत्र लिखा था ।* 

सूरजमल के शासन काल में धर्म के नाम पर भेदभाव या उत्पीड़त का कोई 
उदाहरण नही मिलता हैं । इसके विपरीत अब्दाली की मुस्लिम सेवाओं के धर्म के 
ताम पर जब उसके राज्य में मथुरा, दृन्द्रावन एवं ग्रोकुल में अत्याचार एवं विनाश 
का नग्न प्रदर्शश किया, तब भी जाठ राजा ने अपना धैय नही खोया । धामिक 
मामलों में वह राजनतिक आओऔौचित्य के अनुसार निर्णय लेता था। उसके राज्य में 
मुस्लिम मस्जिदों की पविश्रता यथावत्त्‌ बनी हुई थी । १७६१ ई० में जब आगरा दुर्ग 
पर उसका निश्चित एवं स्थायी अधिकार हो गया तब सूरजमल ने अवश्य ही अपने 
बिजी दुर्गों की भाँति वहाँ से इस्लाम के चिन्हों को हटा दिया था । 


साहित्य 

सूरजमल को स्वयं को वाल्य काल में विशेष शिक्षा नही मिली, परन्तु शिक्षा 
के प्रति उसकी रुचि अभाधारण थी ) यह तथ्य इस वात से प्रमाणित होता है कि इस 
जाट राजा के शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों को भरतपुर मे राज्याश्रय 
प्राप्त टआ और उमने स्वयं समप्र-समय पर अनेफ विशिष्ट ग्रन्थों की रचना की 
प्रेरणा दी । डीग राज्य की प्राप्ति के वाद जब वदनसिह कवि सोमनाथ को मथुरा से 
डीग अपने दरवार में लाया तब कुछ वर्षों तक वह सूरजमल का शिक्षक रहा था ।* 


'इक प्रीति श्री हरदेव को की पिता के पदमाहि, सुजान चरित्र, पृ० ४ 
बृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ४३ 

पेशवा दफ्तर, ४ष।, पत्र, ६० 

ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १०४ व १०७ 

खरीता भरतपुर, मार्गशीषे, कृष्णा ३ संवत्‌ १८१३ 

गंगासिह, यदुवश, पू० १०८ 


300 “0 पक 


[ २३४ | 


सूरजमल का आश्रय पाने वाले कवियों में सूदन, सोमनाथ, अखैर।म, शिवराम, 
कलानिधि, वृन्दावतदास, सुधाकर, हरिवंश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मथूरा 
निवासी माथुर कवि सूदत सूरजमल का अत्यधिक छुपा पान्न एवं प्रमुख दरवारी कवि 
था । सूरजमल ने उसके लिए जागीर एवं उसके वंशजों के लिए स्थायी आजीविका का 
प्रवन्ध किया था ।* सूरजमल के ऐतिहासिक चरित्र को सूदन ने अपने प्रसिद्ध पद्य काव्य 
सुजान चरित्र में लिपिवद्ध किया | उसके हृश्यगत विवरणों से पता चलता है कि 
प्रत्येक महत्वपूर्ण युद्ध में यह कवि सूरमणमल के साथ रहता था और अपने स्वामी की 
राजन तिक गतिविधियों की उसे पुरी जानकारी रहती थी । शशिनाथ उपनाम सोमनाथ 
मथुरा के निकट ५ मील पर गाँव छिरोरा निवासी माथुर था। सोमनाथ ने ऋषश: वदनसिंह 
प्रतापसिंह और सूरजमल का आश्रय प्राप्त किया थ। । सोमनाथ द्वारा लिखे गए प्राप्त 
ग्रन्थ इस प्रकार हँ--नवावोंविलास, संग्रामदर्प ण, रथ पोयू प निधि, श्र गार विलास, 
रामचरित्र र॒त्नाकर, राम कलाघर, कृष्ण लीलावती; सृजन विलास, माधव विनोद, 
ध्रुव विनोद, शशिनाथ विनोद, ब्रजेन्द्र विनोद तथा प्रेम पच्चीसी। सूरजमल के कहने 
पर ही कवि ने सहासन वतीसी का अनुवाद सुजान विलास के रूप में किया और 
उसके वाद के सभी ग्रन्यों की रचता सूरजमल के लिए ही की गई थी । सूरजमल ने 
इसे जागीर प्रदान की और अपने राज्य के दानाध्यक्ष पद पर बनाए रखा ।* 

कवि शिवराम सूरजमल के युत्रराज काल से ही कुम्हेर में रहे भौर इनकी काव्प् 
रचना 'नवधा भक्ति रागरस सार' पर सूरजमलने इनको २६००० रुपये का पुरस्कार 
प्रदाव किया था ।7 संभवत १७३४५ ई में इस ग्रन्थ की रचता हुई, जब पृूरजमल 
कुम्हेर में निवास कर रहे थे । कवि सोमनाथ और कलानिधि इस समय वैर चले गए 
थे, जहाँ सूरजमल के छोटे भाई प्रतायर्तिह निवास कर रहे थे | सोपनाथ तो प्रतापपिह 


१. भरतपुर स्टेट से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र भारत वीर' भाग १, संझया १६, 
२६ मार्च १६२७ ई०; सुजान चरित्र, पृ० रे 
२. विष्णु चन्द्र पाठक, सोमनाथ आचाय और कवि (अग्रकाशित शोध प्रबन्ध) 
डे. नगर कुम्हेर जानि मथुरा ढिंग, सूरजमल महाराजा । 
नवधा भक्ति राग रस वरन्पौ, सुनो तुम्हारे काजा ।॥। 
जवहि ग्रन्थ पूरतनः भयौ, तबहि करी वक्सीस । 
परें रुपेआ मौव सौं, दएः सहस छहतीस ॥| 
मत्स्य की देन, पृ० ४४-४४ 
४. तिथि के सम्बन्ध में अस्पष्ट वर्णन मिलता है। एक स्थान पर कवि ने संवत्‌ 
१७३४ का उल्लेख किया है जबकि दूसरे स्थान पर वर्णित दंपत्ति रस मुनि 
सप्तिहि' का अर्थ डा० मोतीलाल गुप्ता ने संबतू १७६२ ई० लगाया है। मेरे 
विचार से यह १७६२ होना चाहिए, देखें, मत्स्य की देन, पृ० ४४-४५ 


[ २३५ ।] 


की मृत्यु के वाद सूरजमल के पास पुत्र: डीग चले आए थे, परन्तु कला निधि वैर में 
ही रहे । इत दोनों ने मिलकर वर में सम्पूर्ण रामापण का हिन्दी जनुवाद किया था । 
कलानिधि ने वाल्मीकि रामायण के तीन काण्डों (वाल, युद्ध व उत्तर काण्ड) के हिन्दी 
प्यानुवाद के अलावा उपनिवद्‌ स्तार, दुर्गा माहात्म्य (अनुवाद), रामगीतमु, श्ल गार- 
माधुरी तथा अलंकार कलानिधि नामक ग्रन्थों की रचना भी की ।* 

कवि अशैराम ने सूरजमल के लिए तीन प्रस्थों की रचना की-पसिंहासन 
बत्तीसो, विक्रम विलास और सुजान विल्ञास प्रथम पुस्तक की रचता १७५५ ई० 
में हुई थी और अन्तिम काव्य का जो प्राप्य नहीं है, मात्र उल्लेख ही मिलता है। 
कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, उसके वंश तथा राजधानी डीग का भव्य वर्णन 
किया है । कवि उदयराम के दो पग्रन्य मिलते हैं: गिरिवर विलास और सूुजान 
संबत्‌ ।? यद्यपि कवि के सूरजमल के समकालीन होने के ठोत् प्रमाण नहीं मिलते हैं, 
किन्तु ग्रेरिवर विलास में मानप्ती गंगा पर सूरजमल द्वारा किए गए प्रथम दीपदान 
महोत्सव के उद्धाटन अवसर के विस्तृत एवं हृश्यगत विवरण से प्रकट होत्ता है कि 
कवि स्वयं वहाँ पर उपस्थित था । सुजान संवत्‌ सुजान चरित्र की तरह सूरजमल के 
इतिहास विपयक सूचनाओं (विशेष रूप से सूदन द्वारा कुम्हेर घेरे के बाद का वृतान्त 
न देने की) की पूर्ति करता है । 

कवि दत्त की रचना महाराजा सूरजमल की क्ृपाण' वीर साहित्य का अनुपम 
रत्न है । कहा जाता है कि महाकवि देव भी आश्रय की तलाश में भरतपुर राज्य में 
पहुँचे थे और सूरजमल ने उनका सम्मान किया था । डीग दुर्ग के निर्माण के समय 
वे सूरजमल के पास ही रहते थे और यह संभव है कि “सुजान विनोद नामक ग्रन्थ 
की रचना उन्होंने सूरजमल के लिए ही की हो ।४ ब्रज के एक अन्य भक्त कवि 
वृन्दाबनदास ने भी सूरजमल का आश्रय प्राप्त किया था ॥ १७५६ ई० में वृन्दावन 
अब्दाली के आक्रमण के समय वृन्दावनदास वहाँ विद्यमान थे। उस भीषण संहार 
से किसी तरह वचकर वे भरतपुर के दुर्ग में पहुँच गए । यहीं पर उन्हीने हरि कला 
वेलि काव्य को रचना की, जिसके प्रारम्भ सें लिखा है--- 

“अठारह सौ तेरह वरस, हरि ऐसी करी 
जमन विभोयौं देस, विपत्ति ग्राढ़ी परी ॥” 
इस ग्रन्थ के दूधरे भाग में इस विपत्ति का और वर्णन किया गया है। * 


कला 
कला के क्षत्र में सूरजमल की अभिरुचि दुर्ग, महल एवं मन्दिर निर्माण के 
१. मत्स्य की देन, पु० ५७-६५ 
२. वही पृ० १६८-२०१ 
३. वही, पृ० १५४४ व २११ 
४. भारत वीर, २६ मार्च १६२७ ई० 
५. ब्ज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१४ 


[ २३६ ] 


रूप में विशेष रूप से प्रकट होती है । यद्यणि उसके शासन काल में सभी जाट क़िलों 
की मरम्मत एवं पुननिर्माण का कार्ये जारी रहा, परन्तु स्वयं उसका योगदान विशेष 
रूप से भरतपुर के नवीन दुर्ग भौर डीग के आधुनिकतम महलों के निर्माण में 
रहा है । 

डीग में अपने पिता के समय बने महलों, जो पुराने महलों के वाम से जाने 
जाते हैं, से प्रथक सूरजमल ने सुन्दर जलाशय एवं फव्वारों के साथ आधुनिक सुविधा 
से युक्त महलों का निर्माण करवाया, जो आज भी भव्य एवं दर्शनीय हैं। सोमनाथ मे 
सुजान विलास और अखैराम ने सिहासन वत्तीसी में राजधानी डीग के इन सुन्दर 
महलों, वाटिका, जलाशय आदि का श्रेष्ठ एवं विस्तृत वर्णन किया हैं। थार्टन के 
अनुसार डीग के महल जाट राज्य के रूपवास परगने में बांसी पहाडपुर की खदान के 
सुन्दर एवं कठोर चलुआ पत्थर से बनाए गए हैं जो शैली की रमणीयता और शिल्प की 
पूर्णता की दृष्टि से इतने भ्रष्ठ हैं कि उनसे बढ़कर केवल आगरा का ताजमहल है । 
चतुप्कोण वनाते हुए इन महलों के बीच ४७४५-३५० फीट का एक बगीचा है जिसमें 
फव्वारे लगे हुए हैं । पूर्व व पश्चिम में विशाल जलाशय है तथा उत्तरकी ओर नन्द भवन 
है, पश्चिमी में मुख्य इमारत गोपाल भवन है, जो सभी मह॒लों में सर्वाधिक विशाल है । 
यह तीन ओर से दुमंज़िला है और बीच में विशालसभा भवन है । गोपाल भवन से थोड़ी 
सी दूरी पर दो छोटी इमारतें है जो 'सावन भादों' भवन के नाम से जानी जाती है । 
ये तीनों भवत यद्यपि सामने के धरातल पर केवल एक मंजिल में हैं, परन्तु इनके पीछे 
की ओर सतह के नीचे बनी ॥5$ई दो अतिरिक्त मंज़िलें हैं, इसमें से एक अंशतः अथवा 
पृर्णत: पूरे वर्ष पानी के नीचे रहती है। सरोवर के पानी के स्तर की ऊंचाई 
के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है । चतुष्कोण के दक्षिण की ओर उत्तर की 
तरफ़ मुख किए दो महल हैं . (१) पश्चिम में मकराना खदान के संगमरमर से बना 
सूरज भवन और (२ पूर्व में भूरे बलुआ पत्थर से बता किशन भवन । दोनों 
महलों के वीच इस मजबूत इमारत की छत पर एक टंकी है जो इन सभी महलों व 
वगीचों में जल प्रवाह करती हैं। ब्रोकमेन के अनुसार भण्डार की विशाल क्षमता को 
आवश्यक मजबूती प्रदान करने में यह टंकी हिन्दुस्तान में वेजोड़ है ।'* 

१७३३ ई० में भरतपुर पर अधिकार करने के वाद से ही ग्ूरजमल ने 
योजनावद्ध ढंग से दस स्थान का विकास नई राजवानी और अभेध दुर्ग वेः निर्माण 
की दृष्टि से प्रारम्भ कर दिया था । उसकी वग्यक्तियत झुचि के कारण ही इस स्वास 
का तेजी से विकास सम्मव हो सका और बगले २५ वर्षों में यह्‌ हिन्दुस्तान का 


प्रसिद्ध नगर वन गया घा | १७४५ ई० में शासन सूच अपने हाथ में 
; धर्म आने के बाद 
सूरजमल ने समकालीन जाट दुर्गों से भी अधिक सुदृढ़, अभेध और घिशाल क्षमता 


वाले भरतपुर के दुर्ग का निर्माण तेजी से किया और अगले आठ वर्षो मे सम्भवत: 


१. ब्रोकमेंन, १० ११-१३; देवनीश, पृ० १२-२१ 


[ २३७ ] 


वह इस कार्य को पूरा कर चुका था । डेढ़ मील के घेरे में बने भरतपुर दुर्ग के 
परकोटे के भीतर अनेक राजकीय महलों का भी निर्माण कराया गया । परकोटे में 
आठ बुर्ज स्थापित किए गए और उसके चारों ओर ३० फीट गहरी और २०० फीट 
चौड़ी खाई बनाकर, उसमें जल के प्रवेश एवं निकासी का उत्तम प्रवन्ध किया गया | 
यह खाई या नहर सुजान गंगा के नाम से प्रसिद्ध है । 

भरतपुर के क्िले में प्रवेश के लिए उत्तर व दक्षिण में दो प्रवेश द्वार बनाए 
गए और खाई को पार करके उत तक पहुँचने के लिए पुल भी बनाए गए | मुख्य 
दक्षिणी द्वार के सम्मुख एक छोटी सी चीबुर्जा गढ़ी बनाई गई थी । नगर की सुरक्षा 
के लिए चारों ओर १८ से २५ फीट चौड़े और ६० फीट ऊँचे मिद्‌टी के परकोठे का 
निर्माण करवाया गया, ताकि शत्र के तोपगोल मिटटी में धंस जाए और मुख्य 
किला उनकी पहुँच से दूर रहे । मिट्टी के धुस्स की इस दीवार के चारों ओर २०० 
से २५० फीट चौड़ी तथा १० से १५ फीट गहरी कच्ची खाई बताई गई थी। चंगर 
में प्रवेश के लिए आठ दरवाज़ों का तिर्माण किया गया ओर परकोटे की सुरक्षा के 
लिए १४ नाल वुर्ज, व १७ पक्‍की बुर्ज भी बताई ९ई। इस दुहरी सुरक्षा व्यवस्था 
(पत्थर का परकोटा और मिद॒टी का परकौटा) एवं सुदृढ़ संरचना का ही परिणाम 
शा कि १८०४ ई० में ला लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध यह दुर्ग अभेद्य 
सिद्ध हुआ | क़िले के भीतर श्री हरिवेवजी व बिहारीजी का मन्दिर और किशोरी 
महल सहित अन्य अनेक भवनों का निर्माण किया गया था ।? घुरजमल ते १७४३ 
०ई केलगरभग भरतपुर को अपना स्थायी निवास बना लिया था, परन्तु १७५६ ई० 
में बदनसिह की मृत्यु के बाद ही यह विधिवत रूपसे राजधानी घोषित हुई थी । 

राधाकु ड-्गोवर्धन के प्रायः बीच में सड़क के किनारे स्थित कुसुम सरोवर' 
नामक पवित्र जलाशय के प्रुनर्तिर्माण का कार्य भी जाट राजा सूरजमल ने किया थ। । 
उसके पुरोहित रूपराम कटारी ने बरसाना में अनेक मन्दिर, भवत आदि का निर्माण 
किया और बाग आदि लगाकर उसे एक सुन्दर क़स्बे के रूप में विकसित किया । 
सूरज़मल की पत्नी रानी किशोरी ने गोवर्धन में मावसी गंगा के तट पर एक महल 
भौर श्री किशोरीश्यामजी का मन्दिर बनवाया था तथा वृन्दावन में यमुता के किनारे 
कुंज और किशोरीघाट का निर्माण कराया था ।* 
मुल्यांकन 

जिस समय सूरजमल का उदय हुआ, उस समय जाट लोग केवल किसान व 
जमींदार थे और वे सँनिक के रूप में मधिक जाने जाते थे । परन्तु सूरजमल के शाक्षन 


१. भरतपुर नगर एवं दुर्ग निर्माण के लिए देखें, सुजान चरित्र, पृु० २४६; तवारीख 
भरतपुर, पृ० २०-३२; जा० न० इ०, ३३२०३ ३८ 
२. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पु० १०४५ वे ५१६ 


[ शइ८घ ] 


काल में इन कृषक जाटों ने एक कुशल और शक्तिशाली योद्धा वर्ग के रूप में ख्याति 
प्राप्त की, सैनिक और जमींदारों के स्तर से उठकर वे शक्तिशाली शासकों की श्रेणी 
में गिमे जाने लगे । उसके समय में जाटों की कीरति सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई थी, 
फिर भी वह अपने को जमींदार कहने में ग॑ अनुभव करता था । अपनी सादगी एवं 
पहनावे से वह एक साधारण किसान लगता था, परन्तु राजनीतिक शिष्टाचार के 
साथ मृदुल एवं शालीन व्यवहार के कारण वह बहुत लोकप्रिय था! और समकालीन 
शासक उसका बहुत सम्मान करते थे । विशाल सम्पत्ति और एक शक्तिशाली सेना 
का स्वामी होने के वावजूद उसमें अहंकार लेश मात्र नही था । वैण्डल को उसके 
चरित्र में केवल एक दोप दिखाई दिया और वह था उसकी क्ृपणता ।* एक किसान 
घर में उत्पन्न होने पर भी गूरजमल में एक राजा की भाँति पुरुषों के असली गुणों 
को परीक्षा कर सकने और राजनीतिक विषयों का समुचित प्रवन्ध करने को क्षमता 
एवं सहज बुद्धि थी । 


१७२१ ई० में मात्र १४ वर्ष की आयु में जब सुरजमल अपने पिता के दूतत 
के रूप में सवाई जयसिह से मिलने उसके दिल्‍ली स्थित मुकाम पर पहुँचा, तब 
उसके राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ हुआ था । इस समय सूरजमल के पास कुछ नहों 
था, उसका पिता वदनसिह मुहकर्मासह की कंद में था ओर उसकी मुक्ति एवं भविष्य 
की चिन्ता के साथ उसने अपना सेनिक व राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया था। 
परन्तु १७६३ ई० में जब उसकी मृत्यु हुई, तब भरतपुर का जाट राज्य हिन्दुस्तान का 
सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न राज्य था, और जाट राजा एक विशाल कोप, शक्तिशाली 
सेना और विस्तृत भूभाग का स्वामी था | ऐसा सुरजमल की बहुमुखी प्रतिभा और 
श्रेष्ठ सेनिक व राजनैतिक ग्रुणों के कारण ही सम्भव हो पाया था | अतः जाट राज्य 
का वास्तविक संस्थापक सूरजमल ही था और अपनी मृत्यु के समय वह एक राज्य के 
सभी गुणों से युक्त व्यवहारतः स्वतन्ध्र सत्ता का उपभोग करता था। 


निष्ठा और वफ़ादारी की भावना सूरजमल को उत्तराधिकार में मिली थी । 
जिस प्रकार वदनसिह ने डीग राज्य की प्राप्ति के लिए आजीवन जयपुर दरवार के 


१. सूरजमल के समकालीन जयपुर शासक माघधोंसिह के दरबार में स्थित कवि 
कृष्ण भट्ट ने उसकी कीति एवं र्याति का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने 
नाम के अनुरूप हो सूरजमल तेजस्वी एवं अनेक गुणों से युक्त था और सुर्य के 


प्रकाश की तरह उसकी कान्ति चारों ओर फैली हुईं थी। पद्च मुक्तावली, 
पृ० ६०-६१ 


तक 


४२. सरकार, पतन, ॥; पू० २८२ 
३. दस्तूर कौमवार, शा, पूृ० ५३५ 


[| २३६ | 


के प्रति निष्ठा एवं कृतज्ञता प्रकट की, उसी प्रकार सूरजमल ने भी अपने राजनैतिक 
जीवन की अनेक विपम परिस्थितियों में भी न केवल जयपुर शासक के प्रति अपने 
पिता की इच्छा का पालन क्रिग्रा, बल्कि अन्य अनेक मामलों में भी एक निष्ठता 
प्रदर्शित की । इस विपय में वह अपने एक शक्तिशाली पूर्वज चुड़ामन के ठीक विपरीत 
स्वभाव का था। जहाँ चूडामत ने जाट शक्ति के विकास के लिए अपनी निष्ठा को 
सवार के अचुकूल वारम्ब्रार बदला, वहाँ सुूरजमल ने उम्री उद्देश्य के लिए कार्य करते 
हुए एक परिपक्व (एवं दुरदर्शी राजवीतिक की तरद एकनिष्ठता का पालच करते 
हुए राजबैतिक क्षेत्र में अपने लिए विश्वास एवं महत्ता कायम की। जयपुर के गृह 
युद्ध में ईश्वरीसिह के पक्ष में सक्रिय भाग लेने की नीति सूरजमल द्वारा अपने संरक्षक 
के प्रति वफ़ादारी की पुष्टि थी। मात्र स्वायंसिद्धि के लिए विजेता या प्रवल पक्ष का 
साथ देने की चुड़ामन की अवसरानुकुल चीति के विपरीत सूरजमल ने वगरू के युद्ध 
में यह जानते हुए कि मराठा एवं राजपुताना के अनेक शासकों के समर्थन के कारण 
माधोर्सिंह का पक्ष मजबूत है, ईश्वरीसिंह के लिए अन्तिम समय तक खून वहाया, 
यद्यपि लाभ के रूप में जाटों को यश के अलावा कुछ नहीं मिला। माधोसिंह के 
सिहासनारूढ़ होने पर सूरजमल ने पुनः निष्ठा प्रदर्शन के द्वारा बए शासक की 
सद्भावना अजित करने में सफलता पा ली थी, किन्तु अब दोनों के आपसी सम्बन्धों 
का स्वरूप बदलने लगा था और ये संरक्षक-अधीनस्थ के न रहकर समानता पर 
आधारित मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध दिखाई देने लगे थे। सूरजमल व माधोसिंह ने अनेक 
महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में भिन्न नीति का पालन करते हुए भी निरन्तर भेंट 
एवं पत्राचार द्वारा इस वात पर सहमति व्यक्त की थी कि वे आपसी मित्रता एवं 
सदभाव चताये रखेंगे । 

सूरजमल का लक्ष्य मुगल सम्राट की अधीनता में एक शक्तिशाली, विस्तृत 
एवं स्वतन्त्र जाट राज्य की स्थापता करना था, जिसके अस्तित्व को चुनौती देना 
किसी भी शासक के लिए दुष्कर कार्य हो । इसके लिए उसने अपने पित्ता की झाच्त, 
संयत एवं अनुकम्पा की नीति को पलटकर उम्र महत्वाकांक्षी एवं शक्ति प्रदर्शन की 
नीति को अपनाया । सूरजमल में शौयं, साहस एवं सैनिक कुशलता के साथ-साय धेर्ष 
दुरदर्शिता एवं राजनतिक सूझ-बुझ का अदभुत सामंजस्थ था। सूरजमल की इस 
प्रतिभा को उसके पिता बदनसिह ने भलीभाँति पहचाना और उसके प्रत्येक कार्य एवं 
निर्णय से सहमति प्रकट करते हुए प्रारम्भ से ही उसे बहुत स्वतन्त्रता दे रखी थी ॥ 
सूरजमल भी प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर पितृतनिष्ठा की भावना के साथ वदनसिह्‌ 
से सलाह एवं अचुमति लिया करता था। अपने नेतृत्व क्षमता एवं व्यवहार कुशलता 
के बल पर सूरजमल जाट राज्य के विभिन्न वर्गों और जाट सेना के बीच एकता व 
सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहा और अपने पिता के दो प्रमुख विरोधियों में 
से एक खबेमा जाठ को संनिक क्षेत्र में पराजित (१७३३ ६०) किया और दूसरे 
मोहकमर्सिहु को राजनंतिक हृण्टि से कमज़ोर करने के वाद क्षमा कर दिया । 


क्र 


[ २४० ] 


अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सूरजमल का प्रथम महृत्वपुर्ण राजनीतिक निर्णय 
जयपुर राजा के संरक्षकत्व से हटकर १७५० ई० में साम्राज्य के वज़ीर सफ़दरजंग 
की मंत्री प्राप्त करना था। १७४८ ई० में मराठा सरदार होल्कर और १७४६ ई० 
में साम्राज्य के मीरवरूशी के ऊपर अपनी सौनिक श्रप्ठता स्थापित करके सुरजमल 
ने किसी तात्कालिक लाभ की इच्छा नहीं की थी, बल्कि वह पतनोन्‍्मुख मुगल 
साम्राज्य और उत्तर में बढ़ते हुए मराठा प्रधार के बीच अपने राज्य की सुरक्षा एवं 
विस्तार की दिशा में पुरी सतकंता वरतना चाहता था। घैये का फल उसे मिला 
और उपयु क्‍त सैनिक श्रष्ठता का ही परिणाम था कि वजीर उसकी मेंत्री सहायता 
का आकांक्षी हुआ । सूरजमल ने इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया क्‍योंकि उसे अनधिकृत 
शाही जाभीरों को वैधता दिलाने और मराठा खतरे के विरुद्ध अपने हितों के रक्षा 
के लिए ऐसे ही मित्र की आवश्यकता थी। साम्राज्य के गृह युद्ध के बुरे दिनों में 
सफ़दरजंग का पूरा साथ निभाकर सूरजमल ने राजनैतिक क्षत्र में अपनी प्रभावशाली 
एवं उपयोगी मित्रता के प्रति विश्वास में वृद्धि की, यद्यपि नवाव के दुर्भागय में उसे 
भी भागीदार बनना पड़ा । 


वस्तुतः देखा जाय तो मुग़ल साम्राज्य के वजीर के साथ संवन्धों के मामले में 
सूरजमल दुर्भाग्यशाली रहा अथवा उसका दृष्टिकोण अदूरदर्शी सिद्ध हुआ | सूरजमल 
नए वज़ीर इन्तिज्ञाम से सम्बन्ध सामान्य बनाता, उसके पूर्व ही उसे गाज़ीउद्दीच इमाद 
का कोपभाजन बनना पड़ा । इमाद को समझने में सूरजमल ने प्रारम्भ में निश्चय ही 
भूल की, जो उसका प्रमुख शत्रु सिद्ध हुआ । जब इमाद वज़ीर वना तो सूरजमलने अपने 
राजनैतिक हितों की सुरक्षार्थ भपने वंश परम्परागत मित्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला 
को वज़ीर बवाए जाने के प्रयास को प्रमुख रूप से समर्थन प्रदान किया । यहाँ पर 
हमें सूरणमल की राजनेतिक दूरद्शिता एवं ओऔचित्य पर सन्देह होता है, जब पानीपत 
के युद्ध के पू्ष तक नजीब, मराठा व अब्दाली जैसी प्रमुख राजनीतिक शक्तियां दमाद 
की वज़ारत का समर्थन कर रही थीं तथा उसने उसके साथ विरोध एवं टकराव की 
नीति जारी रखी और जब प्रानीपत के युद्ध के बाद इमाद इन सभी पक्षों द्वारा 
डुकराया जा चुका था, तव सूरजमल ने उसकी शत्रुता भुलाकर उसे पुनः वज़ारत 
पर स्थापित करने के लिए अपना रक्त बहाने का निश्चय किया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि १७६२ ६० में जब शुजाउद्दोला बजीर वना तब जाट राजा व्यवहारतः 
इस वंश परम्परागत मित्र को भी खो चुका था । सूरजमल क्रे दृष्टिकोण का आधार 
यह भी हो सकता है कि पानीपत के युद्ध के बाद जब इमाद पूरी तरह से उसकी 
शरण में था, तो शक्तिगाली शुजाउद्दौला के स्थान पर निर्वल भौर असहाय इमाद 
उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ति का उपयुक्त साधत हो सकता था। यदि जीनला के 
घारित्रि फ विश्लेषण को स्वीकार किया जाय तो शुजाउद्दोला अपने चरित्र में इमाद 
से भी अधिक बुरा था। सम्मवतः इसी परिप्रेक्ष्य में सूरजमल ने यह सोचा कि 


वज्जीर को सत्ता मिलने पर शक्तिशाली' 'शुजाउद्दौला उसकी उपेक्षा कर सकता है 
ओर इमाद की तुलना में अधिक हानि पहुँचा सकता है जो कि मराठों का भी मित्र 
है । इसके विपरीत इमाद, जिसे मराठा समर्थन से पृथक कर दिया गया था, वज्ीर 
बनने पर भी जाट राजा को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता था क्योंकि उसकी रवय॑ 
की शक्ति का कोई आधार नहीं था.) वज़ीर के साथ निरन्तर टकराव की नीति के 
बावजूद यदि जाट राज्य के हितों को कोई. विशेप आंच नहीं आई तो इसका कारण 
समकालीन शक्तियों के बीच जाट सेना की श्रेष्ठता थी । ह 

आगरा व दोआव में जाट-मराठा हितों का टकराव अवश्यम्भावी था, इस 
कारण सूरजमल मुलत: मराठों को चम्बल पार खदेड़ द्विए जाने की नीति का समर्थक 
यां। फिर भी उनके साथ संघर्ष से बचने के लिए वह एक निश्चित व्यवहार एवं 
समझौते का इच्छुक था, परन्तु मराठों ने सैन्य शक्ति के दर्प में जाट को तुच्छ 
समझा । १७५४ ई० के कुम्हेर घेरे की विफलता पर मराठों की यह भ्रान्ति टूड गई 
और बे जाटों के साथ समान स्तर पर वार्ता एवं मैत्री के इच्छुक हुए । मराठों के 
प्रति सूरजमल अविश्वासी था, किन्तु जब तक उत्तर में उनके प्रवेश को रोक जाने 
पर पक्‍का भरोसा नहीं हो जाता, वह उनकी शत्रुता से बचना चाहता था । इसी 
कारण माधोर्सिह व अन्य शासकों के निरन्तर आग्रह के बावजूद उसने उनसे सहमत 
होते हुए भो दृरदर्शिता से मराठों क॑ साथ मित्रता के द्वार खुले रखे । इसी के परिणाम 
स्वरूप जब अब्दाली के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ तो एक व्यापक दृष्टिकोण 
के अनुरूप सूरजमल को मराठा पक्ष ग्रहण करने में विशेष हिंचकिचाहट का सामना 
नहीं करना पड़ा । यह बात अलग है कि भाऊ से मतभेद होने के कारण उसे मराठा 
पक्ष छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा । 

पानीपत के युद्ध के बाद अपने दो प्रमुख शत्रु ओं मराठा व अब्दाली से मैदान 
साफ़ होने के कारण पहली बार सूरजमल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अधीर 
होता हुआ दिखाई देता है । जब उसे अपने प्रमुख हथियार इमाद की असफलता 
हृष्टिगोचर होने लगी, तो उसने केवल अपनी शक्ति के बल पर ही राजधानी दिल्‍ली 
पर नियन्त्रण करने का विचार किया । परन्तु इस समय सूरजमल की महत्वाकांक्षा 
उसके लक्ष्य से बहुत आगे बढ़ गई और वह दिल्‍ली पर अधिकार के लिए अधीर हो 
उठा । निस्सन्देह चारों और जाट ग्रदेश से घिरी दिल्‍ली इस समय जाद राजा के 
चंगुल में थो और नजीब के ऊपर वह अपनी सैनिक श्रष्ठता और सफलता के श्रति 


भी पूरी तरह से आश्वस्त था, परन्तु भाग्य ने सूरजमल का साथ नहीं दिया। इस 
अन्तिम दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के बावजूद जाटों की कीति को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने 


का श्रेय सूरजमल को ही है । सूरजमल ने न केवल समकालीन महत्वपूर्ण हिन्दुस्तानी 
शक्तियों मुगल, मराठा व अफगानों के बीच जाट शक्ति को मान्यता और प्रतिष्ठा दिलाई, 
बल्कि राजधानी के ठीक पड़ोस में होने के कारण अनेक गम्भीर अवसरों पर अपनी 
सूझ-मुझ एवं व्यवहारिक नीति के द्वारा उसकी सुरक्षा एवं प्रगति को भी आँच नहीं 


[ २४२ ॥ 


आमे दी । अपने सेनिक एवं राजमतिक ग्रुणो' के बल पर उसने सम्रकालीन शासकों 
के बीच अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण व सम्मानजबक बना दिया था और अपने 
व्यक्तिगत ग्रुणों एवं शिषप्ट राजनीतिक व्यवहार से अपने चरित्र को महात्र्‌ बना 
द्विया था ! 
इस प्रकार भरतपुर का जाट राजा सूरजमल शोयें, साहस, दुद्धि, विवेक 
दुरदर्शिता, प्रबन्ध कोशल के गुणों से युक्त होते हुए कवि एवं विद्वानों का भराश्रयदाता 
कला एवं संस्कृति का पोषक, शरणायत्त का रक्षक और धामिक मामलों में उदार, 
मानवीय एवं विवेकशील था । सभी जाट राजाओं में निश्चय ही वह सर्वाधिक योग्य 
एवं ग्रुणी था | इमाद के लेखक ने सत्य ही उसे जाटों का प्लेटो कहा है । 
| 


सन्दश्म ग्रन्थ सचो 


सन्दर्भ मनन्‍्थ सूची 


(क) 


फारसी 


अप्रकाशित ग्रन्थ 


१५ 


० 0 0 


१६. 


अख़वार-ए-मुहब्बत 


» अजायव-उल-अफ़ाक 
. अहकाम-ए-आलमगी रो 
हव।ल-ए-सलातीन-एमुतखरीन 


इवरतनामा 


« चहार-गुलज़ार-ए-शुजाई 
. तज़किरा-ए-इमाद-उले-मुल्क 


तज़किरा-ए-शाकिर ख़ान 


. तज़किरात-उस-सलातीन-ए- 


सगताई 


. तारीख-ए-भहमदशाही 


« तारीख-ए-आलमगीर सानी 
« तारीख -ए-मुजपफ़री 


» तारीख-ए-हिन्द 
, फुतृह्मात-ए-आलमगी री 
, चयान-ए-्वच(कया 


मजमाउल अख़बार 


« मीरात-ए-आफ़तावनुमा 
, चाकया-ए-शाह आलम सानी 


« वाकया-ए-हो ल्कर 


« शाहनामा-ए-मुनब्वर-छल- 


कताम 


नवाब मुहब्बत ख़ान 
सीतामऊ संग्रह 

इनायतुल्ला कश्मीरी, सीतामऊ संग्रह 
सीतामऊ संग्रह 

मिर्जा मोहम्मद, सीतामऊ संग्रह 
हरचरनदास 

गण्डासिह द्वारा संग्रहित 

शाकिर खान, सीतामऊ संग्रह 

मुहम्मद हादी कामवर खान, सीतामऊ 
संग्रह 

अज्ञात, सरकार संग्रह, राष्ट्रीय पुस्तकालय 
कलकत्ता 

मज्ञात्त, सरकार संग्रह, रा० पु० क० 
मुहम्मर अली खान अन्सारी, सरकार 
संग्रह, रा० पृ० क० 

रुस्तम अली, सीतामऊ संग्रह 

ईसरदास नागर, सीतामऊ सं ग्रह 

झ्वाजा अब्दुल करीम कश्मीरी 
हरसुखराय 

अब्दु रहमान, सीतामऊ संग्रह 

अज्ञात, सरकार संग्रह, रा० पु० क० 
(दिल्ली क्रानिकल्स के वाम से ज्ञात्त) 


: मोहनसिह, सरकार संग्रह, 


रा० पु ्फ्ाछ 


* शिवदास 


र्टड 


प्रकाशित एवं अनुदित 


३. भहकाम-ए-आलमगीरी 


, अहवाल-ए-जंग-ए-भाऊ-व- 
जहमदशाह दुर्राची 


है. भहवाल-ए-तजीवुद्दोला 


४, अहवाल-ए-नजीबुद्ीला 


५. आईन-ए-अकबरी 


६. इंमाद-उसबन्सादात 


७. तबकात-ए-भकब री 


८, तारीस-ए-इरादत खान 


8. तारीख-ए-शाह आलम 


[ २४५ ] 


हमीउदद्वीन खान, जबुनाथ सरकार 
द्वारा सम्पादन व अंग्रेजी में 

अनुवाद । हिन्दी अनुवाद 

औरंगजेब के उपाख्यान, 

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 

आगरा १६६७ ई० 

काशीराज, एच० जी० रालिन्सन 

कृत अंग्र जी अनुवाद एन 

एकाउण्ट ऑफ दि लास्ट 

बेटल आफ पानीपत वम्बई 

मूनिव॑ंसिटी, १६२६ ई० 

मुशी विहारीलाल, जदुताथ सरकार कृत 
अंश्रजी अनुवाद इस्लामिक कलचर' के 
अक्तुबर १६३६ ई० के अंक में प्रकाशित । 
सैय्यद नुरुद्दीन हसन, जदुनाथ सरकार 
कृत अंग्रेजी अनुवाद “इस्लामिक कलचर' 
के जुलाई व अवकतुबर १९३३ ई० व 
अप्रैल १६३४ ई० के अंकों में क्रमशः 
प्रकाशित ! 

अबुल फ़्जल, जिलल्‍्द ॥, एच० एस० 
जरेट कृत अंग्रंजी अनुवाद, एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता से 
१८६९१ ई० में प्रकाशित । 

मीर ग्रुलाम अली, लिथोग्राफ मुद्रित, 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ १८५६७ ई० 
ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, वृजेन्द्रनाथ दे 
द्वारा सम्पादन व रअँग्रंजी में अनुवाद, 
बिवलिओथका इण्डिका सिरीज्ञ कलकत्ता 
से तीन भागों (१६१३-४० ई०) में 
प्रकाशित । 
हरादत खान, जोनाथन स्काट कृत अंग्र जी 
अनुवाद, लन्दन, १७८६ ई० । 
मुन्नालाल, जदुनांथ सरकार क्त अंग्र जी 
अनुवाद, महाराष्ट्र अभिलेखागार, बम्बई 
से १६७० ई० प्रकाशित | 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१८, 


२५. 


१६. 


पर्शियन हिस्ट्री ऑफ जादस 


वालमुकुन्दतामा 


माआसी र-उल-उमरा 


माभासी र-ए-आलमगी री 


मीरात-ए-बहमदी 


मुन्तखब-उल-लुवाब 


सियार-उल-मुत खि रीन 


[ २४६ ॥ 


फ्रेज गोटलियब, जदुबाथ सरकार कूंते 
अंग्रंजी अनुवाद बंगाल पास्ट एण्ड प्रेज़ेंट 
के जुलाई-दिसम्बर १६५४ ई० के अंक में 
प्रकाशित । 

मेहता बालमुकुन्द, सत्तीशचन्द्र का अंग्रेजी 
अनुवाद 'लेट्स आफ ए किंग मेकर ऑफ 
दि एटीन्थ सेन्चुरी,, एशिया पब्लिशिय 
हाउस, बम्बई से १६९७२ ई० में प्रकाशित ६ 


शाह नवाज ख़ान, अंग्रेजी अनुवाद दो 
भागों में (बेवरिज व बेनी प्रसाद) 
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
कलकत्ता से प्रकाशित | हिन्दी अनुवाद 
चार भागों में (ब्रजरत्नदास) काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 


साक़ी मुस्तैद खान, जदुनाथ सरकार कृत 
अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, कलकत्ता से १९४७ ई० में 
प्रकाशित । 

अली मुहम्मद खान, अंग्रेजी अनुवाद 
ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ीदा से १६६५ 
ई० में प्रकाशित । 

खाफ़ी खां, विवलिओथका इण्डिका 
कलकत्ता से तीन भागों में (१८६८, व 
१६२४ ६०) प्रकाशित । ह 
गुलाम हुर्सेन, फ्रासीसी मुस्लिम हाजी 
मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्र जी 
अनुवाद । जान ब्रिग्ज द्वारा संशोधित 
संस्करण चार भागों में आर० कमब्रे एण्ड 
कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित । प्रस्तुत 
शोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १५३२ 
ई० तथा तीसरे व चोथे भाग के लिए 
१६२६ ई० के संस्करणों का उपयोग 
किया गया है । 


[ २४७ ।] 


१७, हालात-ए-अभमदान-ए-अहमद शाह : 
दुर्सनी दर हिन्दुस्तान दर 


(ख) मराठो 
१. इतिहास संग्रह / 


गज । 


« एठले दफ्तर 


३. ऐतिहासिक पतन्न व्यवहार 


४, ऐतिहासिक लेख संग्रह : 


५. गुलगुले दफ्तर 


६. चढन्द्रतृड दपतर न्‍ 


७. पुरन्दरे दफ्तर 


८. पेशवा दफ्तर, न्यू सिरीज 


९. ब्रह्म न॒द्र स्वामी चरितत 


१०. भाऊसाहेबांची बखर 


११. भाऊमाहेबांची दूसरी बखर 


गुलाम हुसेन सामिन, विलियम इरविन 
कृत अंग्रेजी अनुवाद इण्डियन एण्टीक्वेरी 
१६०७ ई० में प्रकाशित | 


सम्पा० दत्तात्रप. बलवन्त पारसनीस, 
तीन भागों में निर्णय सागर, प्रेस वम्बई 
से मुद्रित । 

अप्रकाशित, सीतामऊ संग्रह, वि० एठले 
हारा संकलित । 

सम्पा० सरदेसाई, कुलकर्णी व काले, 
समर्थ भारत छापाखाना, पूना से १६३३ 
ई० में प्रकाशित । 

प्रथणभ भाग, सम्पा० वासुदेव वामन 
शास्त्री खरे, भाऊनाना प्रेस, कुरुन्दवाड 
१८६७ ई० में मुद्रित । 

प्रभ जिल्द, अप्रकाशित सीतामऊ 
संग्रह । 

प्रथम भाग, सम्पा० दत्तात्नेय विष्णु 
आप्टे, भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल 
द्वारा १६२० ई० में प्रकाशित । 

सम्पा० क्रृषण्णाजी वासुदेव पुरन्दरे, 
भारतीय इतिहास संशोधन मण्डल पूुना 
ह्वारा तीन भागों में प्रकाशित । 

सम्पा० पो० एम० जोशी, प्रथम जिल्द 
“इक्स्पन्शन आफ मराठा पावर” 
राजकीय मुद्रणालय, बम्बई से [१६५७ 
ई० में प्रकाशित । 

सम्पा० डी० बी० पारसनीस, बम्बई 
१९०३ ई० 

कृष्णाजी शामरात्र, सम्पा० काशीयाथ 
नारायण साने, आभूषण प्रेस पूना से 
१६२२ ई० में मुद्रित । पांचवा संस्करण 
(१६३२ ई०) प्रयुक्त । 


सीतामऊ संग्रह, वि० एठले द्वारा १६० पर 
ई० में संकलित । 


१२. 


१३. 


१५६ 


१६. 


५१७, 


प्रा 
# 


कद) 


| रद ] 


भाऊसाहेव यांची कफियत 


मराव्यांच्या इतिहासांची 
साधने 


. शिदेशाही इतिहासांची साधने 


सिलेक्शच्स फ्राम पेशवा 
दफ्तर 


हिगणे दफ्तर 


होल्करशाहीच्या इतिहासाची 
साधने 


हिन्दी व राजस्थानी (समकालीन) 
- खांडराव रासो : 


. जीघपुर राज्य की ख्यात 


प्रताप रासो 


माधव जयति 


रण पीयूष निधि 
रामचरित रत्नाकर 


« सवाई जयस्िह चरित 


सम्पा० काशीनाथ नारायण साने, १८८७ 
ई० में प्रकाशित । 

सम्पा० विश्वताथ काशीनाथ राजवाडे, 
२१ जिल्दों में (१८६८-१६०२ ई०) पूना 
से प्रकाशित, जिल्द ॥, ॥॥ व श 
प्रयुक्त । 

सम्पा० आनन्दराव भाऊ फाल्के प्रथम 
दो भाग प्रयुक्त, १६२९ व १६३० ई० में 
शालियर से प्रकाशित । 

गोविन्द सखाराम सरदेसाई द्वारा 
सम्पादित व ४५ जिलों में चम्बई से 
प्रकाशित । 

सम्पा० श्री गणेश हरी खरे, दो जिल्दों 
में भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल 
पूत्ा से १९४४४ व १६४७ ई० में 
प्रकाशित । 

सम्पा० वा० था० ठाकुर, दो भागों में 
होल्कर गवर्मभेन्ट प्रेस इन्दोर से १६४४ 
ई० में प्रकाशित । 


कवि जदुनाथ, दो भागों में १७४८ ई० 
अप्रकाशित पाण्डुलिपि, सीतामऊ 
संग्रह 
अप्रकाशित, सीतामऊ संग्रह 
जाचीक जीवण, राजस्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिप्ठान,, जोधपुर १६६५ ई० में 
प्रकाशित 
कधि सोमनाथ, पा० लि०, जिला 
पुस्तकालय, भरतपुर 

+-+वबही-+ 

“>वही--- 
कृषि आत्माराम, सम्पा० गोपालनारायण 
चहुरा, सवाई मानभिह ॥ संग्रहालय, 
जयपुर से १६७६ ई० में प्रकाशित । 


प्र 


€. 


सुजान चरित्र 


सूजान विलास 


२४६ ] 


कवि सूदव, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित, वि० सं० १६८० 
द्वितीय संस्करण प्रयुक्त । 


(घ) जयपर अभिलेखायार दस्तावेज (बीकानेर) 


९ 


र्‌ 
३. 
है 


अखवारात-ए-दरवार-ए-मुअल्ला 


» अजंदाश्त 
विविध काग्रज़ात, आमेर रिकार्ड 
. कपठद्वारा रिवाडे * 


खरीता 
ख़तृत महा राजग्रान 
ख़तुत भहलकारान 


» डाफ़्ट खरीते 
, छिगी कलेक्शन 


कागजात दफ्तर सनदनवीस 
दस्तुर कौमवार 


« परवाने 


फ़रमान, मंशूर व निशान 
ग़ज़ात मुतर्फ़रिक महलकारान 


« कागजात मुतफ़रिक महा।राजगान 
. वकील रिपोट स, फ़ारसी 
, वकीन रिपोट स, राजस्थानी 


(ड) फ्रच 


१ 


र्‌ 


मेमॉय्से आफ कॉम्पट 
डी मौडव 


मेमॉयर्स आफ ली नवाब 
रेने मंडक 


कवि सोमनाथ, पा० लि०, जिला 
पृस्तकालय, भरतपृर 
(राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्‍ली से 


१६७१ ई० में इसकी सूची “तेशनल 
रजिस्टर आफ प्राइवेट रिकाड स”” संख्या 
१ भाग । में प्रकाशित ।) 


: (अप्रकाशित डिग्गी घराने से प्राप्त 


काग्रजात, राजकीय अभिलेखागार की 
जयपुर स्थित शाखा में विद्यमान) 


: जदुनाथ सरकार द्वारा अंग्रेजी में आंशिक 


अनुवाद, बंगाल पास्ट एण्ड प्रेंजेन्ट, जि० 
प्१ (१६३६ ई०) में प्रकाशित । 

जदुनाथ सरकार द्वारा अंग्रेजी में आंशिक 
अनवाद, बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजम्ट, जि० 
५२ (जुलाई-दिसम्बर १६३६) व जि० 
५३ (अप्नेल-जून १६३७) में प्रकाशित । 


] 


फादर फ्रांसित जेवियर  वैण्डल, 
अप्रकाशित सरकार संग्रह, रा०पु०क्क० 


[२४० 


३. मेम्वार द लोरिजीन 
एक्न्नास्मां एतेता प्रेजां द पुइसांस 
दे जादस दो लिन्दोस्तान 
४, स्टोरिया डी मोगोर : निकोलाई मनृची, विलियम इरविन द्वारा 
चार भागों में इसका अंग्रेजी में अनुवाद 
१६०७-१६०४ में ई० में प्रकाशित । 
(च) अंग्रेजी (अप्रकाशित राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्‍ली) 
१. फ़ारिन पोलिटिकल प्रोसीडिग्स, १८११ ई० 
२. सिलेव्ट कमेटी प्रोसीडिग्स, जि०ए ए॥॥, १७६०-६२ ई० 


(छ) संस्कृत 
१. ईश्वर विलास महाकाव्यमु 


२. पद्य मुक्तावली 
३. श्ीमद्‌ भागवत महापुराणमृ 


४. विष्णु पुराण 


श्री कृष्ण भट्ट, राजस्थान पुरातत्वाच्वेपण 
मन्दिर, जयपुर, १६४८ ई० में प्रकाशित 
““वही--- 
गीताप्रेस गोरखपुर, सातवाँ संस्करण, 
वि० सं० २०१८ 
एच० एच० विल्सन कृत अंग्रेजी अनुवाद 
पुन्थी पुस्तक, कलकत्ता १६६१ ६० 
(तीपरा संस्करण) 


(ज) सहायक ग्रन्थ सुची (अंग्रेजी व हिन्दी) 


१. अब्दुल रणीद 
२. अलवेढनी 


« आ२र० वी० रसेल 


« आशीर्वा रीलाल श्रीवास्तव 


, इब्चेटसन 


« इलियट व डाउसन 


नजीबुद्दीला, अलीगढ़, १६५२ ई० 
अलवेहनी का भारत, हिन्दी अनु० 
रजनीकान्त शर्मा, आदर्ण हिन्दी 
पुस्तकालय, इलाहाबाद १६६७ ई० 
ट्राइव्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि सेन्‍्ट्रल 
प्राविन्‍्तेत्त आफ इण्डिया, जि० ॥४ 
मैकमिलन एण्ड कम्पनी,  लन्‍्दन, 
१६१६ ई० 
:१) दि फटे टू नवाब्स ऑफ़ अवध, 
आगरा १६४४ ई० 
(२) शुजाउद्दोला, जि० 
१६६१ ई० 
पंजाब कास्ट्स, रीप्रीन्ट, पंजाव सरकार 
लाहौर, १६१६ ई० 
भारत का इतिदह्वास, आठ भाग (हिर्न्द 
अनु० ) भाग । द्वितीय संस्करण, अन्य 
सभी भाग प्रथम संस्करण, शिवलाल 
अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 


|, आगरा, 


[ २५१ । 


७, उपेन्द्रताथ शर्मा : जाठों का नवीन इतिहास, मंगल प्रकाशन, 
जयपुर १६७७ ई० 
८. ए० 0० मेकडानल : हिस्ट्री आफ संस्क्ृत लिटरेचर, मु शीरास 
मनोहरलाल, दिल्‍ली, १६५८ ई०, पाँचवां 
संस्करण 
8, एु० एच० कीत : एशिया, सम्पा० रिचार्ड टेम्पिल 
१०० ए० एच० विगले : जादस एण्ड गूर्जरुस, एस्स पब्लीकेशन्स, 
दिल्‍ली, १६७८ ६० 
११. ए० एच० रोज : ए ग्लॉसरि आफ टद्वराइव्ज एण्ड कास्ट्स 


ऑफ दि पंजाव एण्ड नॉर्थ वेस्ट फ्ब्टियर 
प्राविन्‍्तेज़, लाहौर १६११-१६ ई० 
१२. एच० एम० इलियट : (१) सप्लीमेन्ट दूं दि ग्लॉसरि ऑफ 

इण्डियन टर्म्स, थामसव कालेज 
प्रेंस, रड़की, १८६६० ई० 

(१) मेमायर्स ऑफ दि हिस्ट्रीफोक लॉर 
एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दि रेसेज़ 
आफ दि नॉर्थ वेस्टर्न प्राविसेन्‍्त ऑफ 
इण्डिया, सम्पा० जे० वीम्स, दो 
जिल्द, लन्‍्दन १८६६ ई० 


१३. एच० जी० कीने : दि फाल बॉफ दि मुगल एम्पायर, 
लन्दन, १८७६ ई० 

१४. एच० सी० टिक्क्रीवाल : जयपुर एण्ड दि लेटर मुग्ल्स, हेमा 

ु प्रिण्ठसे, जयपुर १६७४ ई० 

१५, एफ० एस० ग्राउसे : मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मेमाँयर, १८७४ ई० 

१६. एम० अतहूर अली : औरंगजेब कालीन सुस्लल अमीर वर्म, 
राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, १६७७ ई० 

१७, एम० सी० प्रधान : दि पोलिटिकल सिस्टम ऑफ दि जाद्स 

. आफ नाँदर्न इन्डिया, १६६६ ६० 
१८. एलफिन्सटन जे : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, लन्दस, १६०प्र 


हि ई०, नंवां संस्करण 
१६९. एस० भार० टिकीकर (सम्पा०) ५ सरदेसाई कोममोरेशन वोल्यूम, बग्बई, 
१६३४८ ई० 
२०. कालिकारंजन कानूनगो : (१) हिस्ट्री भॉफ जादूस, एम56 सी० 
न्‍ सरकार एण्ड सन्‍्स कलकत्ता, 
१६२४५ ई० 


२१. 


२२. 


२३ 


२४. 


२५. 


२९. 


२७. 


श्ध, 


२६. 


३०. 


किनकेड एण्ड पारसनीस 
के० बी० एल० गुप्ता 
गंगासिह 

गण्डासिह 


ग्राण्ट डफ 


गोकुलचन्द दीक्षित 


गोविन्द सलाराम सरदेसाई 


गौ० ही० भोझा 


चतुरा राय 


जगदीश नारायण सरकार 


[ २५२ | 


(२) हिस्टारिकल एसेज, शिवलाल अग्रवाल 
एण्ड कम्पनी, आगरा, प्रथम संस्करण 

(२) हिस्ट्री ऑफ दि वेरोनिकल हाउस 
ऑफ डिग्गी, अशप्रकाशित टंकण 
प्रतिलिपि (सीतामऊ संग्रह), १६६३ 
ई० लखनऊ 

(४) शेरशाहू और उसका समय (हिन्दी 
अनु०) कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर 
१९६६ ई० 

ए हिस्ट्री ऑॉफ दि मराठा पीपुल, 

आक्सफोर्ड यूनिवंसिटी प्रेस लन्दन, दो 

भाग, १६१८ व १६२२ ई० 

दि इवोल्यूशब गऑॉफ एडमिनिस्ट्र शन 

ऑफ दि फॉमेर भरतपुर स्टेट, विद्या 

भवन, जयपुर, प्रथम संस्करण 

यदु वंश, भरतपुर, १९७१ ई० 

अहमदशाह दुर्रानी, एशिया पब्लिशिंग 

हाउस, लन्दन, १६५६ ई० 

हिस्ट्री आफ दि सराठाज़ (तीन भाग) 

आर० कैम्ठन्ने एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, 

१६१८ ई० 

वृजेन्द्र वंश भास्कर, हिन्दू धर्म संरक्षिणी 

सभा, आगरा, वि० सं० १६८३३ 

मराठों का नवीन इतिहास, शिवलाल 

अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, प्रथम दो 

भाग १६७६ ई० 

जोधपुर राज्य का इतिहास, दो भाग 

वि० सं० १६६५ व १६६८, वैदिक 

यन्त्रालय, अजमेर 

पर्थना रासो/पाण्डुलि पि, जिला पुस्तकालय 

भरतपुर 

ए स्टडी ऑफ एटीन्य सेन्चुरी इण्डिया, 

भाग ।, सारस्वत लाइब्रेरी, कलकत्ता, 

१६७६ ई० 


३१. जगदीर्शातह गहलोत 


३२. जदुनाथ सरकार 


३३. जमाल मुहम्मद सिद्दीकी 


रे४ं. ज्वाला सहाय 


३५. जहीरुद्वीत मलिक 
३६- जहीरुद्टीन फ़ारुक़ी 
३७. जी० वी० मेलिसन 
इ८० जे० ए० देवनीश 


३६९. जेम्स टॉड 


४०, जोसेफ डेवी कनिघम 
४१. टी० एस० शेजवल्कर 
४२. देशराज 

४३. नठ्वरसिह 


४४, नरेन्द्र सिह 


[ २१५३ ] 


७ 


ऐतिहासिक तिथि पत्रक, हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, १६६२ ई० प्रथम संस्करण 
(१) औरंगज व, पाँच भाग, एम० सी० 
सरकार एण्ड सनन्‍्स, कलकत्ता 
(२) मुगल साम्राज्य का पतन (हिन्दी 
अनु ०) चार भाग, शिवलाल अग्रवाल 
एण्ड कम्पनी, आगरा १६७२ ई० 
(३) हिस्द्री ऑफ दि जयपुर स्टेट, 
अप्रकाशित सीतामऊ संग्रह 
अलीगड़ डिस्ट्रिक्ट : ए हिस्दारिकल 
सर्वे मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्‍ली 
१६८१ ई० 
(१) हिस्ट्री ऑफ मरतपुर, ट्रिब्युन प्रेस 
लाहौर, १८६६ ६० 
(२) वाकया राजपूताना (उद्द ), तीन 
भाग, आगरा से १८७८-७६ ई० 
में प्रकाशित 
दि रेन ऑफ मुहंम्मदशाह, 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली 
औरंगर्ज़ ब॒ एण्ड हिज टाइस्स, वम्बई 
१६३५ ई० 
दि नेटिव स्टेट्स आफ इण्डिया, लन्दन 
१८७५ ई० 
दि भवनूस एण्ड गाड्डन पेलेसेज ऑफ डीग 
पायनियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०२ ई० 
एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज आफ राजस्थाच 
तीव भाग, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली १६७१ ई० 
हिस्ट्री ऑफ दि सिख्स, ३८-२ भवानीचंद्र 
दत्त स्ट्रीट कलकत्ता, ३१६०४ ई० 
पानीपत १७६१ (हिन्दी अनुवाद), कमल 
प्रकाशन, इन्दौर प्रथम संस्करण 
जाट इतिहास, बुजेन्द्र साहित्य समिति, 
आगरा, १६३४ ई० 
महाराजा सूरजमल, जॉर्ज एलन एण्ड 
अनविन, लच्दन, १६८९१ ई० 
थर्टी डिसाइसिव बेंटल्स ऑफ जयपुर, 
जयपुर १६३६ ई० 


एशिया, 


४६, 


श१ 


ही 


#२. 


« नोमाव अहमद सिद्दीकी 
« प्रभुदयाल मीतल 
« फ्रकलिन 


« फ्रैकोइस बनियर 


मथुरालाल शर्मा 


« सिश्नवन्धु 


मुकुन्द वामनराव वर्वे 


मोतीलाल गुप्त 


« रघुवीरसिह 
« राघारमण चौदवे 
« रामप्रसाद चन्दा 


« राम पाण्डे 


* विष्णु चन्द्र पाठक 


« विलियन इरविन 


| रेश४ड 


मुगल कालीत भूराजस्व प्रशासन 
राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, १६७७ ई० 
ज्नज का सांस्कृतिक इतिहास, प्रथम भाग 
राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, १६६६ ई० 
दि हिस्द्री ऑफ दि रेच ऑफ शाह आलम 
इलाहाबाद, १६३४ ई०, तृतीय संस्करण 
टरंवल्स इन दि सुगूल एम्पायर आक्सफोर्ड 
यूनिवसिटी प्रेस, लन्दत, १६१४ ई० 
द्वितीय संस्करण 

(१) कोटा राज्य का इतिहास, दो भाग, 

कोटा १६३६ ई० 
(२) हिस्द्री ऑफ दि जयपुर स्टेट जयपुर 
१६६६ ई० |! 

मिश्रवन्धु विनोद, चार भाग, प्रथम व 
तृतीय खण्डवा १६१३ ई०, द्वितीय व 
चतुर्थ, लखनऊ क्रमशः १६२७ व 
१६३४ ई० 

लाइफ आफ सूवेदार मल्हार राव होल्कर 
इन्दौर, १६३० ई० 

मत्स्य प्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन, 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
१६६२ ई० 

मालवा इन ट्रांजिशन, वम्बई, १६३६ ई० 
भरतपुर राज्य का संक्षिप्त इतिहास 
दि इण्डो-आयेंन रेसेज़ इण्डियन स्टडीज़, 
कलकत्ता, १६६६ ई० 

भरतपुर अप दु १८२६, रामा पब्लिशिंग 
हाउस, जयपुर, १६७० ई० 

सोमनाथ आचार्य मौर :कवि, अप्रकाशित 
शोध प्रवन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर १६६६ ई० 

लेटर मुगल्स, दो भाग, ओरियन्ट वुक्स 
रीपीन्ट का रपोरेशन, दिल्‍ली, १६७९ ई० 


५६. 


६०९. 


६१. 
६२. 


६२. 


६४, 


8 


. ५५९ 


६७. 


| २५५ । 


विलियम वेब : दि करेन्सीज़ ऑफ वि हिन्दू स्टेट्स ऑफ 
राजपूताना, १८६३ ई० 
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर : (१) हिस्ट्री ऑफ राजपूताना ड्यूरिंग 
एटीन्य सेन्चुरी, अप्रकाशित शोध 
प्रवन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर, १६४८ ई० 
(२) लाइफ एण्ड ठाइम्स ऑफ सवाई 
जय सिंह, इम्पेव्स इण्डिया, दिल्‍ली, 
१६७४ ई० 
वी० एस० भार्गव : राइज ऑफ दि कच्छावाज इन ढू ढाड़ 
वृूल्जले हेग : दि कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑॉफ इण्डिया, जि० 
।ए एस० चान्द एण्ड कस्पनी, दिल्ली, 
१६४७ ई० ह 
पयामलदास : वीर विनोद, चार भाग, उदयपुर, 
श्८८६५ ६० 
शेरिंग : दि द्वाइव्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ राजस्थान 
(एन आफ़--प्रिन्ट फ्राम हिन्दू ट्राइब्ज 
एण्ड कास्ट्स, जि० ॥॥ भाग ।) कॉस्मो 
पब्लिकेशन्स, दिल्‍ली, १६७४५ ई० 
. श्री राम शर्मा : भारत में मुग़ल साम्राज्य, लक्ष्मीनारायण 
| अग्रवाल, आगरा, १६७३ ई० चतुर्थ 
संस्करण 
सतीश चन्द्र पार्टीज एण्ड पॉलिटिक्स ऐट दि मुग़ल 
कोर्ट, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 
१६५६ ई० 
सिडती ओवेन इण्डिया आँफ दि ईव ऑफ दि ब्रिटिश 
कॉन्कवेस्ट, कलकत्ता, १६४५४ ई० 
* सी० यू० एटचीसन ए कलेक्शन आफ ट्रीट्रीज, इंगेजमेन्ट्स 
एण्ड सनदुस, जि० ॥॥, कलकत्ता, 
१८०७६ ४३६० 
* सूर्यमल्ल मिश्रण वंश भास्कर 
« हरबर्ट रिजले 


दि पीपुल ऑफ इण्डिया, ओरियन्टल 
बुक्स रीप्रीन्ट कारपोरेशन, दिल्ली, 
१६६६ ६० 


| २५६ |] 


(झ) गज दियर 
१. इम्पीरियल गज्ेटियर आफ इण्डिया, युनाईटेड प्राविन्सेज़, जि० ), १६०८६० । 
२. असंकित, इसम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, प्राविन्सियल सिरीज, 
राजपूताना, १६०८ ई० - 
३. एटकिस्सन, गज्जेटियर ऑफ दि फ़रु खाबाद डिस्ट्रिक्ट, १८८० ई० 
४, एटकिस्सन, गज़ेटियर नॉर्य वेस्टर्न प्राविच्सेज़ आफ इण्डिया, जि० ।५, भाग १, 
इलाहाबाद, १८७६ ६० 
५. गज़ेटियर ऑफ दि वम्बई प्रेसीडेन्सी, जिल्द, । व ।५ 
६. गर्जेटियर ऑफ दि डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, १८६३-६७ ई० लाहौर, 
१्घ्६५ ० 
७. गज़ेव्यिर ऑफ दि देल्ही डिस्ट्रिक्ट, १८८३-८४ ई० कलकत्ता, १८८ ई० 
८. डिस्ट्रिक्ट गज टियर ऑफ मुज़फ्फ़रनगर, १६२० ई० 
६. डक ब्रोकमेन, मज़े टियर आफ दि ईस्ट राजपूताना स्टेट्स 
१०. वाल्टर हेमिल्टन, दि ईस्ट इण्डिया गज्ेटियर, लन्दन, १८२८ ई० 
११. सी० के० एम० वाल्टर, ए गजेटियर आफ दि भरतपुर स्टेट, आगरा, 
श्दष्प ई० 
१२. हण्टर, इम्पीरियल गजंटियर आफ इण्डिया, जि० 0 व ॥५ १८८५ ई० 
लन्दन 
(न) जनरल व रिपोर्ट 
१. इण्डियन एण्टीक्वेरी 
२. इस्लामिक कलचर 
३: एम०एफ० ओडायर : (१) असेसमेन्ट रिपोर्ट आफ भरतपुर 
हे सेंट ।, तहसील गोपालगढ़,पहाड़ी, 
कामां व डीग, १८६८-६६ ई० 
(२) रिपोर्ट ॥, तहसील कुम्हेर, अखेगढ़, 
भरतपुर नगर, १८६प-६६ ई० 
(३) रिपोर्ट ॥, तहसील रूपवास, 
उच्चन, वयाना, भुसावर, १८९६६- 
२१६०० ० 
(४) फाइनल रिपोर्ट आन दि भरतपुर 
पः स्टेट सेटलमेच्ट, १६००-१६०१ ई० 
कतिघम, अकियालाजीकल राबें जॉफ इण्डिया, जिलद 3४ १८८२-८३ ई० 
५४५ जरनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६ ई० 
६. बगाल पास्ट एण्ड प्रंज्जन्ट 
७. भारत वीर, भरतपुर स्टेट से प्रकाशित साप्ता हिक पत्र 
८. मॉडर्न रिव्यू है 
६. राजस्थान भारती 
१०. राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिग्स 


7207 66860 0५ +8]69#॥ 7५8 - एरठंधावां 


अनुक्रमशिका 


अकबर आदिलशाह : ६१ 

अकीबत मह॒मुद : ४६ टिं० २:६७ 
वदटि० ४;६६-१०१, ११२, ११३ व 
टि० ६; ११७ व टि० १;:११९६,१२० 

अजीतसिहः राठौड़ : ३६,४१,४६ 
टि०'२ ५ ह 
अन्ताजी माणकेश्वर : ८७ व टि० 
१;८९६,१०६,१०७,१२०,१२४,१२६,१२७ 
१३४,१३५ व ठि० १३;१३८ व टि० ४; 


१३६,१४२,१५० , ठटि० १:१५१,१५२, 
१६५ , 
'अब्दुल्ला स्राँ सेय्यद : ३६,३८ 
अलबेरुनी : १३ 


, अहमद खान बंगश : ७५,७६ व 
टि० ५;७७ व टि० १,४;७८,७६,६२८, 
२९,१६७ टि० २;२०६ व टि० १; 
२०८,२०६ | - 

अहमदशाह सम्राठ : ४६ टदि० २; 
६९,६७,६३,६६-६८५,१०४५ 

/ अहमदशाह भब्दाली (दुर्रानी) : ७, 
१३२ व टि० १;१३४,१४१,१४२, १४४५, 
रें४६ टि०ए १;१४०-५२;१५४ टि० १; 
१५८०,१६२,१६३,१७५,१८८,१६९०,१९६२ 

' आलमगीर हितीय सम्राट : १२२, 
१३२,१४९ टि० १;१५२ 


. इन्तिजामुद्दोला : ८७-६०,६२,६४- 
६७,१०७,१०८,११३, ११५,१३४,१ ३५, 
टि० ३३१३६,१३७ व ठि० १,२;:१५७ 
२४० 


इमाद-उल-पुल्क (गाजीउद्दीन द्वितोय): 

४६ टि०. २;६०,८७-६०,६२-६७,१००- 
०२,१०७-०८५,११२ व॑ टि० ४;११३, 
११५,११६ व टि० १;:११७-२३,१२७, 
१२६-३०,१ ३२-२७,१४६ टि० १;१५३, 
१५६,१५७ व टि० ५;१५८,१६९४,१६६ 
व टि० २:१६८५,१७० टि० १;१७४-७८, 
१८१ टि० ३,१८३-८४,१८६,१६२-२००, 
२०१ व टि० १;२०७,२१२ टि० २; 
२२०,२४०-४९ हि ह 

इस्साइल बैग खान : ७५-७८,८३, 
८९,६९१ 

ईश्वरीसिह : ४६ टि० २:५०,६१- 
६४,७२,७४,२३६ । 

ऊधमबाई (नवाब फुद्सिया) : ८०, 
पछ७,८प८ 

ओऔर॑ंगजु ब सम्राट : १६-२२,२४, 
२६ व दटि० २:५,२६,३० 

फरीमुल्लाह खान : २१४,२१५,२१८, 

२३२ ह ह 

किरवाराम थुरोहित : २०८ 


२५७ 


[ २५४८ 3] 


किशोरी रानी : १८६,२१८ व टि० 
४;२२७ 

कुञ्जपुरा : १७०५,१८२ 

कुम्हेर : ४६ टि० २;४८५,४५३ व 
दि० १४४४,५६ टि० ४;६९६,१०६ टि० 
१;११०-१२,११४-१८०,१२३, (२५,१२६ 
टि० १;१२६,१४२,१४५,१४७-४८, १५७, 
१५६,१६४,१६७,१ ६८ व टि० २:१६५, 
२१८ टि० ४:२२५,२२७,२२३२,२३१४ व 
टि० ३;:२३५,२४१ 

बेशवराव राजा: १३६ टि० १; 
१६२ 

खाण्डराव होलकर ४ १००,१०१, 
१०८, ११०, ११३२ व ठि० ६;११४ व 
दि० ६ 

खान-ए-दौरां : ३३,३४ टि०*१; 
"४० 

खसेमकरणं जाट (समा) : ३३ टि० 
३:३५ व टि० ६:४४ 2० ४;४६ व टि० 
१; ४८ वे दिए ४;७४ टि० २;२३६ 

गगवाना : ४० ह 

गंगाधर यशवन्त तांत्या : ६२,६३; 
७६,११०,११४,१ १६,१२०, १६३,१५८५१, 
'१६५-९६,१६७ टि० २४१६६ 

गेट : ८५,१० 

'गोकुला : २१,२२,२५, २८ 

गोविन्द चल्लाल : १५७,१६६९,१८२, 
१८६ टि० १ 

गोहद : १०६,१२३ व टि० ४; 
१३२४-२७ 

घसेरा : ८४ व टि० ४;८५-८५६ व 
टि० ५;८४७,१०१,१०२,११४, १२५, 
२३२ ह 

घन्दौस : ६०,६७ 


चूड़ामन : २३ दटि० ४;२७-३० व 
टि० २;३१ व टि० ४;३२,३३ व टि० 
३:३४ व टि० १:३४ व ठटि० ६:३६, ३७ 
व टि० १-०२;३२८ व टि० २:३६ व टि० 
३-४;४०,४४-४६ टि० ११५२ टि० ४; 
प्८.१००,२३६ 

चेत्तराम राजा : २०३,२३३ 

छबीलाराम नागर राजा : 
टि० १ 

जठवाड़ा : ४,२० टि० २ 

जरवबान ६:१८ 

जदु (देखें यढु) : 5,६० 

जनकोजी सिन्धिया : १२६, १५६; 
१५६९-६२ व टि० १,१६८ वे टि० ६ 

जयप्पा सिन्धिया : €५,११५,११७, 
११८ वटि०:३; १२६ व टि०  ६;:१५७ 

- जयस्िह मिर्जा राजा :-२० 

जयसिह सवाई राजा : ३१,३२,३४ 
व टि० १;३५४-३७,३९, टि०४,४०व्‌ टि० 
१४१ व ठि० ४;४४-४१ व टि० ४; 
५६,६०,६१;८४ टदि० “१;:२२२-२३, 
र्रे८ 

जवान बख्त : १७६,१८२,१५६५, 
१६०,१६३-६४,१ ६७-६८ 

जवाहरसिह ::५६,७२ - व 'टि० १; 
८०,८४,८५,६३,६८,९००,९०१,१ १५, 
१११,१२५-२८ व ठि० १:१३७,१४१- 
४३,२००,२०६-१२,२१६ व 'दि० ४; 
२२३,२२५,२२६,२२८ 

जहांदारशाहू सम्राट : ३२ व दि०१५ 

जहान खान : १३४-३५,१३८, १४९१ 
४२,१४४-४७,१६३,१६८ टि० ३ 

जाजऊ : ३० 

जाट : चरित्र ४-७, उत्पत्ति ७-१४ 


३३ व 


[ २५६ ] 


जादव देखें यादव) ; ८,१४ टि० ४ ६६,२०१-०४ व टि० ३;:२०५,३२०७-१ १ 


'जाफर अलीखान : १६७ 
जावेद खान : ८०-८३ व दठि० १ 
जीवमत सहल : १८६९-६०,१६३-६४ 
१६७,२०१ 
डीग : ४४,४७ व टि० १;४८,५१ 
 टि० ५,५३,५४,५६,६६,११०-१२,१२७ 
२८०,१४२,१४५,१४७-४८,१६१-६४,१ ८७ 
व टि० ४,२००,२१०,२१२ २१३ टि० 
२४:२२२-२५,२२७-२६, २३२-३३,२३४५- 
३६९,२ रे८ 
डूडी खान : १६४-६५,१६७ टि० 
२;१६९६,२०६ व टि० १;२०८ 
तिलपत : २१,२२,६३,१२६ 
थून : ३० व टि० २;३३,३४ व 
दि० ६;३५ व ठि० ६; ३६,३२७ व टि० 
२,२९६ टि० ४;४० व्‌ टि० ४;४१ व टि० 
४-५;४४,४६ टि० २:४७ व्‌ दि० १:४८, 
२२२ 
दत्ताजी सिन्धिया £: १२६,१५६-६० 
ब्‌टि०२ 
» दसाजी गायकवाड़ : १७४,१०५७ 
दिलेरसिह राजा : १५६९ टि० २; 
१६३,२०३,२११,२१४,२३३ 
दुर्जनसाल जाट (अलीगढ़ का 
' किलेदार) : १६३-६४ 
देवीदत्त राजा : ६१,६२ टि० ४; 
श्प्श्‌ 
: नजीबुद्देला : ५५,६२-६५,१२१- 
२३,१२५,१२६,३०,१३२ व टि० १९; 
१३३-३४,१ ३६-३७, १४०-४ ३,१४५, १४७ 
१५३,१५४५४ टि० १; १५६,१५८५१६२, 
१६४-६६,१६८ टि० र३;१८८-६०,१६२- 


व टि० २;२१२ व टि० २;२१३:वे टि० 
२;:२१४-१५ व टि० २;२१६-१७ व टि० 
२:२१०,२२०,२३ ३, २२४०-४१ 

नवलराय : ७२-७५ 

नागरमल राजा : ७८,६७ व टि० 
४११२१-२२,१२६, ११३३-३४, १३७,१५३ 
व टि० २:१५८-५६ दटि० २,१८८-८६, 
१६४,२० ३-०४ 

नादिरशशाह : ६७, १७५ 

साना पुरन्दरे : १८७ 

नारोशंकर : १४०,१४३,१ ७६-७७, 
श्ष्८ टि० ५ 

नाहरसिह (सुरजमल का पुत्र): 
१५३,२०६,२१६,२१७ टि० ,२,२१६, 
२२३ 

न्जामउलमुल्क : ४१ टि० ४;५० 
व टि० ४५४१०१,९०६ 

नीलकण्ठ नागर * ३६ 

नेकुसियर : ३७ 

पटदूर : १६७ 

प्रतापसिह (बदनसिह का पुत्र.-एवं 
वर का राजा) : ५० व टि० ५:५२ व 
टि० १५३ व टि० ३;५७, २३४ 

प्रतापसिह राव (माचेडी का 
२१६, २२६ 

पावंती बाई : १८७ 

पुरुषोत्तम महादेव - हिगण :-€७- व 
टि० ३,१६१ टि० १,१६५, 

पुहुर्पाप्तत (मुड़लान का राजा) : 
२०२ 

फतह अलीखान : ५४,५९६,६०, ६६- 
७९,१०१ | 


[ २६० ] 


फतहसिह बड़गुजर : 
११४,१२४५ 

फरू खसियर सम्राट : ३२-३४,३६ 
३७ 

बख्तसह राठौड़ : ४५१,६६,७०,७२ 
१०७ 

बगरू : ६१,६२,६७, ७२, १ ०४,२३६ 

बदनसिह : २३ टि० ४,३५,३६ व 
टरि० ३:४० व टि० १ । 5; ४ ९ च टि० ४, 
५:४४ व टि०ए २४५ व टि० ४:४६ व 
दि० १,३:४७-५१५ वदि० २,४५४ शश् व 
टि० २,४;४३ व टि० २,३;५४-५६ व 
टि० ५:६० दि० ५;८5४,६६,६८,११०- 
११,१२७,१ २८ टि० १:२२२-२३,२२८- 
३१,२३३-३४,२३७-३६ 

. बलराम (सुरजमल का साला) : 

७४,१६€६८५,२२४ 

बलराम (वाल, 
स्वामी) : ६८ व टि० १;६६,७३ व टि० 
२;७४,७६,८५०-८५२,८५५, ६३, ६४ हि० १, 
६६,६६,१०१,१०६,१ १६,२२६ 

बलवन्त गणेश मेहेनडले : १६८, 
2१७४,१७६ ह 


5६,१०१, 


बहादुर खान वलूच : ६३,१२०, 
बहादु रशाह सम्राट : ३० रे १ च 


दि० १,२:३२,२२६ 

घहादुर सिह राव बड़गूजर : ७४ 
८४-८७,१०१,१२५ 
,..अज (प्रदेश) : ४,५,६० टि० ३; 
शृदद टि० २;:१४६ टि० २:१४७,२३२, 
२३५ 

बाजोराघ प्रथम पेशवा : ५० व दि० 
४:१६७ टि० १;१८७ 


ह 


वललभगढ़ का 


बापु महादेव हिंगणे : ८७,१०५, 
१०७, १४० टि० २:१५१,१६१,१६२, 


१६५ 
बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा : 


५०,१५१ टि० ६;१६७ है 

वेदार बख्त : २४५ व टि० ३,२६, 
डरे 0 

भरतपुर : ३-५,१५,२३ व दटि० २; 
२८,३२३ टिए ३:३५ टि० ६,३६,५१, ४४ 
प्रू८प,५६ वदि० ४:६७, ६८ टि० १,९८५, 
१०5५,११०-१२,१२१,१२३-२४,१४०टि० 
२१४२, (४४ टि० २;१४५,१४७-४८, 
१५१,१५७-५६ व टि० २,१६३-६४, 
१६६९६,९८५६५,१८८ दि० १,१६९२-६९३, 
२००,२१६ व टि० १;२२०,२२२-२५, 
२२७,२२६,२३२-३३,२३५४५-३७ व टि० 
१,२३८०,२४२ 

भागीरथी बाई : १५६०-६० 

भावसिह : २३ टि० ४,२७, ३० 

भीम सिह राणा : १२४-२५ 

मजलिस राय : १८६ 

समल्हार राव होत्कर : ६२-६४, ६५, 
१००,१०५, १०८-१०, ११२-१५,११७, 
१३६,१५१ टि० ६;:१५३,१६०-६१, 
१६२३-६४,१६७-६६,१७१,१८०,१ ८७ व 
टि० ३१२३१ दठि० ५ 

माण्डू (माण्डवगढ़): ४६,५० व 
डटि० ३:५५, १०४ 

माधोपत्तिह : ५६,६१-६४,८०;८२ 
व दि० १,६९५-६७ व्‌ टि० ४;६८,१०५, 
१००७-०६ व टि० २:१२५,१२६ वे टि० 
१,१२७,१२३५,१५६ व टि० १, १६४५, 
२०५,२०६ व टि० १;२०७,२०८,२३३ 
व टि० ५;२३८ टि० १;२३६,२४६ 


[ २६०४ । 


भीर सुहस्सद पनाह ६ ८५,८६,२२६ 
श्रे२ 

सुसावी खान बलूच : १६८,२१०- 
१३ व टि० २ 

मुहम्मद खान बलूच संय्यद (संहू +: 
२१६,२१७ 

मोहकमसह : ३५,३९ व टि० ३,४; 
४० व टि० १,४;४१ व दठि० ४;४५ व 
दि० ४:४६ व टदि० २; ७छ४ टि० २; 
१००,२२३८०-३६ 

सोहनरास बरुशी : ८५,२२४,२२६ 

समोहम्मदशाह सम्राट : ३७ 

यदु : 5,१३,१४ व टि० ४, १५ 

याकूब अली खान : १७४ व टि० 
२:१६२-६६ व टि० ५१२०१ व टि० १; 
२०३,२०७,२१ ३-१४ 

यादव : १३-१५,२७ 

रघुनाथ राव : €७ दि० ३;१०८, 
१०६ टि० ३:११४,११७,११६,१२४- 
२६ टि० १;१३५ दि० ३;१३६-३७, 
१३६,१४० व ठि० २, १४३,१५० टि० 
१४१४१ टि० ६;१५२ व टि० १;१५३५ 
१६४५ टि०१ 

रतर्नासह (सुरजमल का पुत्र) : ८०, 
१५३,२१६ व टि० २ 

राजाराम : २२,२३ व दि० ४;२४ 
वटठटि० ५;२५ व टि० ३,२६ व टि० १, 
२:२७, ३५ टि० ५;:४५-२२७ 

राजेन्द्र गिरि गोसाई : [८८,८५६,६२ 

रामसह (आमेर) : २४ टि० २; 
श्श्‌ 

रामसह राठोड़ : ६६,७२ 

राहजन (राहजनी) : ३१,३३ 


राहुदार (राहदारी) : ७,१६,३३, 
३८ व टि० २:४८५,४६ ह 

रुपराम कठारी : १०५,१०६ व 
टि० ३,४;११०,११५,१२०,१२५,१२७, 
१४७,१४५२ व टि० १,१५६,१६१,१७७ 
१७६-८०,१८५६,/२० ३,२२२,२३१/२३७ 

रूपसिह : ३५,४० दटि० २:५७,५५ 

रूस्तम खान अफरोदी : ७५,७६ व 
दि० ४;७७ टि०४ 

लुतफुल्लाह बेग : ६४,६५, 
चटि १ 

विजय सिह रागेड : १२५,१२६ व 
दि० १:२०४ दि० ४;२०६ टि० १ 

विदृठल सदाशिव : १२४-२५,१५२- 
प्र३ व ठि० २:१८७,२०४५ टि० ४ 

विशर्नासह (आमेर) : २५-१८ व 
दि० २१२३० 

विश्वासराव : 
टि० ४ 

बेर : ४५,४५३ व टि० २,३,५४,५७ 
११५०-१२,२२४-२५,२३२,२२४-३५ 

शमसेर बहादुर : १४०,१४२,१८७ 
चटदष्चि० ४ है 

शाह आलम (अलोगोहर) :.. १५३ 
व दि० ४;१५७ व दि० ५;१५५८,१८५२५ 
१८८,१६२-६३,१६६, १६८ टि० २;२०१ 
व टि० १;२०३-०६,२२६ 

शाहजहाँ सम्राद : १९,२० व ठि० २ 
शाह वली खान : १३४,१६० 
. शुजाउद्दोला : ८६,६१,१२१,१२३, 

१२८-२६,१ ३२ टि० १११३३,१३४ टि० 
३३१३६,१५६-५७,१६२,१६५-६८ टि० 
२११६६,१७१ टि० २११७६ व ठि० २; 


२०६ 


१६७,६७४,६८४ 


[ २६०४ ] 


१७७, १७६-८०,१५२,१ ८पोर्डई व टि० ४; 
१८५-८७,१८६-६०,१६५-६६,२०१,२०४ 
७६,२४०-४१२ 

सआदत खान : टि० २; 
६२ 6० ४ 

सवाराम बापू : ११७ 
.. सवाशिवराव भाऊ: १६६-६८ व 
24० १,२,३४१६६ व दि० १११७० व 
टि० १११७१-८७,२२८ दि० २;२४१ 

सफवरजंग वजीर : ४० टि० २:६२ 
६६,७२-७४,७७,८० व दि० ५;५१-८४, 
८७.६८,१०५, १०७,११३, ११६,१२२, 
२१२ टि० २;२२०,२३१, २४० 

सलावत खान मीरबस्शी : ६०,६६- 
ड्र्चं द्वि० १॥८०,८५८५,६१ 

सागरमल खन्नी : २१५,२१८ 

सादुल्ला खान रुूहेला : ७५,७६, 
६६४-६५,१६७ टि० २ 

साधुल्बा : २९० 

सावाजी सिन्धिया : १५७ ५८ 

सिनसिनी : १५,२४३ व ८टि० ४;२४, 
र५ टि० ३३२६ व टि० २,५;२७ व टि० 
११२८-३० व 2० २१३१,४०, २२२ 

सुजान ब्राह्मण : १२१५१२६ 

सूदन : *०,५६,२३४ 

सुरजमल : जन्म ५६, पेतृकेता ५६- 
५८, प्रारंभिक जीवत ४०,४६-५१ ५५, 
भरतप्र पर अधिकार ५८, शासताधिकार 
५३-५४, अलोगढ़ के नवाव की सहायता 
५६,६९०, जयपूर के उत्तराधिकार युद्ध में 
६०-६४, मीरवदशी को पराजित करना 
६६-७२, वज्ीर सफदरजंग से मंत्री ७२- 
७३, अफगान युद्ध में ७४-७६, राजसी 
सम्मान व भयुरा की फौजदारी ८३-४८४८ 
धसेरा पर आक्रमण झ४ं-८५७, साम्राज्य 


३६,४४० 


के गृह युद्ध में ७-६६, व माधोसिह ६४, 
८०,६६-६८,१०५,१०८-०६ मराठों से 
कुम्हेर को रक्षा ३१११-१७, - जवाहरसिह 
से युद्ध १९२७-२८, अब्दाली के विरुद्ध नीति 
१२५-३७,१४७-५०, वजीर व मराठों 
की सहायता १५७,१५६-६२ पानीपत के 
तीसरे युद्ध के प्रति नीति १६४-६५८, १८५ 
८६, भाऊ से मतभेद १६६९-७७, मराठा 
पक्ष व्यागना १७७-८५, शरणार्थी मराठों 
की सहायता १८६०८८५, मथुरा सम्मेंलन 
१६५-६६, आगरा पर अधिकार १६७- 
६5, अहमद खान वगश की सहायता 
२०८, फरू खतगर पर अधिकार २० ६- 
१२, नजीवुद्दोला से संघर्ष २०२,२१२-१ ४, 
मृत्यु २९१६-१५, राज्य विस्तार २१६९-२०, 
शासन प्रवन्ध २२२-२४, सेना २२४-२५७, 
जागीर व्यवस्था २२७-२८५, चित्त व 
राजस्व २२८०-३१, साहित्य २३३-३४५, 
कला २३५०-३७ 

सेग्यद बन्धु (देखे हुसैन अली व 
अब्दुल्लाह खान) : ३३,३४ व्‌ टि० १,६ 


३६,१३७ 
सोमनाथ : ५० टि० ५;५४४,५५, 
२३२६४-२३४,२२८६ 
श्रोकृष्ण ५: १३,९५,२० थि०. १, 
ही हु 
हरमगोविन्द नाहाणी : १०६ दि० 
१,२,४;११४ . 
हरीसिह खंगारोत्त : २७,२८,३० 
हसनपुर : ३८ है 
हँतिया : ११५,२१५८ व टि० ४ 


१६४,१६६, 
२११६६,२०६ व 


हाफिज रहमत खान 
१६४-६५,१६७ टि० 
टि० ११२०८ 

इसेन अलोखाँ सैय्यद : ३१,३८ 


हक । 


